कषिता-कौमदी 


[ पहला भाग-हिन्दीं ] 


सस्पादक 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी 


प्रधान विक्रेता-- 
हिन्दी मन्दिर, प्रयाग 


प्रकाशक- 
सुब॒द्धिनाथ, अध्यक्ष 

नादंन इंडिया पब्लिशिंग हा उस 
दिल्ली 


सातवीं बार : १९४६ 
मूल्य : पांच रुपया 


मुद्रक 

अमर चन्द्र 
राजहंस प्रेस, 
दिल्ली 


विषय-सूची 


भूमिका ९्‌ 
प्रस्तावना- (लेखक-श्री 

पुरुषोत्त मदास टण्डन २३ 
हिन्दी का संक्षिप्त इतिहास १ से १२० 





म्क्ा 


कविता-कौमुदी १२१ से ५७६ 
कवि-नामावली 
है -_चंदबरदाई पे १२१ 
२--विद्यापति ठाकुर १३५ 
ई--कबीर साइब १४९ 
४--रैदास १७१९ 
प--धर्म दास १७४ 
६>गुरु नानक १७६ 
७--सूरदास श्द० 
८5--मलिक मृहम्मद जायसी २०३ , 
९.---नरोत्तमद्रास स्ण्प 
१०--मीराबाई २१८ 
११--हिंतिहश्विंश २२३ 
१२--न रहरि २२६ 
१ ३२--हंरिदास २२९ 
“(४--नन्ददास २३२ 
१५--टोडरमल २३६ 
१६--बी रबल २३७ 
हा ४४---तु लसी दास २४० 
१८--बलभद्र मिश्र २६७ 
न्‍ र्द्८ 
२७४ 





२१--हरिनाथ 
२२--रहीम 

फ्ि 

२३--केशवदास 
२४--पृथ्वीराज और चम्पादे * 
२५--उसमान 
२६--मलूकदास 
२७--प्रवीणराय 

२८ -मुबारक 
“६०९-रसखान 
३०--से नापति 
३१--सुन्दरदास . 
३२--बिहारो लाल 

ह 

३३-- चिन्तामणि _ 

52 भूषण 

नम रोम 
३६---कुलपति मिश्र « 
३७--जसवंतसिह, 
२८--बनवारी ./ 


३९--गोपालचंद मिश्र « 
१००० खरा कान ९. 2.0७ बाण 2] 


. है] ---बंनी कक्दई 


४१-- सुखदेव मिश्र 

3 सबलसिह चौहान' 
४३--का लिदास त्रिवेदीः 
४४--आलम और शेख, 
४५-- लाल 

४६--गुरु गोविन्दर्सिह 
४३---छन औनन्द 






( 
४८---देव ' 8:39. 
४६--श्रीपति - ३८९ 
५०--बुन्द ३९१ 
५१--बताल ३९९ 
५१२--उदयनाथ (कबीन्द्र) . ४०१ 
५३--ने वाज ४०३ 
“१४-.-रसलीन ४०४ 
५५--घधाघ ४०४ 
“५६--दास _ पक 
५७--रसतनित्रि , ४१० 
भ८-मागरीदास और बनीठनी जी ४ १२ 
#५९-- पे रनदास ४१७ 
६०--तोष ४२२ 
६१ हल 408 है ४२२३ 
६०--गमान मिश्न« ४२४ 
६३--दूलह ४२५ 
६४ -गिरिधर कृविराय ४२६ 
६५--सूदन ४३ ३ 
६६--सीतल डरेव 
६७--ब्रजबासीदास ४३६ 
६८--सहजोबईं ४३३८ 
६६९--दयाबाई ४३९ 
(0 “ट्राकूर हैं.&. ६६] 
9१--बोधा ४४३ 
७२-- पदमाकर ४४६ 
३--लल्लू जी लाल ४२ 
७४--जय सिंह ४५३ 
७५--रामसहाय दास डप्र्पू्‌ 
७६---ग्वाल ४५६ 


) 


3७--दीनदयाल गिरि 
७८ - रणधीर सिह 
७९ ---विश्वनाथ सिंह 


८० -- गाय ईववरी प्रतापनाराण 


राय 
८९ +पजनेस « 
८२--शिव सिंह सेंगर 
८३--रघुराज सिंह 
८प४--द्वि जदेव 
८५--रामदयाल नेवटिया 
८६--लक्ष्मणसिह 
८७--गिरिधरदास 
८८ -लछिराम 
८९--मगोविन्द गिल्लाभाई 

कोमुदी-कुञूज 

घनाक्षरी 
सवया 
छप्पय 
दोहे 
बरव 


पद 
खुसरो की पहेलियां 


खसरो की मुकरियां 

खसरो की दो सखुना हिन्दी 
खुसरो के ढकोसले 

दूसरों की पहेलियां 

पहेली 

खेती की कहावते 
लोकोक्तियां 


४६१ 
ड्ध्८फ 
४७९१ 


४७३ 
४७प 
४७६ 
४७७ 


है ६ 
डं८प९ 
४९ १ 
४९४ 
४९७ 


५० १ 


कविता-कोमुदी 


पहला भाग 


भूमिका 


काव्य साहित्य का उत्तम अंग हैँ । काव्य से मनृष्य को जैसा अलौ- 

किक आनन्द प्राप्त होता है ढेंसा और किसी प्रकार के साहित्य से नहीं । 
काव्य का एक छोटा-सा पद श्रोताओं में इतना अधिक प्रभाव उत्पन्न 
कर सकता हुं, जितना किसी वाग्मीवर का लम्बा-चौड़ा व्याख्यान नहीं ।. 
काव्य से प्रानन्द और उपदेश दोनों प्राप्त होते हें । काव्य के रूप में 
नीति के वचन जितना आकर्षण उत्पन्न करते हैं, उतना तत्वज्ञान के रूप 
में नहीं । आख्यायिकाओं द्वारा दिये गए उपदेश में भी वह माधुय॑ नहीं 
जो काव्य के उपदेश में हैं । काव्य कवि के हृदय का गान है, उसकी 
बुद्धि का सौन्दयं है। जिस कवि का हृदय जितना सुन्दर होता है,* वह 
उतना ही मधुर गान कर सकता है| वह गान भक्तों के मुख से सुनकर 

भगवान्‌ रीभ जाते हूँ । भगवान्‌ कहते हें--- 
नाहूं वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये न च । 

मद्भकता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ! श्रीमद्भागवत । 

काव्यश्षास्त्र के श्राचार्यों ने काव्य के भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाये हैं । 
किसी ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा हैं; किसी ने चमत्कारयुक्त 
उक्ति को काव्य माना है; किसी ने मनोहर अर्थ उत्पन्न करनेवाले शब्दों 
को काव्य कहा हे; और किसी ने शब्द और श्रर्थ दोनों को काव्य कहा 
है । यह तो ठीक हे कि शब्द ओर अर्थ परस्पर श्रभिन्न हें, इसलिए शब्द 
और भ्र्थ दोनों मिलकर ही काव्य कहलाता हैं। पर शब्द और अर्थ 
“काव्य का शरीर मात्र है, काव्य की आत्मा तो रस है। चाहे गद्य हो या 
पद्य, जिस संदर्भ में रस प्रवाहित हो, वर्णन इतना सुन्दर हो कि पढ़ते ही 
सन उसमें तलल्‍लीन होकर एक प्रकार के अलोकिक आनन्द का अनुभव 
करने लगे, वह काव्य है । काव्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार 


की 


( १० ) 


दोनों होने चाहिये । किन्तु श्रर्थ-चमत्कार प्रधान है, शब्द-वमत्कार गौण ॥ 
केवल दब्द के श्राउम्बर से काव्य नहीं बन सकता । छुद , उत्तम हो, 
शब्द-संगठन ललित हो, अनुप्रास कर्ण प्रिय हों, पर रस का अभाव हो, 
तो वह रचना काव्य नहीं केवल पद्य हैं। वह कान को प्रिय लग सकती 
है, हृदय को नहीं; काव्य तो हृदय की वस्तु हे । 

रस कया वस्तु हैँ ? रस का साधारण अर्थ हैँ स्वाद। पाठक या 
श्रोता के हृदय में वासना रूप से स्थित हे, शोक, भय, विस्मय, हास 
श्रादि जब कवि की चमत्कारयुक्त वाणी से जागृत होते है, तब उसे एक 
ग्रपूर्व आनन्द का अनुभव होने लगता है । वह आनन्द ऐसा अद्भुत होता 
हैं कि मन उस समय उसी में लीन हो जाता है, उसे अपने अन्य सब 
व्यापार भूल जाते हैँ । जैसे योगी समाधि में ब्रह्मनन्द-सुधा के पान में 
तनन्‍्मय हो जाता हैँ, और अन्य विषय-व्यापार भूल जाता है, वसा ही 
आलन्द काव्य से सहृदय मनृष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। उसी 
ग्रलौकिक आनन्द को रस कहते हें । जब विभाव, अनुभाव और संचारी 
भाव से स्थायीमाव व्यवत होता है, तब रस की उत्पत्ति होती है । 

जिससे भावना स्पष्ट हो वह विभाव कहलाता है। विभाव दो 
प्रकार का होता हैँ, आलम्बन और उहीपन । जिसके आश्रय से रस की 
स्थिति हो, उसे भ्रालम्बन, झऔर जिससे रस का उद्दीपन होता है उसे 
उद्दीपन विभाव कहते हैं । जिन चिह्नों के द्वारा रस का अनुभव होता 
है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव भाव का कार्यरूप है। हास्य, 
मधुर संभाषण और स्नेहयुक्त दृष्टिनिक्षेप आदि अनुभाव कहलाते हैं। 
जो भाव रसों में संचार करते हूँ, वे संचारी भाव कहलाते हें; श्रौर जो 
भाव रसोंमें स्थिर रहते हूँ, स्थायी वे भाव कहलाते हैं। रति, हास, शोक, 
क्रोध, उत्साह, भय, ग्लानि, श्राइचयं और निर्वेद ये नौ स्थायी भाव हैं । 
इन्हीं से क्रमज्: शखूंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, 
प्रदभुत और शझान्त ये नौ रस उत्पन्न होते हें। प्रत्येक रस के उत्पन्न 
होने में विभाव, अनुसाव और संचारी का स्थायीभाव के साथ रहना 


(«१६१ ) 


आवश्यक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हें। व्यभिचारी 
भाव के ३३ भेद हैं । यथा--निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, 
धृति, आालस्य, विषाद, मति, चिता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, अ्रमर्ष, 
वें, उत्सुकता, झवहित्थ, दीनता, हु, ब्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, 
मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्‍्माद, जड़ता, चपलता, और वितक । 
'यें स्थायीभाव रूपी समुद्र में छोटी-बड़ी लहरों के समान उठते और 
"नष्ट होते रहते हूँ । इनका प्रभाव चिरस्थायी नहीं होता । हृदय-हीन 
जड़ पुरुष के हृदय में काव्य से रस उत्पन्न नहीं होता । 

रस के साथ ही काव्य में गुण की भी आवश्यकता है । शब्द और 
भर्थ गृणयक्त होने चाहिये । गृण रस से पृथक नहीं रह सकता । गुण 
रस का धर्म हैं । गुण के तीत भेद हें--माघुयें, ओज और प्रसाद । 
झनुस्वारयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग, टवर्ग का बिल्कुल अभाव और 
समास की न्यूनता कविता का माधुयंगण हैँ । संयुक्ताक्षर, रेफ और 
टवर्ग का अ्रधिक प्रयोग, दीघे समासयुकत उद्धत रचना में कविता का 
झाजगुण कहा जाता हैं । और जो शब्द-योजना और समास मनोहर हों 
झौर सुनते ही जिनका अर्थ समझ में आ जाय, उनमें प्रसादगण कहा 
जाता है । 

काव्य की भाषा सदा अथ्थ का अनुसरण करती हुई होनी चाहिये ॥ 
श्यू ज़ार, करुण, हास्य और शांत रस के वर्णन में माधुय-गुण-युक्त भाषा 
का और अद्भुत, वीर, रोद्र, भयानक और वीभत्स रस में श्रोज गुण- 
युक्त भाषा का प्रयोग करना चाहिये । चन्द्र और भूषण की कविता में 
श्रोज गृण की अच्छी बहार देखने को मिल सकती हैँ । प्रसाद की झाव- 
इयकता तो सब रसों में रहती है । प्रसाद-गुण से रहित काव्य को तो 
काव्य कहना ही न चाहिये । 

काव्य का माधुय देखना हो तो जयदेव-रचित गीत-गोविन्द में 
“देखिये--- 


( १२ ) 


उन्‍्मदमदनमनो रथ पथिकवधृजनजनितविलापे । 
अलिकुलसंकुलकुसुमसमूहनिराकुलवकुलकलापे ॥ | 
72 ने रे 
पतत्ि पतत्रे विचलित पत्रें शद्धिंत भवदुपयानम्‌ । 
रचयति शयनं सचकित नयनं पश्यति तव पन्थाचम्‌ ।॥। 
कितनी मधुर शब्द-योजना हे ! कितना सरल प्रवाह है । हिन्दी- 
कविता में भी माधुर्य गुण खूब हूं | देखिये-- 
हि कड्भून किकिनि नृपुर धुनि सुनि । 
कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥। 
2 हे 523] 
कबहुँक हां इहि रहनि रहोंगो । 
प्रहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निबहौगो ॥ 
पएष बचन अति दुसह खसत्रवन सुनि तेहि पावक न दहाँगो। 
विगत मान सम सीतल मन परमृत अवगुन न कहॉंगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। 
तुलसिदात प्रभु इहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहौंगो ॥ 
हे के डः 
यह तो गृणों की बात हुई । काव्य में दोष का भी विचार बहुत 
आवश्यक हैँ । शब्द-दोष, अ्रथं-दोष, रस-दोष आदि कई प्रकार के दोष 
है। श्रुतिकर्टुत्व, भइलीलता, ग्राम्यता, अप्रसिद्धता, संदिग्धता, क्लिष्टता, 
पुनरुक्ति, छंदोभंग, यतिभंग आदि दोषों से बचना चाहिये । 
काव्य में अलद्भार की भी आवश्यकता है। केशवदास ने कहा है--- 
भूषण बिना न सोहई, कविता बनिता मित्र । 
गुण और अलझ्ार में भेद है। गुण रस के बिना नहीं रहते, पर अलड्ूार 
रस के बिना भी रह सकते हें। अलद्भूगर रस के सहायक होते हैं । शब्द 
ओर अर्थ में उत्कषं प्रदान कर वे रस की वृद्धि करते हे । पर जहां रस 
नहीं, वहां केवल अलझ्भार भी उक्त में वैचित्र्य उत्पन्न कर देते हे । 


६ 


रस के सहायक छंद भी हें। मंदाक्रान्ता, द्रतविलम्बित, शिखरिणी 
और मालिनी छंद में शव ज्भार, शांत और करुण रस अधिक मनोहर हो 
जाते हैं। भुज॑द्भप्रयात, वंशस्थ श्रौर जादू लविक्रीड़ित में वीर, रौद्र शौर 
भयानक रस विशेष प्रभावोत्पादक हो जाते हैं । हिन्दी छन्दों में सबवया 
और बरवे में श्रद्भार, करण और शांत रस; छप्पय में वीर, रौद्और 
भयानक रस; घनाक्ष री, दोहा, चौपाई और सोरठा में प्रायः सभी रस 
उद्दीप्त होते हैं। सव॑या और बरवें में वीररस का काव्य नीरस हो 
जायगा । काव्य में विरोधी और सहायक रसों का भी ध्यान रखन्गाम 
चाहिये । वीर या रौद्व रस के वर्णन में शज्भार, होस्‍्य और करुण रस की 
उपस्थिति से रस की सिद्धि नहीं हो सकती | हास्यरस से श्वुद्भाररस 
बृद्धिपाता है, पर वीभत्स, भयानक और करुण रस से उसकी सिद्धि में 
'बाधा पहुंचती है । हास्यरस करुणरस का घातक हँँ। कवि ही नहीं, 
अच्छे वक्‍ता भी रसों के शत्रुओं और मित्रों की जानकारी से अपने विषय 
को बहुत प्रभावोत्पादक बचा लेते हैं । 

आगे के कोष्ठक में यह विषय अधिक स्पष्ट कर दिया जाता है-- 
संख्या रस रस के मित्र रप्त के शत्रु 


१ श्रृद्धार, हास्य, अदभुत । करुणि, वीभत्स, रौद्,, वीर, भयानक। 
२ हास्य, शाद्भार,अदभुत । भयानक, करुण, वीर । 

३ अद्भुत, भयानक | रौदर । 

४ शांत, करुण। वीर, शज्भार, रोद, हास्य, भयानक । 
५ रोद्र, भयानक। हास्य, श्र ज्भार, अदभुत । 

६ वीर, रोद्र। शांत, शद्भार। 

७ करुण, शांत । हास्य, श्ठ ज्ञार । 

८ भयानक, भश्रदभुत रोद्र ,वी र। शव द्भार, हास्य, शांत । 

९ वीभत्स । नः शुद्धार। 


कवि कौन है ? कवि सृष्टि के सौन्दयें का मर्मज्ञ है । वह एक ऐसा 
अन्त्र है; जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जाता है। कवि सौन्‍्दर्ये 


8, 


का उपभोग करता है, और जब उन्मत्त होजाता है, तब उसके प्रलाप 
रूप में उसकी उन्मत्तता का“कुल प्रसाद सहृदय-जनों को मिल जाता है ! 
वह प्रलाप ही काव्य है । तत्ववेत्ता और कवि में अन्तर हे ।' तत्ववेत्ता 
मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का । हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि 
का केन्द्र हैं । कवि उसी केन्द्र में स्थित होकर सृष्ठि का निरीक्षण करता 
हैं। हृदय मनुष्य मात्र के है। पर कुछ तो हृदय के मर्मे समभते ही नही; 
कुछ समभते तो हे, पर उनकी वाणी मे इतनी शक्ति नहीं होती कि वे 
उसे प्रकट कर सके । कवि हृदय की बाते समझता भी है और उसे कह 
भी सकता हैं। साधारण जन और कवि में यही अन्तर है । 
कवीना मानस नोमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि । 
यत्र हसवयासीव भुवतानि चतु्दंश ॥ 
श्र्थात्‌ कवि के हृदयरूपी मानसरोवर को में नमस्कार करता हु; 
जिसके प्रतिभारूपी जल में चौदहों भूवन हंस की तरह प॑रा करते हे । 
अग्रेज कवि शेक्सपियर ने कहा है -- 
वृएह फ्राधाट, :९ 0फ८7/ 3870व ४९ 700८६, 
07९ ०0 प्रा88708007 ४ ८07एथ्टा.. 
भर्थात्‌ पागल, प्रेमी और कवि, इतकी कल्पनाए एक-सी होती हैं । 
कवि जब एक अलौकिक आनन्द की दशा में जागृत होता है, तबा 
लोग उसे पागल कहते हे! प्रेमी की भी ऐसी ही दशा होती है। पर 
प्रेमी अपने झ्ानन्द को प्रकट नही कर सकता; वह एकान्‍्त मे अकेले 
आतन्द का अनुभव करना पसन्द करता हैं। और कवि स्वयं अनुभक 
करके दूसरों को बाँठता भी है । दोनों में यही अन्तर हैँ । दोनो का' 
अन्तर इस शोर से और भी साफ हो जाता है--- 
इश्क कहता हैं कि आलम से जुदा हो जाओ । 
हुस्न कहता है जिधर जाओ नया आलम हैँ ॥ 
प्रेमी इदक का उपासक होता हैँ और कवि हुस्न का । 
कवि की कोई बात सोन्दयहीन नहीं होती, सब मे कुछ-न-कुछ ' 


( १५ ) 


.पमत्कार होता है । उसकी दृष्टि साधारण लोगों की दृष्टि से भिन्न होती 
है । उसका कथन निराले ढंग का होता हैं ।- संसार की तुच्छ-से-तुन्छ 
बातों में भी वह सौन्दर्य ढूंढ निकालता है । गढ़ों में बरसात का पानी 
जमा होकर जब सूख जाता है तब उसमें कीचड़ शेष रह जाती है । जब 
कीचड़ का पानी भी सूख जाता हैं तब उसमें दरारें पड़ जाती हैं । यह 
संसार की ऐसी साधारण-सी घटना हैं कि गढ़े के पास से आने-जाने 
वाले लोग कभी इस घटना पर ध्यान भी नहीं देते । किन्तु कवि की दृष्टि 
से वह कहाँ छट सकता हैं ह; तुलसीदास ने कीचड़ ऐसे तुच्छ पदार्थ को 
और उस पर बीती हुई प्रकृति की एक अत्यन्त साधारण घटना को ' 
सौन्दर्य से चमत्कृत कर दिया । वे कहते हँ-- 

हृदय न विदरेउ पंक जिमि, बिछरत प्रीतम नीर । 
जानत हों मोहि दीन्ह विधि, यह जातना-सरीर ॥ 
ग्र्थात्‌, प्रियतम जल के बिछुड़ते ही कीचड़ का हृदय फट गया; 
किन्तु मेरा नहीं फटा। इससे जान पड़ता है कि विधाता ने मुर्क यातना 
भोगने के लिए ही यह शरीर दिया है । 
कीचड़ के मन की वेदना कवि के सिवा साधारण जन कंस समझ 
सकते हैं ? 
संसार में कौन मनुष्य नहीं रोया ” मनृष्य-जीवन में रोना सब से 
पहला काम है। रोने के साथ आँखों से आँसुओं की घारा बहती है। 
आँसू किसने नहीं देखा ? पर कवि की दृष्टि से सब नहीं देखते। आँसुआओं 
के साथ रहीम नें एक अद्भुत रहस्य खोज निकाला हू । 
““रहिमन” अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेय । 
जाहि निकारों गेह ते, कस न भेद कहि देय ॥| 
जिसे हम घर से निकाल देंगे, वह घर का भेद अवश्य प्रकट कर 
देगा । जेसे आँसुओं ने निकल कर हृदय का दुःख बता दिया । 
कवि सौन्दर्य देखता हैं । चाहे वह सौन्दर्य बहिजंगत का हो, चाहे 
अ्न्तजंगत्‌ का । जो केवल बाहरी सौन्दर्य का ही वर्णन करता है, वह 


६0%») 


कवि है; पर जो मनुष्य के मन के सौन्दर्य का भी वर्णन करता है वह 
महाकवि है । भीतरी सौन्दर्य के वर्णन करने में ही कवि की कवित्व- 
शक्ति का पता चल सकता है। देखिये तुलसीदास ने बाहरी और भीतरी 
दोनां सौन्दर्यों का एक साथ कितना सुन्दर वर्णन कर दिया है-- 
विष्णु कहा अस बिहँसि तब, बोलि सकल द्विंजराज । 
बिलग बिलग होइचलहु सब, निज निज सहित समाज ॥ 
बर श्रनुहारि बरात न भाई । हँसी कुरइहउ परपुर जाई॥ 
बिष्णु बचन सुनि सुर मुसकाने । निजनिज सेन सहित बिलगाने ।। 
मन ही मन महेस मुसुकाही । हरि के ब्यड्र बचन नहिं जाही ॥ 
“मन ही मन महेस मुसुकाही” लिखकर तुलसीदास ने कवित्वगक्ति 
का ग्रदुभुत परिचय दिया है । शंकर के मन में विष्णू के लिए अगाध 
प्रेम है। उस प्रेम के समुद्र को तुलसीदास ने इस चौपाई के एक चरण 
रूपी-नन्‍हें से बूँद में भर कर रख दिया हे । 
बाहरी सौन्दय तो सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल 
सकता है, पर मन का सौन्दर्य महाकवि की वाणी ही में मिलता है । 
चित्रकार विम्बोष्ठी, चारुनेत्रा, हिमकरवदना, कान्तकुन्तला, पृथूलजघना 
कामिनी का ऐसा मनोहर चित्र बना सकता है कि संभव है वैसा चित्र 
कवि अपनी कविता में न खीच सके। पर चित्रकार उस रमणी 
के हृदय को कैसे दिखला सकता है ? वह सेनापति के इस छंद का भाव 
कैसे चिक्रित कर सकता है ? 
फलन सों बाल की बनाइ गुही बेनी लाल 
भाल दीन्ही बेदी मृगमद की असित हैं। 
अंग अंग भूषन बनाइ ब्रजभूषन जू 
बीरी निज कर ते खबवाई अति हित है ॥ 
हैं के ससबस जब दीबे को महावर के 
सेनापति स्थाम गद्यो चरन ललित है ॥ 


( १७ ) 


चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों 
| कही, प्रानपति ! यह श्रेति अनुचित है ॥ 
“यह अति अनुचित है” बताकर कवि ने जो स्त्री के हृदय की छठा 
दिखलाई है, वह चित्रकार नहीं दिखला सकता । 
कवि की कविता का प्रभाव स्वयं कवि के हृदय पर नहीं पड़ता । 
वह श्ंगार रस की मनोहर कविता लिखता है । कितने ही युवक-युवती 
उसकी कविता पढ़कर प्रेमोन्मत्त हो जाते हें । पर स्वयं कवि उस कविता 
के लिख चुकने पर निश्चिन्त-सा होकर अपने मामूली काम में लग जाता 
है । वह वीर-रस की कविता लिखता है । संभव है, उसकी कविता 
पढकर कोई व्यक्त युद्ध में निर्भयता से प्राण दे दे । पर कवि महाशय 
तो उस कविता की रचना करने के बाद शायद नहाने-धोने और खाने- 
पीने में लग जाया करते हैं । वे कविता पढते-पढते यद्ध-क्षेत्र की ओर 
दौड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे । उनकी करुण और शांतिरस की बूविता 
पढकर कोई सहृदय चाहे संसार से विरक्त, राग-देष से रहित हो जाय । 
पर कवि महाराज अपना शरीर सजाने में शायद ही कभी त्रुटि करें। 
इन बातों के लिखने का भ्रभिप्राय यह है कि कवि का हृदय जल में 
कमलपत्न की तरह निर्लेप होता है। उसपर उसकी ही कल्पना या 
रचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । संस्कृत के एक पंडित ने इस पर 
कवि का गूढ़ परिहास करते हुए यह लिखा है-- 
कवि: करोति काव्यानि स्वाद्‌ जानन्ति पण्डिता: । * 
सुन्दर्या अ्रपि लावण्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥। 
कवि काव्य रचता है, पर स्वाद पण्डित जानते हैं। जैसे, सुन्दरी 
स्‍त्री के लावण्य को उसका पति जानता है, (उत्पन्त करनेवाला ) 
पिता नहीं । 
कवि अपने लिए कविता नहीं रचता, दूसरों के लिए रचता है। 
एकान्त स्थान में बैठकर, इन्द्रियासक्ति परित्याग करके वह सहृदय 
रसिकजनों के लिए काव्य रचता है । कवि के समान परोपकारी कौन हैं ! 


डर 


ह 


कवि कैसी ही हीन-दशा में क्‍यों न हों, वह स्वभाव मे राजा और, 
उदारता में हरिश्चन्द्र से-कम नहीं होता । किसी राजा को एक बड़ा 
देश विजय करने में उतना आनन्द नही होता, जितना कवि को एक 
शब्द किसी स्थान पर ठीक बैठा देने में होता हैँ । झब्द ही उसकी 
सम्पत्ति है, वही उसकी सेना है । शब्दों से वह विश्व का हृदय जीतने 
की शक्ति रखता है । जब वह काव्य रचने बेठता है, तब उसके ब्रह्माड 
में शब्दों के समूह-के-समूह चक्कर लगाते हे। कवि उनमें से पक ड- 
पकड़कर उन्हे उपयुक्त स्थानों पर सजा देता है । कभी-कभी कौड़ी के 
मोल के शब्द को वह ऐसे स्थान पर जड़ देता है, जहां वह हीरे की तरह 
चमक उठता है। “कहु” (कही) एक साधारण शब्द हे | पर श्रीक्र 
पाठक ने उसके हाथ में सृधा-भवन की' चाबी ही सौंप दी है । 

यही स्वर्ग सुरतोक यही सुरकानन सुन्दर । 

._यहि अमरन कौ झोक यही कहु बसत पुरन्दर ॥ 'काइमीर सुखमा' 

“यही कहु बसत पुरन्दर” में “कहु” पुरन्दर से भी श्रधिक प्रभाव- 
शाली बन गया है । काइमीर में पाठकजी को पुरन्दर के मिलने से 
कितना आनन्द होता, इसका अनुभव अकेले पाठकजी ही कर सकते है । 
पर “कहु” सहृदय रसिक पाठकों को घर बेठे इन्द्र-मिलन से भी अधिक 
झ्रानन्द प्रदान कर रहा हैं । कवि और शब्द की विचित्र महिमा है | शब्द, 
कवि को अमर बना देते हें और कवि शब्द को भाग्यवान्‌ । 

कवि दो प्रकार के होते हे । एक कवि केवल अपनी कथा कहता हैं॥ 
अर्थात्‌ अपनी प्रतिभा द्वारा केवल अपने हृदय के सुख-दुःख, कल्पना और 
अनुमव को कविता रूप में प्रकट करता हे । वर्तमान काल में रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर इसी श्रेणी के कवि हें । दूसरे प्रकार का कवि समस्त देश, समग्र 
जाति या यूग की कथा कहता हैं । वह कवि केवल निमित्त मात्र होता 
है, उसके द्वारा समग्र जाति की सरस्वती बोलती हैं। उसकी रचना 
किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं रह जाती। उसकी रचना सम्पूर्ण . 
समाज की भिलकियत हो जाती है। तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम था 8 


( १६ ) 


एक जनसमूह की सरस्वती उनके द्वारा प्रकट हुई। उन्होंने उस जनसमूह 
के हृदय की बात कही । वह जनसमृह तुलसीदास के कथन को अपनी 
सम्पत्ति समझता है । इसीसे वह कथन अजर और अमर होगया : कितने 
ही ऐसे अपढ़ और ग्रामीण मनुष्यों के मुख से भी कभी-कभी-- 
होइ है वहि जो राम रचि राखा । 
कट कै मः 

जाकर जापर सत्य सनेहू। सा तेहि मिलत न कछ सदेह ॥ 
आदि सुन पड़ता है, जो तुलसीदास को जानते भी नहीं । इसका कारण 
यह है कि वे अपनी वस्तु का उपयोग करते हैं। तुलसीदास के लिए 
उनको केवल इसीलिए क्रृतज्ञ होना चाहिये कि तुलसीदास ने उनके हृदय 
की बातों को पद्य-रूप में करके बोलने में आसान बना दिया । तुलसीदास 
अपनी रचना में व्याप्त होकर श्रदृष्य हो गये । लोग उनके वचन को 
अपना-सा मानकर बोलते हें । यही कवि की व्यापकता है । जो कि 
व्यापक नहीं, उसकी कविता जब कभी उदाहरण रूप में उपस्थित होती 
है, तब उसके साथ उसका नाम भी लगा रहता है । पर तुलसीदास के. 
बचनों के साथ उनके नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुलसी- 
दास दूध और शक्कर की तरह समाज में घुल-मिल गये हें। यही उनका 
अमरत्व हैं; यही उनका महा-कवित्व हैं। आज उनकी अमर-वाणी से 
धामिक हिन्दुओं के मन्दिर, घर, मुख और श्रवण गूंज रहे हें । इसीप्रकार 
हिन्दी के और भी कितने ही अ्रमर कवि हें, जैसे कबीर, सुर, मीराबाई 
आदि; जो हिन्दू-समाज में अपने लिए खास स्थान रखते हें। वह कंसी 
शुभ घड़ी थी, जब उनकी वाणी से या लेखनी से एक वाक्य निकल गया 
और वह हजारों मुखों से प्रतिध्वनित हो उठा। न जाने उनकी किस 
तपस्या के फल से, किस मंत्र की साधना से उनकी वाणी रूपी तागे का 
भ्रन्त नहीं आता और अब तक उसमें सहस्रों हृदय-सुमन पिरोये जा रहे हैं 

कवि की योग्यता के सम्बन्ध में नारद ने “संगीत-मकरन्द” में यह 

“ इलोक लिखा हें--- 


( २० ) 


शुचिरदेक्ष: शान्‍्त: सुजनविनतः सूनूततरः 
कलावेदी विद्वानतिमूदुपद:  काव्यचतुरः 
रसज्ञो देवज्ञच: सरस हृदयः सत्कुलभव: 
शुभाकारइछन्दोगूणगणविवेकी स च॑ कवि: 
इतने गृण जिस पुरुष में हों, वह संसार में कितना भाग्यशाला 
होगा ! कवि होना कैसे सौभाग्य की बात हैं ! ! 
आजकल की हिन्दी-कविता की श्रोर जब हम ध्यान देते है, तब 
बहुत निराश होता पड़ता है । कोरी तुकबन्दी को कविता का नाम दिया 
जारहा है; बक को हंस और कौवे को मोर बताया जारहा है । जिस 
पद्य में न रस है, न माधुय, न प्रसाद और न अलड्ूर, उसे कविता को 
उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। श्र उसके रचयिता को समाचार 
पत्रों के चाटुकार सम्पादक कविवर, कवि-केसरी, कवि सम्राटूकवि-क्‌जर 
करवि-पुड्भव, कवीन्द्र आदि कहकर उसकी रचना के द्वारा श्रपने पत्र 
की ग्राहक-संख्या बढ़ाने के प्रयत्न में हे । यह कितने खेद की बात है ! कवि 
की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि तुलसीदास भी कवि होने का दावा 
नहीं करते थे । किन्तु आजकल नीरस तुकबन्दी करने वाला भी कवि- 
सम्राट्‌ कहकर ग्राधोषित किया जाता है । ऐसा करके प्रशंसक लोग 
अपनी काव्य-शास्त्र सम्बन्धी श्रनभिज्ञता की घोषणा करते हैं या पद्य- 
रचयिता की प्रशंसा ! यह सोचने की बात है । प्रशंसा तो वह है जो 
यथार्थ हो । असत्य प्रशंसा तो निन्‍दा ही का एक रूप है। 
लिखते-लिखते अन्त में में कुछ कड़ी बातें लिख गया । इसके लिए 
मुझे खेद हैं; पर मेरा उद्देश्य यह नहीं कि इससे किसी सम्पादक या 
कवि का जी दुखे। में तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि काव्य-शास्त्र का अच्छी 
तरह अध्ययन कर लेने के बाद लोग कविता रचने का श्रम करें। आज- 
कल की खड़ी बोली की कविता में काव्य के गण न होने से पढ़ते समय 
: ऐसा जान पड़ता है मानो जीभ के मैदान पर अक्षर लट्ट चला रहे हैं । 
ऊपर काव्य और कवि के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह उत्ते- 


(२१ ) 


जित करने के लिए एक संकेत मात्र है । हमारे युवक कविगण इधर 
ध्यान देंगे तो उनके द्वार। हिन्दी में उत्तम कविता की सृष्टि होने की 
पूर्ण सम्भावना है । कविता-कौमृदी में जो कवितायें संग्रह को गई हें, 
उनमें काव्य के सभी गृण मिलेंगे। काव्यशास्त्र का थोड़ा-बहुत भी ज्ञान 
रखने वाले को इन कविताश्रों में अन्य पाठकों की अपेक्षा अ्रधिक आनंद 
प्राप्त होगा । इसलिए मेंने यह विषय कुछ विस्तार से लिख दिया है । 

यहाँ तक तो काव्य ओर कवि सम्बन्धी बातें हुईं । श्रब कविता- 
कौमुदी की चर्चा ओर रह गईं | कविता-कोमुदी के चौथे संस्करण तक 
इसके प्रत्येक संस्करण में कुछ न कुछ परिवतंन और परिवद्धन होते 
ग्राये हैं। जबतक मेरी तृप्ति नहीं हो गई, तब तक में परिवर्तत को रोक: 
नहीं सका । अब कविता-कौमुदी का यह रूप सदा के लिए निश्चित हो 
गया है । भ्रब परिवतंन की ग्‌जाह्ृश, मेरी राय में, नहीं रह गई । 

हिन्दी-संसार ने इस पुस्तक का बड़ा आदर किया । जहाँ इसे कन्न- 
कत्ता, पटना और काशी के विश्वविद्यालयों ने एम० ए०, बी० ए० और 
एफ० ए० के कोसे में स्थान दिया, वहाँ हिन्दी-साहित्यिकों ने इस ढंग 
की पुस्तकों में इसे सर्वोच्च स्थान देकर आदर किया है । में इसे अपनी 
आशातीत सफलता समक कर उत्साहित होता हूँ । 

इस पुस्तक के कवियों की कविताएँ चुनने में मेने किसी खास विषय 
को लक्ष्य में नहीं रखा । जिस कविता में मुझे कवि की प्रतिभा दिखाई 
पड़ी, मेने उसे ही चुन लिया । कवि के हृदय को असली रूप में *पाठकों 
के सामने लाने में मेने कोई बाधा नहीं पहुंचाई । इस कारण कुछ कवि- 
ताएँ ऐसी भी ञ्रा गई हैं, जो अहलील कही जा सकती हैं । किन्तु उनमें 
कवि का चमत्कार है, इससे विवश होकर उन्हें चुनना ही पड़ा। जो कवि 
जिस रस के लिए प्रसिद्ध है उसकी उसी रस की कविता अधिक संख्या 
में दी गई है । इस कारण से यह पुस्तक साधु-सन्‍्त, साहित्य-रसिक, 
हास्य-प्रिय, प्रेमी, श्ंगारी और नीति जानने की इच्छा वाले सभी श्रेणी 
के लोगों के लिए उपयोगी हो गई है । मुझे कितनी ही बार यात्रा में 


(हर 


थह देखकर सुख हुग्ना है कि बहुत से पढ़े-लिखे यात्री इस पुस्तक को एक 
सित्र की भाँति यात्रा में साथ रखते हें । 

जहाँ तक मिल सके, कवियों के ग्रन्थों को मेने स्वयं श्रध्ययन करके 
यह पुस्तक लिखी है । फिर भी शिवर्सिहसरोज, मिश्रबन्धुविनोद, संत- 
बानी पुस्तकमाला, नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट और लेख-मालायें 
तथा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की लेख-मालायें और अंग्रेजी मे सर जॉजे 
ग्रिय्संत और श्री विसेन्ट स्मिथ की हिन्दी-साहित्य और भारतीय इतिहास 
सम्बन्धी पुस्तकों से सहायता लेनी पड़ी है। में हृदय से इन सब पुस्तकों 
के लेखकों का कृतज्ञ हूँ । 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । | -रामनरेज त्रिपाठी 
आावण कृष्ण ४, १९८० | 


प्रस्तावना 


कविता सुष्टि का सौन्दयं है, कविता ही सृष्टि का सुख हैं, और 
कविता ही सृष्टि का जीवन-प्राण है । परमाणु में कविता है, विराट रूप 
में कविता हूँ, विन्दु में कविता है, सागर में कविता है, रेणु में कविता हैं, 
यर्वत में कविता है, वायू और अग्नि में कविता हैं, जल और थल में 
कविता हैँ, आकाजञ्ञ में कविता है, प्रकाश में कविता है, अन्बकार में भी 
कविता है, सूर्य, चद्ध और तारागण में कविता है, किरण और 
कोमुदी में कविता है, मनुष्य में कविता हूँ, पशु में कविता है, पक्षी में 
कविता हैं, वृक्ष में कविता हैं; जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य है । 
प्रकृति काव्यमय हूँ, सारा ब्रह्माण्ड एक अदभुत महाकांव्य हैं। जिस 
भनुष्य ने इस सारगर्भित रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चखा, 
वह भाग्यवान्‌ है। जिसने इस सरस्वती-मन्दिर में कुछ शिक्षा ग्रहण की 
आर मनन किया वही पण्डित हैं । जिसने इस पवित्र प्रवाह में अपने को 
बहा दिया, वही विरकत हैँ । जिसने इस अमृत-प्रवाह में डूबकर, दो-चार 
कलश भरकर, प्यासे थके हुए रोगी वा मृतप्राय यात्रियों को कुछ बूंदें 
पिलाकर उन्हें शक्ति दी और पुनर्जीवित किया, वही कवि हूँ । 

ईइवरीय सौन्दर्य को--प्राकृतिक कविता को भाषा की छुटा द्वारा 
संसार को दरसाना ही कवि का कर्तव्य हैं। जितना गहरा वह अ्रपनी 
प्रतिभा द्वारा इस-सौन्दर्य-सागर में डूबता है, उतना ही अधिक वह अपने 
कत्तंव्य में सफल होता है | संसार के पदार्थों और घटनाओं को सभी 
देखते हें, परन्तु जिन आँखों से उन्हें काव देखता हैँ वे निराली ही होती 
हैं । गंवार के लिए पहाड़ों के भीतर से आ्राती हुई नदी एक नदी मा 
है; कवि के लिए उस द्वेतवस्त्रा शोभायुक्त लाजवती का नाचता हुआ 


५: 


शरीर श्रद्भधार की रज्ुभूमि है। आँख वही, पर चितवन में भेद है ४ 
बिहारी ने यह तो सच कहा हैं-- 

अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान । 

वह चितवन कछ और है, जिहि बस होत सुजान ॥ 

किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में केवल बाहरी श्राँखों ही के रस 

का वर्णन किया--और वह भी अधूरा। वास्तव में वश करनेवाली आ्राँखों 
में इतना भेद नही होता, जितना वश होनेवाली आँखों में। हीरे की 
परख जौहरी की आँखें करती हे, कुब्जा के सौन्दय्यं की पहचान रस- 
प्रवीण कृष्ण ही को होती है; पदार्थे रूपी चित्रों में चितेरे के हाथ की 
महिमा कवि की ही अ्ँखें पहचानती हे, प्राकृतिक देवी सद्भीत उसी के 
कान सुनते हैं । विज्ञानवेत्ता पदार्थों के बाहरी श्रद्ों की छानबीन करता 
है, और उनके अवयवों का सम्बन्ध दूंढ़ता है, नीतिज्ञ उनसे मनुष्य-समाज 
के लिए परिणाम निकालता है; किन्तु उनके आन्तरिक सोौन्दर्य्य की ओर 
कवि ही का लक्ष्य रहता हैं। वैज्ञानिक और नीतिज्ञ भी जंसे-ज॑ंसे अपने 
लक्ष्य की खोज में गहरे डूबते हे, वेसे-वेसे कवि के समीप पहुँचते जाते 
हैं । सभी विद्याओं और शास्त्रों का अन्त और उनकी सफलता कविता 
में लीन होने ही में हैं । कवि के सम्बन्ध में कहा हे-- 

जानाते यन्न चन्द्रार्को जानस्ते यन्‍न योगिन: । 

जानाते यन्‍्त भर्गोपि तज्जानाति कविःस्वयम्‌ ॥। 

यह कवि और कविता का आदश है, इसी आदर्श की ओर सच्चा 

कवि जाता है । जितना ही वह उसके समीप पहुँचतोी है, उतना ही वह 
प्रभावशाली और उसकी कविता स्थायी होती है । भाषा तो केवल एक 
पहनावा मात्र हैं । उसकी कविता वास्तव में संसार के लाभ के लिए होती 
हैं, क्यांक कवि की सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातन्‍्त्र हे, समष्टिवाद का शुद्ध 
व्यवहार हैं। यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, अपरिमित सम्पत्ति हैं। कोई 
रोकनेवाला नहीं, जितना चाहो उसमे से लेते जाओ, वह घटती नहीं ॥' 
तुममें केवल इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है । 


( २५ ) 


हिन्दी बोलनेवालों का यह सौभाग्य है कि कविता के ऊंचे आदर्ों 
के समीप तक पहुंचते वाल कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा 
द्वारा अपनी ग्रमूल्य वाणी से संसार का उपकार किया है । मनुष्य-जाति 
सदा उनकी ऋणी रहेगी । कबीर, सूर और तुलसी--अहा ! इनके 
नामों का स्मरण करते ही किस दीप्यमान सौन्दर्य और पवित्र आनन्द 
की सृष्टि के द्वार खुल जाते हें--इनके भावों को जिसने समझा, वह 
सच्चा पण्डित है; इनके मर्म को जिसने पाया, वह स्वयं महात्मा है । 
संसार साहित्य की चर्चा करता है; कांच को हीरा जानकर उसके पीछे 
दौड़ता हूँ; खेल के गुड्डे को बालक समककर उसका विवाह करता हैं; 
और अपनी करतूत पर अभिमानी बनता है । अनेक भाषाएं अपने-अपने 
कांच के टुकड़ों को सामने रख हीरे का दम भरती हैं, किन्तु जंसा कबीर 
जी ने कहा है-- 

सिहन के लंहड़े नहीं, हंसन की नहिं पांत । 
लालन की नहि बोरियां, साधु न चलें जमात ॥। 

कवियों के भी लंहड़े नहीं होते । वह काल, वह देश भाग्यवान्‌ हैं 
जहां एक भी कवि उत्पन्न हो जाय । कबीर, सूर और तुलसी यह 
हिन्दी भाषा ही के नहीं, संसार-साहित्य के लाल हैं, परखनेवाले की 
आवश्यकता है । कबीर के दोहों और शब्दों की परख कौन करता हैं ? 
सूर के पदों श्रौर तुलली की चौपाइयों को कौन तोलता है ? मात्रा 
और अक्षरों के गिननेवाले समालोचक ? छि:। परखने के लिए कुछ 
हृदय की सामग्री चाहिए, पुस्तकों के आडम्बर की आवश्यकता नहीं । 
इन कवियों के हँसने और रोने का अर्थ कौन समझता है ? इनके वाक्‍्यों 
के मर्मे तक कौन पहुंचता है ? स्वयं कोई मस्त प्रेमी, कोई कविता का 
, मतवाला, जो शुद्ध हृदय से, श्रभिमान छोड़, इस सृष्टि के भीतर नम्नता- 
पू्वेक शिष्य बनकर आता हूं । 

“ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ें सो पण्डित होय |” 
कुछ कांच पहचाननेवाले समालोचक हिन्दी-भाषा में साहित्य की 


( २६ ) 


कमी देखते हूँ | गांव का, रहनेवा ला, जिसने अपनी गांव की दुकान में 
रंग-बिरंग के कांच के टुकड़े देखे हें, नगर में आकर जब एक बड़ जौहरी 
की दुकान में जाता है तो अपने गांव की दुकान के समान रंगीले कांचों 
को न देखकर बहुमूल्य मणियों का तिरस्कार करता हूँ, और कहता है-- 
हमारे गांव की दुकान के समान यहा मणियां तो हें ही नहीं । ठीक यही 
दर्गों इन समालोचकों की है । “यह गाहक करबीन के, तुम लीनी कर 
बीत ।” यदि मणि की परख न हो तो मणि का दोष नहीं, परखनेवाले 
का दोष है। किन्तु कांच का भी संसार में काम है, ये भी चमकीले 
होते हैँ, देखने में अच्छे लगते हें । कांच के टुकड़े भी धन्य हे, उनमें भी 
सौन्दर्य है, वे आनन्द बढाते हे--किन्तु हीरों और लालों की बात कुछ 
और ही है। 

इस “कविता-कौमुदी की छटा, संग्रह होने के कारण बादलों से 
छनकर आती है, तो भी अंबकार दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। इसमें 
अमूल्य मणियों की लड़िया हे, साथ-साथ रंगीले कांच के टुकड़ों की 
बन्दनवारे भी हे । बहुत से कांच के टुकड़े बहुमूल्य हैं, इनका भी श्रृंगार 
शोभायमान है; और अपने-अपने स्थान पर सभी आदरणीय हे । 


प्रयाग, | 
मार्गगीर्ष शुक्ल ३, सवत्‌ १६७४| 


डर 


पुरुषोत्तमदास टण्डन 


हिन्दी का संत्षिप्त इतिहास 
भाषा 


हृदय एक पुष्प हैँ, भाषा उसका विकास है और भाव गन्ध है । 
हृदय एक वाद्य-यन्त्र है, रसना रीड है, इच्छा उंगली है और भाषा 
“अंकार हें । 
भाषा विचार का साकार रूप हूँ । 
भाषा से देश जाना जाता हूँ । हम देश के जल, वायू, अग्नि, पृथ्वी 
और आकाश के संक्षिप्त रूप हें । हम स्वयं देश हें। भाषा हमारी 
पकीति हैं । है 
विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पौत्र हे, और सम्मति कन्या है, जो 
प्रदान की जाती है, और दूसरे घर में जाकर वृद्धि पांती है । 
प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं । प्रत्येक वाक्य शब्दों का समूह 
है । प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है । भाषा वाक्‍्यों का समूह है । 
चार पर, पूंछ, सींग आदि अंगों से युक्त एक पशु विशेष का नाम 
हमने गाय रख लिया हूँ । गाय शब्द और गाय पशु से कोई साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं; परन्तु गाय शब्द के उच्चारण से गाय पशु का बोध तत्काल 
'हो जाता है । 
यदि हमने सब वस्तुओं ओर सब क्रियाओं का नाम रख लिया होता 
'तो अपने मनोगत भावों के प्रकट करने में हमें बड़ी ही कठिवता पड़ती । 
हाथ मुंह आदि के संकेतों से हम अपने मनोभाव पूर्ण रूप से प्रकट ही 
"न कर सकते । संसार के व्यवहार में कभी उन्नति न होती । 
साधारण रूप से भाषा के दो भेद किये जा सकते हैं। एक व्यक्त, दूसरा 
अव्यक्त । विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करनेवाली मनृष्य की भाषा 


( रे८ ) 


व्यक्त कहलाती है, और पश्चु-पक्षी की बोली अ्रव्यक्त । पशु-पक्षी अ्रपनी' * 
बोली से दुःख, सुख, भय भ्रादि मनोविकारों को प्रकट करने के सिवाय 
कोई नई बात नहीं बतला सकते । जब हम सोचते हे तब भीतर ही 
भौतर मन से हम एक प्रकार की बातचीत करते रहते हें । यदि हम 
चाहें तो उसी बातचीत को एकत्र करके लिख ले सकते हे । बहुत समय 
बीत जाने पर भी हम उस लेख को देखकर यह॒ स्मरण कर सकते हैं 
कि किसी दिन हमने अपने मन से इस विषय पर बातचीत की थी। 
,भाषा बिना यह सुगमता कैसे हो सकती है ? 

व्यक्त भाषा के दो भाग हें--कथित और लिखित । जब कोई 
मनुष्य हमारे सामने होता है, तब उसके लिए अपने विचार प्रकट करने 
में हम कथित भाषा काम में लाते हैं । और जब हमें अ्रपने विचार किसी 
दूर वाले मनुष्य के पास भेजने पड़ते हें, या भविष्य के लिए चिरस्थायी. 
रखने पड़ते है, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं । 

हमारे पुृंजों ने लिखित भाषा के लिए शब्द की एक-एक मूल 
ध्वनि का एक-एक चिन्ह नियत कर लिया है, जिन्हें भ्रक्षर या वर्ण कहते 
हैं । पहले भाषा में केवल कान ही काम देता था, वर्णों की रचना से 
आंख भी भाषा के लिए उपयोगी हो गई । 

पहले लोग कथित भाषा से ही काम लेते थे । बड़ें-छोठे सब प्रकार 
के विचार केवल कथन द्वारा प्रकट किये जाते थे। जो विचार सुननेवाले 
को प्रिय लगते थे, उन्हें वह स्मरण रखता था; और अप्रिय विचारों को 
चाहे वे भविष्य में उसके लिए लाभदायक ही हों, वह उपेक्षा के भाव से: 
देखता था । इसका परिणाम यह होता था कि आगे चलकर उसे. यदि 
पूवेकाल के श्रप्रिय विचारों की ही आवश्यकता पड़ती थी तो फिर उसे 
सोचना पड़ता था । परन्तु अक्षर-लिपि की उत्पत्ति से यह असुविधा दूर 
हो गई | भ्रब विचार चिरस्थायी किये जा सकते हैं | श्राज जो कुछ हम 
सोचते हूँ उसे लिखित भाषा के रूप में रख सकते हें और हजारों वर्ष 
बीत जाने पर भी वे देखे जा सकते हें। अक्षर-लिपि की ही सहायता से 


( २६ ) 


'तो हम आज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास अमर तुलसीदास के विचारों कप 
इस प्रकार जान सकते हें, मानों वे स्वयं हमारे सामने आकर कर रहे हों ॥ 
भाषा सदा स्थिर नहीं रहती । उसमें परिवर्तत होता रहता है । 
'हजारों वर्ष पहले जो भाषा बोली वा लिखी जाती थी, आज उसका वह 
रूप नहीं हैं । भाषा का नया और पुराना रूप मिलान कर देखने से यह 
'बात आसानी से जानी जा सकती है कि परिवर्तन किस प्रकार से हुआ 
हैं। भाषा-तत्व के पंडितों का कथन है कि जब भाषा में परिवर्तेन रुक 
जाता हैँ तब उसकी उन्नति भी रुक जाती है। सभ्यता के साथ भाषा 
का घनिष्ट सम्बन्ध हैँ | सभ्यता की वृद्धि के साथ भाषा की भी वृद्धि 
होती है। उसमें नये विचार और उन विचारों के द्योतक नये शब्द 
'मिलते रहते हें, और भाषा का भण्डार बढ़ता रहता हैँ। भाषा में 
'परिवर्ततन केसे होता हे ? विचार करने से इसके ये कारण जान पड़ते 
हें---स्थान, जल-वायू और सभ्यता का प्रभाव और उच्चारण का सेंद । 
बहुत से शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग 
नहीं बोल सकते । द्ीत-प्रधान देशों में ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग होता 
है, जिनसे मुख को श्रधिक खोलना न पड़े; जैसे अंग्रेजी भाषा के अधि- 
कांश शब्द । उष्ण प्रधान देशों में ऐसे शब्द अधिक बोले जाते हें जिनसे 
मुख का अधिक भाग खोलना पड़ता है; जेसे भारतीय भाषाओं के 
शब्द । एक ही देश में भी भिन्न-भिन्न जलवायू के कारण एक ही शब्द 
के उच्चारण में कभी-कभी बड़ा अन्तर पाया जाता है। मरुस्‍्थलों के 
निवासी कण्ठ से बोले जानेवाले शब्दों का अधिक प्रयोग करते हें । 
अंगाल के निवासी संस्कृत-शब्दों का भी विचित्र उच्चारण करते हें । 
कुछ विद्वानों का श्रनुमान है कि सुष्टि के आरम्भ काल में सब 
'मनुष्य एक ही स्थान--मध्य एशिया में रहते थे और उस समय उनकी 
भाषा एक थी । कुछ विद्वानों का कथन हैं कि आये लोग पहले-पहल 
तिब्बत से भारतवर्ष में उतरे | वहीं से वे काबुल होकर पश्चिम की ओर 
'फफ़ैल गये । जो हो; जीविका की खोज में या अन्य किसी कारण से वे 


( ३० ) 


भन्‍त-भिन्‍न देशों में जा बसे | गगा के किनारे से लेकर आइसलेड तक, 
स्वीडन से क्रीठ तक, आर्यो की शाखाये फैल गई थी । भारत का अधि« 
काश भाग, अफगानिस्तान, ईरान और आ्रामिनतिया इतना एशिया का 
भाग प्रौर तीन चौथाई भाग रूस का स्वीडन और नारवे का अधिकांझ 
भाग और वास्क, हगरी और तुकिस्तान के अतिरिक्त यूरोप के अधि- 
काश भागों में आ्रार्यो की भिन्‍न-भिन्‍न टोलिया जा बसी थी ।. 
जो लोग यह मानते हे कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में आये, 

उनके कथनानुसार शआार्यावत्तेमें पहले पहल आये लोग सिन्धु नदी के किनारे 
पर बसे । धीरे-बीरे वे सारे देश में लंका, ब्रह्मा, कम्बोडिया और मलायाः 
तक फंल गये । श्रार्यों की खास बस्ती होने के कारण विन्ध्यचल और 
हिमालय के बीच के प्रदेश का नाम अ्रार्यावर्त पड़ मया। भिन्‍्न-भिन्‍न! 
देशों के जलवाय की भिन्‍नता के प्रभाव से आर्यो की आदिम एक भाषा 
के उच्चारण में अन्तर पड़ता गया । नवीन देश में आकर नवीन वस्तुओं 
के लिए और स्थिति के अन॒सार नवीन प्रारम्भ किये हुए कार्यो के लिए 
उन्हें नवीन शब्दों की कल्पना करनी पड़ी, जिनसे उनकी आदिम भाषा 
को नवीन शब्दों से अलंकृत नवीन रूप धारण करना पड़ा | परन्तु जबः 
सब मनृष्य साथ ही रहते थे और उनकी भाषा भी एक थी, उस समय 
बोलचाल में जो शब्द प्रचलित थे, उनमें से अधिकांश शब्द नवीन देझा 
की नवीन भाषा में भी थोड़े परिवर्तन के साथ ज्यों के त्यों रह गये ॥ 
यहां हम भिन्न-भिन्न भाषाओं के कुछ समानार्थ शब्दों का संग्रह करके. 
अपने कथन का खुलासा किये देते हे-- 
संस्कृत मीडी यूनानी लैटिन अंग्रेजी फारसी हिन्दी 
पितृ पतर॒ पाटेर पेटर फादर 'पिदर पिता 
मातृ मंतर माठेर मेटर मदर मादर साता 
भात्‌ ब्रतर फ्राठेर फ्रेदर ब्रद बिरादर शज्राता 
नाम नाम ओोतोमा नामेन नेम. नाम नामः 
प्रस्मि अ्रह्ि ऐमी एम ऐम गम हूं, 


( ३१ ) 


इत्यादि; इन शब्दों की समानता से यह प्रमाणित किया जाता हूँ कि हम 
सब के पूर्वज कभी एक ही भाषा बोलते थे । अश्रादिम स्थान से, जहां पर 
सब साथ ही साथ रहते थे, जो लोग पश्चिम को गये,उनसे ग्रीक, लैटिन, 
अंग्रेजी आदि भाषा बोलनेवाली जातियों की उत्पत्ति हुईं। और जो लोग 
पूर्व को गये, उनके दो भाग हो गये । एक भाग फारस को गया और 
दूसरा काबुल होता हुआ भारतवषं पहुंचा | पहले दल ने ईरान में मीडी 
भाषा के द्वारा फारसी भाषा की सृष्टि की, और दूसरे दल ने संस्कृत का 
प्रचार किया। संस्कृत को अर्थ हे सुधरी हुई भाषा। संस्कृत के पहले जो 
भाषा बोली जाती थी, इसका नाम प्राकृत था। वेदों में कुछ मंत्र पहली 
प्राकृत म पाये जाते हैँ । व्याकरण बन जाने पर॒ उसी पहली प्राक्ृत का 
सुसंस्कृत रूप “सस्कृत” नाम से प्रसिद्ध हुआ । संस्कृत को तियमित करने 
में पाणिनि का व्याकरण सब से प्रसिद्ध हैं। संस्कृत से दूसरी प्राकृत का 
जन्म हुआ । और इसी दूसरी प्राकृत से ही हिन्दी श्रादि भाषाएं निकली हैं। 

आये भाषा के मुख्य दो विभाग हे, एलिया खंड की भाषाएं और 
युरोप खंड की भाषाएं । यहां संक्षेप से आये, भाषा, उसकी शाखा- 
प्रशावाओं और अन्य स्वतन्त्र भाषाओं का विवरण दिया जाता है-- 
एशिया-खड की भाषायें--- 

(१) हिन्दुस्तान की भाषाएं--संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंभ । 

देशी भाषाए--हिन्दी, बड़़ला, उड़िया; मराठी, गृजराती, सिन्धी, 
पंजाबी, जिप्सी लोगों की भाषा। जिप्सी लोग हिन्दुस्तान के मूल निवासी 
थे । उनका कोई खास निवास-स्थान नहीं, वे सदा भटकते फिरते हूँ । 


बारहवीं शताब्दी में वे ईरान, आमिनिया. ग्रीस, रोमानिया, हंगरी और 
बोहेमिया के मार्ग से यरोप में घसे । 


(२) ईरान की भाषाएं--जेन्द-जरदस्त के अनुयायियों की प्राचीन 
भाषा । जेन्द-अवस्था नामक प्राचीन ग्रन्थ इसी भाषा में है । दारा, जर- 


क्सस और उसके वंश्जों के समय के लेखों की भाषा, (ई० पू० ५ वीं 
शताब्दी ) 
पहलवी--ई० सन्‌ २२६ से ६५१ तक । 


( ३३२ ) 


फारसी--ईरान के पूर्वी भाग में अधिकतर बोली जाती हुईं भाषा, 
जब मृसलमानों ने ईरान पर विजय पाई, उस समय की साषा । 
आधुनिक फारसी--फिरदौसी के “शाहनामे” की भाषा। पुरानी 
और नई फारसी में विशेष अन्तर नहीं है। आर्मीनियन, पशततो, काकेशश, 
बुखार,ईरान,तुकिस्तान और रूस की सरहद के पहाड़ी लोगों की माषायें, 
जो संस्कृत या फारसी से मिलती हे । 
(३) युरोप-खंड की भाषाएं------ 
१--ट्यूटानिक भाषायें--इसके तीन रूप हे-- 
१) लो जमेन--अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश । 
' ) हाई जमेन--जमेन । 
(३) स्केडिनेवियन-आइस्लेडिक, स्वीडिश,डेनिश,नार्वीजियन । 
२--कैल्टिक भाषायें--ब्रिटेन, वेल्श, आयरिश, गेलिक ( स्काटलेड 
के पहाड़ी देश की भाषा ), मेक्‍्स ( मेन द्वीप की भाषा ) । 
३--इटेलिक भाषायें--- लेटिन, अस्कन, (दक्षिण इटली की प्राचीन 
भाषा ), अंब्रियन (इटली के ईशान कोण की प्राचीन भाषा), 
सेबाइन । 
लेटिन से निकली हुई भाषायें--इंटेलियन,फ्रेंच, प्रोवेन्कल, 
स्पेनिश,पोर्चुगीज,रीटो रोमेनिक (दक्षिण स्विट्जरलैंड की भाषा) , 
बोलेचियन (तुकिस्तान के उत्तरी प्रान्तवाले और मोल्डेविया 
की भाषा) । 
४--हेलेनिक भाषायें-प्राचीन ग्रीक (इसमें अटिक,आयोनिक,डोरिक 
झभोर इश्लोलिक, बोलियां समाविष्ट हैं), आधघूनिक ग्रीक । 
४--स्लेवोनिक भाषायें-अग्निकोण की स्लेवोनिक-रशियन,इलिरिक 
(सवियन, क्रोयेटियन, करिन्थिया और स्टिरिआ्रा की भाषायें) 
पश्चिम की स्लेवोनिक--पोलिश, बोहोमियन, पोलेबियन, 
स्‍्लेवेकियन और सवियन (ल्युसेटिआ्रन बोलियां) । 


६-लेटिक भाषायें-प्राचीन प्रशियन, लेटिशया लेवोनियन (कुरलंड 
झऔर लिवोनिया की भाषा] 


( बेर ) 


लिथुएनियन (पूर्व प्रशिया और रूस के कोवनो और विलना प्रान्त 
की बोलियां ) । 
यूरोप निवासियों में यहूदी, फिन, लेप, हंगेरियत और तुके लोग 
आये-भाषा नहीं बोलते । 
७--सेमेटिक भाषायें--आये-भाषाओं के सिवाय संसार में और जो 
भांषायें बोली जाती हैं, वे सेमेटिक भाषायें कहलाती हें। इनके 
ये भेद हें-- 
(१) सिरिया की भाषा । 
(२) असीरिया और बबिलन की भाषा । 
(३) हिब्रू, फिनिशियन, समेरिटन, प्यूनिक । 
(४) अरबी, माल्टा और अबिसिनिया की भाषायें । 
ज्य--अन्य भाषायें--आयें-भाषाओं और सेमेटिक-भाषाओं के अतिरिक्त 
पृथ्वी पर नीचे लिखी अन्य भाषायें भी बोली जाती हें-- 
(१) यूराल और अलाई की भाषायें। 
हंगेरियन, फिनिश और लंपिश, सोमाय, की प्रान्तिक भाषायें, 
तुर्की, मंगोलियन बोलियां, तूंगुशियन बोलियां । 
(२) द्रविड---तामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ । 
कोरिया, कमसकटका, क्यूराइल की भाषायें । 
जापानी और लु-चु की बोली । 
मलाया, मलक्का, जावा, सुमात्रा, मेलनीशिया की भाषायें । 
काकेशिया की बोलियां । 
(३) दक्षिण अफ्रिका की बोलियां । 
(४) चीनी भाषा। 
इण्डोचाइनीज भाषा (स्यथामी, ब्रह्मी, आनामीज और कम्बो- 
डियन भाषायें, तिब्बती ।) 
(५) बास्क । 
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के असली निवासियों की भाषा । 


( रेड ) 


अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि उच्चारण-भद से भाषाओओरों नें 
भिन्‍नता कंसे हो जाती है'। प्रत्येक भाषा को विद्वान्‌ और ग्रामीण मनुष्य 
भिन्न-भिन्न प्रकार से बोलते हे । विद्वान्‌ लोग शब्दों का शुद्ध उच्चारण 
करते हे, ग्रामीण लोग उसे अपनी इच्छानसार सुगम बना लेते है । इससे 
किसी प्रधान भाषा की बिगड़ते-बिगड़ते कई नई बोलियां बन जाती हैं । 
यहां हम कुछ ऐसे शब्द उपस्थित करते हैँ, जिनका अर्थ एक हूँ, परन्तु 
विद्वानों और ग्रामीणों के उच्चारण में अ्रन्तर है । जेसे-- 


शुद्ध शब्द उच्चारण-भेद शुद्ध शब्द उच्चारण भेद 
भूमि भूई आकाश अकास, श्राकास 
पानीय पानी सूर्य सूरज 
शरीर सरीर व्वास सांस 


विद्वानों और ग्रामीणों का यह उच्चारण-भेद नया नहीं है । रामायण 
के समय में भी शिष्ट-समाज में ब्रोली जानेवाली भाषा भिन्न थी, और 
सर्वसाधारण के बोल-चाल की भाषा भिन्न । वाल्मीकि-रामायण सुन्दर 
काण्ड, सर्ग ३०, इलोक १७, १६ में अशोकवृक्ष पर हनुमानजी चिन्ता 
करते ह--- हे 
अहं ह्य॒तितनुश्चेव वानरइच विशेषत: । 
वा्च चोदाहरिष्यामि मानृषीमिह संस्कृताम ॥ 
यदि वाच॑ प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्‍तव्यं मानुषं वाक्यमर्थंवत्‌ । 
ग्र्थात्‌, में तो लघु शरीरी और बानर हूं। पर यहां मनृष्यों की 
वाणी संस्कृत बोलूंगा । यदि द्विजाति के समान संस्कृत बोलूंगा तो सीता 
मुझे रावण समझकर डर जायगी। इसलिए मुझे अ्रथंयुक्त साधारण 
मनुष्यों की बोलचाल की भाषा बोलनी चाहिये । 
इससे प्रकट होता है कि रामायण के समय में साधारण मनुष्यों की 
भाषा देववाणी संस्कृत से भिन्न थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संस्कृत 


( शे५ ) 


बोलते थे और शूद्र संस्कृत शब्दों के अशुद्ध उच्चारणवाली कोई अन्यः 
भाषा । अशोक के शिला-लेखों और पातञ्जलि के भ्र॑न्थों से भी पता चलता 
हैं कि आज से कोई बाईस सौ बरस पहले उत्तर भारत में एक ऐसी भाषा 
प्रचलित थी, जो कई बोलियों से मिलकर बनी थी। संस्कृत-भाषा' 
व्याकरण के नियमों से ऐसी जकड़ी हुई हैं कि उसके विकार-प्रस्त होने 
की कोई सम्भावना नहीं है । स्त्री, बालक और शूद्र से संस्कृत भाषा 
का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं बन सकने के कारण संस्कृत में जब कुछ, 
अशुद्ध दब्दों का प्रयोग होने लगा, तब उससे एक नवीन भाषा पाली 
का प्रादुर्भाव हुआ । पाली बौद्ध-धर्म की पवित्र भाषा हैं । बौद्ध-साहित्य 
प्रायः इसी भाषा में है। लंका, ह्याम और ब्रह्मदेश में यह भाषा बोली 
जाती है । पाली में ३ शुद्ध संस्कृत वब्द हे और १ संस्कृत शब्दों के 
विक्त रूप । इसके बाद प्राकृत का नम्बर हैँ। यह संस्कृत के विकृत 
राब्दों से लदी हुई भाषा है| प्राकृत शब्द “प्रकृत” से बना है, और उसका 
अर्थ है स्वाभाविक | सर्व-साधारण लोग अपने अशुद्ध उच्चारण के कारण 
कहीं संस्कृत भाषा का रूप बिगाड़ न दें, इसलिए विद्वानों ने प्राकृत- 
भाषा का एक नया रूप स्वीकार किया और उसका व्याकरण बनाकर 
उसे एक स्व॒तन्त्र भाषा बनादी। प्राकृत का सबसे पुराना व्याकरण 
वरुचि का बनाया हुआ मिलता हुँ । पाली की अपेक्षा प्राकृत में संस्कृत 
के विक्ृत शब्द बहुत अधिक हूँ । कालिदास ने शकुन्तला नाटक में स्त्री 
और सेवकवर्य के मुंह से प्राय: प्राकृत भाषा का ही प्रयोग कराया है। 
इससे अनुमान होता हे कि कालिदास के समय में स्त्रियों श्रोर साधारण 
श्रेणी के लोगों में प्राकृत भाषा का ही विशेष प्रचार था। .प्राकृत में 
कई स्वतन्त्र काव्य भी लिखें गये हें । 

संस्कृत शब्दों का प्राकृत और हिन्दी में कसा रूप बन गया है इसे 
दिखाने के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत किये जाते हँ-- 
.... संस्कृत प्राकृत हिन्दी 

विद्युत बिज्जु बिजली. 


संस्कृत 
द्मश्र 
शय्या 
क्रुष्ठ 
नेलम्‌ 
क्रृष्ण 
पितृगृह 
कृपट: 
शिथिल 
एकादश 
यज्ञोपवीत 
खदिर 
वचन 
श्र 
सप्त 
सर्व 
स्तम्भ 
कर्म 
हस्त 
भगिनी 
वार्त्ता 
53004 
कर्ण 
घृतम्‌ 
मेष: 
गम्भीरम 


( ३६ ) 


प्राकृत 
मस्सू 
सेज्जा 
कोद्ु 
तेल्ल 
कन्हो 
पिद्घर 
कंप्पडो 
सढिल 
एआ्ारह 
जण्णेवइअ 
खद्दर 
बयण 
अंसु 
सत्त 
संप्प 
थम्भ 
कम्म 
ह्थ्थ 
बहिनी 
बत्त 
दुद्ध 
कन्न 
घिश्रम्‌ 
मेहो 


गहिरम्‌ 


हिन्दी 

मृछ 

सेज्ज 

कोढ़ 

तेल 

कान्ह (ब्रजभाषा ) 
पीहर 

कपड़ा 

ढीला 

ग्यारह 

जनेऊ 

खेर 

बन (ब्रजभाषा ) 
आंसू 

सात 

सांप 

खम्भ 

काम 

हाथ 

बहन 

बात 

द््घ 

कान 

घी 

मेह 
गहरा, इत्यादि] 


'ऊपर के प्रमाणों से यह बात समभ में श्रा सकती है कि प्रत्येक प्रच- 


( रे७ ) 


लित “भाषा में नवीन भावों के द्योतक नवीन शब्द और उसी भाषा के. 
अपश्रंश नित्य ही बढ़ते रहते हें । जब ऐसे शब्दों कीं अधिकता होती हूँ 
तब वे सब अपभ्रंश शब्द और कुछ उस प्रचलित भाषा के विशुद्ध शब्द 
मिलकर एक नई बोली का रूप धारण करते हैं, और फिर अपनी उन्नति 
का नवीन क्षेत्र तेयार कर लेते हें । 

प्राकृत का विकास होते-होते उससे तीन शाखायें फूट निकलीं--- 
मागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री। मागधी मगघ देश वा बिहारकी भाषा 
थी । शोरसेनी शूरसेन प्रदेश अथवा मथुरा के आस-पास की और महा- 
राष्ट्री महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा थी । मागधी और शौरसेनी के मिश्रण 
से एक और भाषा का जन्म हुआ था, जिसे श्रद्ध-मागधी कहते थे । इस 
भाषा में जेन-धर्मं के कुछ ग्रन्थ लिखे गये थे । 

विक्रम संवत्‌ के लगभग आठ-नौ सौ बरस तक प्राकृत भाषा का 
प्रचार रहा । इसके बाद उसमें कुछ परिवतेन प्रारम्भ हुआ । धीरे-धीरे 
बह यहां तक बढ़ा कि उसमें से अपभ्रंश नाम से एक नवीन भाषा का 
प्रादुर्भाव हुआ । “अपभ्रंश” शब्द का अर्थ है--“बिगड़ी हुई भाषा” । 
प्राकृत के अन्तिम वेग्राकरण हेमचन्द्र सूरि ने, जों बारहवीं शताब्दी में 
हुए थे, भ्रपने “सिद्ध हेम शब्दानुशासन” नामक व्याकरण-ग्रंथ के आठवें 
अध्याय में अपश्रंश भाषा का उल्लेख किया है, और उसका व्याकरण 
भी लिखा है। उन्होंने उस समय के ग्रन्थों से चुतकर उदाहरणाथ सैकड़ों 
पद्य भी लिख दिये हें, जिससे उस समय की प्रचलित भाषा की खासी भलक 
दिखाई पड़ती है। उदाहरणार्थ अप भ्रंश भाषा का एक पद्य हम यहां देते हँं-- 

भल्‍ला हुआ जु मारिया, बहिणि महारा कन्तु । 
लज्जेज्जतु बयंसिग्रहु, जद भग्गा घर एन्तु ॥ 

अर्थात्‌, हे बहन ! अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया । यदि भागा 

हुआ घर आता तो में सखियों में लज्जित होती । 
. अपभअंश भाषा उस समय केवल मामूली भेद के साथ भारत के 

बहुत से प्रदेशों में बोली जाती थी । हेमचन्द्र के मरने के बाद, थोड़े ही 


वर्षों में, मारत में राज्य-विप्लव हआ । आपस की फूट से एक विशाल 
साम्राज्य टकड़ें-टकडे हो गया ! स्नेह-सम्बन्ध टूट गया | छोटे-छोटे सकड़ों 
राज्य कायम हुए । एक राज्य के निवासी दूसरे राज्य के निवारस्तियों को 
शत्रु समझने लगे । विदेगी विजेताओं के पेर जमे और भारत की फूट 
से वे लाभ उठाने लगे । 


इस राज्य-क्रान्ति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा । परस्पर ईर्ष्या-देष 
के कारण व्यावहारिक सम्बन्ध संकुचित हुआ । उसी के साथ-साथ भाषा 
की एकरूपता में भी अन्तर आने लगा । प्रदेशों का सम्बन्ध-विच्छेद होते 
ही उनमें व्यापक भाषा अपभ्रंश भी प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न रूप में 
विकसित होने लगी । भिन्न-भिन्न प्रान्तों की प्राकृत का अपभ्रंश” रूप 
भिन्न-भिन्न हुआ | शौरसेनी का अपभ्रंश “तागर” अ्रपश्रंश कहलाता हैं । 
ब्रजभाषा शौरसेनी प्राकृत का रूपान्तर हैं । हमारी हिन्दी भाषा दो अप- 
अंशों से मिलकर बनी है, एक नागर अपभ्रंश, जिपसे पश्चिमी हिन्दी और 
पंजाबी का जन्म हुआ; दूसरे अ्रधे-मागधी का अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिदी 
निकली हैं जो अवध, बुन्देलखण्ड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है । 


पर्चिमी हिन्दी के ग्नन्तर्गत और भी कई बोलियां हें । ज॑ंसी, अवधो 
अवध में, बुन्देली बुन्देलखण्ड में, ब्रजभाषा मथुरा के आसपास, कन्नौजी 
गद्भा-यमुना के मध्य और उत्तर के प्रदेश में और हिन्दुस्तानी दिल्‍ली और 
मेरठ के आसपास के प्रदेश में बोली जाती है। 


अपभअंश भाषा प्रकृत और प्रान्तीय भाषाओं के मध्य की भाषा है। 
प्राकृत के बाद अ्रपश्रंश और अपकभ्रंश के बाद प्रान्तीय भाषाओं की सृष्टि 
! हुई हैं । अपश्रंश भाषा से पुरानी हिन्दी, ब्रजभाषा और गुजराती का 
; बहुत भ्रधिक सम्बन्ध है । 


प्रारम्भ में पश्चिमी हिन्दी का जो रूप था उससे राजस्थानी और 
गुजराती की उत्पत्ति हुईं। डा७टोसीटोरी का मत है कि पन्द्रहवीं शताब्दी 
तक पश्चिमी राजपुताना और गृजरात में एक ही भाषें! बोली जाती थी 


६: 2) 


इसे वे प्राचीन राजस्थानी भाषा कहते हैं । यही भाषा गृजराती और 
'सारवाड़ी का मूल हें । 
अप श्रंश भाषाएं ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं । इसके बाद इसकी 
भिन्न-भिन्न ज्ाखायें निकलीं, और पन्द्रह्वें शतक तक पहुँचते-पहुँचते वे 
अपने भिन्न-भिन्न वातावरण में फूलने ओर फलने लगीं । हिन्दी भाषा 
मुख्यतः तीन प्रकार के शब्दों से बनी है, तत्सम, तद्भव और देशज । 
तत्सम वे शब्द कहलाते हें, जो सीधे संस्कृत से आये हें । संस्कृत मे उनका 
जो रूप हैं, देशी भाषाओं में भी वही है । जेसे, बल, हल, बन, सन, घन, 
जन, दूर, सूर, नदी, शीत, वर्षा, समुद्र, बसन्‍्त, साधु, सन्त, दिन, राजा, 
कवि, काम, क्रोध, दशेन, मनुष्य । तद्भव वे छब्द हें, जो मूल में तो 
'संस्क्ृत के शब्द हे, पर वे अपश्रंग अर्थात्‌ बिगड़े हुए रूप मे प्रचलित हैं। 
जेसे, बच्चा (वत्स), राय (राजा), आग (अग्नि), कान (कर्ण), काज 
(कार्य), सूख (शुष्क), सुई (सूवी), बरस (वर्ष), रात (रात्रि), सब 
(सर्वे), माथा (मस्तक), सिर (शीषं ), नेवला (नकुल), भात (भक्त), 
दूध (दुग्ब) आदि | देशज वे शब्द हे जो या तो भारत के आदिम निवा- 
'सियों की बोलियों से लिये गये हें, या कार्य या पदार्थ के रूप या ध्वनि 
के अनुसार बना लिये गये हें । देशज शब्द संस्कृत या प्राकृत से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखते । देशज शब्द जेसे पगड़ी, रोड़ा, पेट, भाड़ मंखाड़, 
गंडेरी, धूमधाम, ओस, कढ़ाई, टीला, होड़, मामा, खिड़की. तथा, खड़- 
खड़ाहद, बड़बड़ाना, चट, धड़ाम, ऊटपटांग, भिलमिल, चींचपड़ आ्रादि । 
संस्कृत भाषा हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, उड़िया और 
बंगला भाषाओं की मातृभाषा है | बंगला, उड़िया और मराठी में तत्सम 
शब्द बहुत हैँ । हिन्दी और गुजराती में उससे थोड़ा कम और पंजाबी और 
सिन्धी में तो सब से कम हे । ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कारण यह जान 
पड़ता हैं कि सिन्ध और पंजाब में विदेशियों के बार-बार आक्रमण होते 
' रहे । इससे आये, विशेषकर ब्राह्मण उन प्रान्तों से प्रव की ओर हटते 
आये । उन प्रांतों में खासकर अहीर, गूजर और जाटों के जत्थे रह गये । 


2, 


झतएव स्वभावत: उनकी भाषा से तत्सम शब्द कम होते गये और' उनके” 
स्थान में तद्भव और देशंज शब्द भरते गए । ब्रजभाषा में तत्सम की 
अपेक्षा तद्भव शब्द ही अधिक हें । 

'तत्सम, तदभव और देशज शब्दों के सिवाय हिन्दी में बहुत से विदेशी 
शब्द भी मिल गये हें, और अभ्ब भी मिलते जा रहे हैं । हिन्दी का शब्द-- 
भण्डार बराबर बढ़ता जा रहा है । मुसलमान जब इस देश में आये, तब 
उनकी भाषा अरबी, तुर्की या फारसी के भी बहुत से शब्द हिन्दी में 
मिल गए । पोर्चुगीज और अंग्रेजों के श्राने पर भी शब्द-वृद्धि हुई, और 
अंग्रेजी शब्दों का तांता तो अभी तक चला आ रहा है । विदेशी शब्दों के: 
सिवाय श्रन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी कुछ शब्द हिन्दी में आ मिले हें । 
सब के थोड़ें-थोड़े उदाहरण आगे दिये जाते हँ--- 

अरबी--अक्ल, इख्त्यार, इम्तिहान, एतराज, औरत, हाल, सिफ़ा-- 
रिश, अदालत, मुकदमा, तारीख तनख्वाह, हबहू, इन्साफ़, ऐब, उमदा,. 
खबर, खर्च, तकरार, दलील, दुनिया, मज़क्र, मश्गूल, शरबत, सलाह,, 
हुक्म आदि । ह 

फारसी---अजमायश, आदमी,उम्मीदवार, आबादी खरीद, गमाश्ता,_ 
बाग्र, चश्मा, दूकान, चाकू, ताज़गी, गुज़रान तन्दुरुस्ती, दस्तावेज, दरिया, . 
प्याला, कमर, दाग्न, मोज़ा, गुलाब, साबुन, होशियार, हवा, हज़ार आदि।: 

तुर्की--तोप, लाश, बोतल आदि । 

पोर्चुगीज--अंग्रेज, पिस्तोल, पलटन, कप्तान, कमरा, नीलाम, इंजी-- 
नियर, चा, काफी, गोदाम, (गोडाउन), चाबी आदि । 

अंग्रेजी--कोर्ट,अपील,टिकट,कलक्टर,डाक्टर,टेबल,पेंसिल,पेंशन, बूट,,. 
फाम, बोर्डिंग, डिग्री, ग्लास, फंड, रेल, वारंट, रसीद, रबर, लालटेन,. 
पतलून, मील, इंच,फूट, वास्कट, म्युनिसिपेलिटी, सेविंग बैक, सोडावाटर,. 
होटल़, हास्पिटल, बोतल, पास, रजिस्ट्री, नोटिस, समन, सकल, कमेटी 
फीस, स्लेट, टीव, प्रेस, इन्स्पेक्टर, बेरिस्टर, मास्टर, कान्स्टेब्ल आदि ॥ 

मराठी--प्रगति, लागू, बाजू, (तरफ) आ्रादि । 


६ 5४९) 


बगला --उपन्यास, प्राणपण, गल्प, डोंगी आदि । 

इस समय हिन्दी-भाषा के तीन मुख्य रूप हें । पहला विशुद्ध हिन्दी, 
जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का ही बाहुल्‍य रहता है, अन्य भाषा 
के शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते । दूसरा हिन्दुस्तानी, जिसमें रोज- 
मर्रा की बोलचाल के सब शब्द, चाहे वे किसी भाषा के क्‍यों न हों, आरा 
सकते है । तीसरा उर्दू, जिसमें अरबी और फारसी शब्दों की बहुलता रहती 
है । उर्दू कोई भिन्‍न भाषा नही, वह हिन्दी का एक रूपान्तर मात्र हैं। 
“हिन्दुस्तानी नाम अंग्रेजों का रक्खा हुआ है, पर यह दिल्‍ली भर उसके 
आ्रासपास के जिलों में बहुत प्राचीन-काल से बोली जाती हैँ । मुसलमानों 
के संसर्ग से जैसे “उर्दू” नाम से हिन्दी का एक़ नया रूप अलग हो गया, 
वेसे ही यदि कोई बनाना चाहे तो अंग्रेजी और हिन्दी के मिश्रण से भी 
एक नया रूप बन सकता हैँ । आजकल कालेज, स्कूल और मीटियों में 
इस नये रूप का दर्शन होता हे; पर अभी तक उसका नामकरण नहीं 
हुआ हे । यदि मुसलमानों की तरह अंग्रेज भी इस देश में आकर बस 
जांय तो सम्भव है हिन्दी और अंग्रेजी के मिश्रण से उनकी एक “बाजारी” 
बोली अलग बन जाय । 


हिन्दी का पुराना नाम 

हिन्दी का पुराना नाम हिन्दवी या हिन्दुई है, जिसका अर्थ है हिन्दुओं 
की भाषा | यहां हिन्दी के विषय में कुछ कहने के पहले “हिन्दू” शब्द 
पर विचार कर लेना उचित जान पड़ता है । 

भारतवर्ष की आयं-जाति का “हिन्दू” नाम क्यों और कब से पड़ा ? 
यह विचारणीय बात है। संस्कृत-साहित्य में “हिन्दू” शब्द का कहीं उल्लेख 
नहीं । न तो वेदों में, न उपनिषदों में, न स्मृतियों में और न पुराणों में 
ही इस हाब्द का कहीं पता है। फिर यह कहाँ से आया और इसमें कौन 
सां ऐसी विशेषता ठेखकर इतनी बड़ी एक सुसभ्य जाति ने इसे ग्रहण 
कर लिया ? इस प्रद्न का उत्तर देना सहज नहीं । 


( ४२ ) 


मेरुतन्त्र में एक स्थान पर “हिन्दू” शब्द आया हैं; इस सम्बन्ध क 
कुछ इलोक हम यहाँ उद्धृत करते हँ-- 
पर्चिमाम्नाय मन्त्रास्तु प्रोक्‍ता: पारस्य भाषया । 
ग्रष्टोत्तर शताशीतियेंषां संसाधनात्कलो ।। 
पञचखाना सप्तमीरा: नवसाहा महाबला: । 
हिन्दूध म॑ प्रलोप्तारों जायन्ते चक्रवरतिनाः ॥। 
हीनउनच दृषयेत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्रिये । 
पर्वाम्नाये नवशत षडशीति प्रकीतिता ॥ 
किरज्भ भाषया मन्त्रा येषां संसाधनात्कलौ ॥! 
ग्रधिपा मण्डलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिता: ॥। 
इड्ढ रेजा लव षट्पञ्च लण्डजाइचापि भाविन: । 
शिवरह॒स्य में भी एक स्थान पर ऐसा कहा गया है--- 
हिन्दूधर्म प्रलोप्तारों भविष्यन्ति कलौयुगे । 
हमें मेर्तन्त्र और दिवरहस्य के ये इलोक पीछे से मिलाये हुए जान 
पड़ते हैं । क्योंकि पूर्वकाल में यदि हिन्दू-धर्म कोई धर्म होता तो उसका 
उल्लेख स्मृति और पुराणों में कहीं न कहीं अवश्य होता | भ्रतएव हम 
इन इलोकों को किसी सुचतुर संस्कृतज्ञ की करामात समक्कर गअप्रामाणिक 
समभते हें । 
हिन्दू शब्द हमें फारसी भाषा में मिलता हैँ। फारसी का एक पद्य 
सुनिये-- 
अगर आँ तु्क शीराज़ी बदस्त आ्रारदद दिले मारा। 
बखाले हिन्दुवशा बख॒शम समरकन्दो बुखारारा॥ 
यह आज से कोई साढ़े पाँच सौ बरस पहले का हाफिज शीराजी का 
शेर हैं, इसमें हिन्दू जब्द “काले” के अर्थ में आया है। ग़यासुल्लोगात . 
में हिन्दू शब्द का अर्थ ऐसा लिखा हँ--- 
“हिन्दू दर महाविरे फ़ारसियाँ बमानी दुज़्द व राहजन मी आयद।” 
इसमें हिन्दू शब्द का श्रथे काफिर और डाकू किया गया है । यदि 


६ अक ) 


हिन्दू शब्द का अर्थ काला, काफिर, चोर, गुलाम ही है तो उसे भारत- 
वासियों ने अपने उत्तम आर्य नाम के स्थान पर क्‍यों स्वीकार कर लिया ? 
हमें ग़यासुल्लोग्रात का अर्थ द्ेघवश लिखा जान पड़ता है । तो क्या फारसी 
के हिन्दू शब्द के काले अ्रथ॑ ही में हमारा नाम हिन्दू पड़ा हैं ? नहीं; भिन्‍न- 
'भिन्‍त भाषाओं में एक ही शब्द के भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ होते हैँ। नीम शब्द 
ही को लीजिये। फारसी में नीम का श्रर्थ आधा है और हिन्दी में नीम 
एक वक्ष का नाम हूँ। “नीम हकीम” कहने से यह अर्थ नहीं लगा लेना 
लेना चाहिये कि नीम वृक्ष ही हकीम है । यदि हमारा नाम हिन्दू किसी 
अच्छे अर्थ में रक्खा गया हैँ तो किसी अन्य भाषा में इस दब्द का अर्थ 
चोर, डाक्‌ होने से हम चोर डाक नही हो सकते | हाँ, यदि किसी ने चोर, 
डाक और काले के ही अर्थ में हमारा नाम हिन्दू रक्खा है और हमने उसे 
स्वीकार कर लिया है, तो हमारे लिए अवश्य कलड्जू की बात हैँ । परन्तु 
हमारा हिन्दू नाम नया नहीं, आज से पांच हजार वर्ष पहले की पार- 
सियों की मुख्य धर्म-पुस्तक दसातीर में हमारे देश का नाम “हिन्दू” लिखा 
मिलता हैं। इसके प्रमाण में उक्त पुस्तक से कुछ वाक्य हम यहाँ उद्घृत 
करते हे -- 

अकन्‌ बिरहमने व्यास नाम अज़ हिन्द आसमक बसदाना के अक़ल 
चुनानस्त । ( जरतुश्त की ६५ वीं आयत ) 

अर्थात्‌ व्यास नाम का एक ब्राह्मण हिन्द से आया है जिसके समान 
कोई पण्डित नहीं । 

चू व्यास हिन्दी बलख आमद । गस्तास्प जरतुश्तरा बखवांद । 
(१६३वी शभ्रायत ) 

जब हिन्द का रहनेवाला व्यास वलख आया तब (ईरान के राजा ) 
'गस्तास्प ने ज़रतुश्त को बुलवाया । 

आगे फिर लिखा हें--- 

मन मरदे श्रम हिन्दी निज्ञादे । 
में हिन्द में पेदा हुआ एक पुरुष हूँ । 


( ४४ ) 


बे हिन्द बाज गरते। 

फिर वह हिन्द को लॉट गया। 

इन प्रमाणों से यह प्रकट होता हूँ कि महषि व्यास के समय में ईरान 
वाले इस देश को “हिन्द” कहते थे। व्यास ने स्वयं अपने देश का नाम 
हिन्द और अपने को हिन्द का निवासी कहा हे । यह वैसी ही बात है जसे 
आजकल हम लोग अंग्रेजों को समझाने के लिए उनके सामने अपने देश 
का नाम इण्डिया और अपना नाम इण्डियन बतलाते हें । 

अब प्रइन यह हैं कि ईरान वाले इस देश को हिन्द क्‍यों कहते थे ? 
हमारी समझ में हिन्द शब्द सिन्धु का श्रपश्रंश है । ईरानी भाषा में स 
का उच्चारण प्राय: ह' होता है । इससे सिन्धु का हिन्दु हो जाना अस- 
म्मव नहीं है । सम्भव है, उस समय वे लोग सिन्धु नद के इस पार के 
देश को हिन्द और यहाँ के निवासियों को हिन्दी या हिन्दू नाम से पुका रते. 
रहे हों । ग्रीक भाषा में सिन्धु का नाम इण्डस मिलता है, और इसी से 
इण्डिया शब्द की उत्पत्ति हुई जान पड़ती है । उच्चारण-भेद से सिन्धु 
का किसी ने हिन्द बना लिया, किसी ने इण्डस । 

मेरी राय में श्रब इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि हमारे देशः 
का नाम हिन्द और हमारा नाम हिन्दू इस देश में मुसलमानों के श्राने 
से बहुत पहले ही पड़ चुका था । मुसलमानों ने हमारा यह नाम नहीं 
रक्‍्खा । 

सुप्रसिद्ध सर जाजं ग्रियर्संन की भी “हिन्दू” शब्द के सम्बन्ध में यही 
राय हूँ। इंग्लेण्ड से १९-६-१६ के भेजे हुए अपने पत्र में वह लिखते हैं:-- 

प0प बार वृपााए एरह00 70 5:8078 एंव: हिन्द 45 8 
शिशाशंधा ए्रणते, गाते 48 ६0९ एशंधा) ९१॒पराए१)९7१६ ०0 
सिखु,. 486 एशअंथा5 ८०१ ६7९ क्र06 ० [7व 5४7 
5 प्रथ7९.,.._ 786 ००१ 077 ० “हिन्दू” ७०5 हिन्दी, 
प्रति) 45 वैशाए2ते 007 थग ०१९० 077 हैन्दव, ए८7 
88 9९ €पृपांपध०ा(६ 0 ६76 5थार्टय६ सैन्चव।00 ० सिन्धु, 


( ४५ ) 


पएु॥९ एणते हिन्दी 7९805 3 797०८ 05 हिन्द, ६98६ 75 8 
02072 ० एावा9, 270 ीतीता), 8६, 7 79९7897,हिन्दू 0 
"हिन्दी 7८770 8 27507 ० ६7९ निशतंप+९छाहा00. 7%प5 
507 #9पडषा0 इ०ए5 ठ 5प्रॉध्या >ञी0०ट 9०) डा, 
॥) 775 “ (्फावएपपां दिगाणओं,। जात: ९एट८+ 2 ईशा 
[7700 ६7९ दिाा8&5 गिक्ातंड ज़र०8 ए90प्रावं८6॑ 70770 065 
पा467 ६7९ 4९९४ ० ९००७१०7१६४5...._ 7८ 'श/प्रदश7875, 
0, ए९7९ 77]7943, कद ६7९४ ए2८5 5इ927८2०0." 6: 
ए (प8 52९९ (74९, फराशा) १ए७एस्‍०र्त (0 9 थीत६५०४८- 
सता 7975० फ्राध्या& 20ए गावीका ात8४प०४८- 
छिशा8व। बगवे (४४४४ां ८ [पड 35 एपदटाी मांएशक 
85 (7९ [978 प798९ एफ 70ए ट८र४ +]70. 7४७ पर४९ ०0 
+7९ ए057वं लमवी कक 4६8 ॥0वै७३7 इ९ा१52, 75 वृष्प८ 
'[402९, 775 770727 709॥72८ $5 हिन्दुई 2. ८., £१९ [87809382 
'छ रगवप्5, 395 09700524ं ६०0 एफचवंप, ६9९ [४9४९८ ० 
0759[779705., 
अब प्रइन यह है कि इस शब्द का उल्लेख हमारे संस्कृत म्रंथों में 
क्यों नहीं मिलता । मेरी समझ में इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं हैं; और हमने यह नाम स्वयं नहीं 
"रक्खा है, बल्कि विदेशी हमें इस नाम से पुकारते थे। जैसे अमेरिका, 
यूरोप आदि देशों के लोग हमें इंडियन नाम से पुकारते हें। परन्तु हम 
लोग अपनी पुस्तकों में अपने को हिन्दू ही लिखते हैँ, इंडियन नहीं लिखते ॥ 
अब प्रश्न यह है कि विदेशियों का रक्‍्खा हुआ “हिन्दू” नाम हमने स्वी- 
कार क्‍यों कर लिया ? इसका उत्तर यही है कि पूवंकाल में भारत और 
ईरान में घनिष्ट सम्बन्ध था; दोनों देशों की भाषा में बहुत कुछ 
समानता थी; दोनों देशों के रीति-रस्म में बहुत कुछ एकता थी; पुराण- 
अंथों में दोनों देशों में वेवाहिक सम्बन्ध तक की चर्चा पाई जाती है॥ 


हा] 


ग्तएव नित्य के ससर्ग से हमारे लिए उनके रक्‍्खे हुए हिन्दू नाम कोः 
पहले हमने कौतृहल-वश् स्वीकार किया; फिर धीरे-धीरे इस नाम ने 
हमारे उबर मस्तिष्क में अपनी जड़ जमा ली । परन्तु हमने संस्कृत-प्ंथों 
में अपना प्राचीन नाम ही कायम रकखा, केवल बोलचाल में हम अपने 
को हिन्दू कहने लगे । 

कितनी ही विदेशी जातियां इस देश मे आई और मिल-जुलकर एक 
हो गई' । इसी तरह यह हिन्दू नाम भी विदेश से आया और यहां हमारा 
हो गया । अतएव हिन्दू नाम को घृणा की दृष्टि से देखने का हमे कोई 
कारण प्रतीत नही होता । यह हिन्दू नाम हमारे और ईरानवासियों के 
प्राचीन सम्बन्ध की यादगार है। 

हम ऊपर लिख आये हे कि मुसलमानों ने हमारा नाम हिन्दू नही 
रक्‍्खा, पृथ्वीराज रासो से भी यह प्रमाणित हो सकता है । चन्दबरदाई 
ने रासो के अनेक स्थलों पर हिन्दू और हिन्दुस्तान शब्द लिखे हे । 
चन्दबरदाई से पहले मुसलमानों को इस देश में आये ही कितने दिन 
हुए थे कि उनका रक्‍्खा हुआ नाम एक विशाल जाति में इतना प्रचार 
पा जाता कि एक वीर और स्वजात्याभिमानी कवि अपनी कविता में 
उस नाम को स्थान देता ” स्वदेश और स्वजाति के जिस नाम से समाज 
अच्छी तरह परिचित रहता हे, कवि लोग उनके लिए प्राय: वही नामः 
अपनी कविता में लिखते हे । आजकल भी हिन्दी-भाषा के कवि अपनी 
कविता में आवश्यकता पड़ने पर अपने देश का नाम भारत या हिन्दु- 
स्तान ही लिखते हे; इंडिया नही । अब यह बात ध्यान मे आ सकती 
है कि चल्दबरदाई से हजारों वर्ष पहले, जबकि पृथ्वी-मंडल पर मुसल- 
मानों का कहीं अस्तित्व भी नहीं था, हमारी आयय-जाति हिन्दू, हिंदु- 
स्तान नाम को अपना चुकी थी । इसी से चन्द कवि को इन शब्दों के. 
बहुल प्रयोग में कोई हिचकिचाहट नही हुई । 

हमारे देश का नाम हिन्द, यहां के निवासियों का नाम हिन्दी या 
हिन्दू और हमारी भाषा का नाम हिन्दवी या हिन्दी बहुत पुराना है।॥+ 


है 2) 


बहुले देश का नाम, फिर निवासियों का नाम, फिर भाषा का नाम 
रक्‍खा गया । 


अमीर, खुसरो की एक पहेली में हिन्दी शब्द आया है; वह यह हँ--- 
फारसी बोले आईना । तुरकी सोचे पाईना। 
हिन्दी बोलते आरसी आये । मुंह देखे जो इसे बताये ॥ 
हिन्दी का एक पुराना नाम “भाषा” भी है। महा महोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी स्वरचित गणक तरंगिणी के ३३वें पृष्ठ पर भास्वती की 
भाषा-टीका का एक उदाहरण उद्घृत करते हे । उसमें भाषा दब्द आया 
हैं । उसका एक वाक्य यह है-- 
“सो देख के बनमाली शिष्यार्थ भाषा टीका कीन्ह 
यह टीका सं० १४८५ की बनी है। तुलसीदास ने रामायण में 
“भाषा शब्द लिखा ह-- 
भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति । 


्ः कं ्ः 
भाषा भनित मोरि मति थोरी। 
पर उन्होंने अपने फारसी पंचतामे में हिन्दवी शब्द का प्रयोग किया 
हूँ ।॥ सं० १६८० में लिखी हुई गोरा-बादल की कथा में जटमल ने “हिंदवी 
शब्द का प्रयोग किया हैं । आजकल भी बहुधा पुस्तकों के नामों और 
टीकाओं में हिन्दी के स्थान पर “भाषा” शब्द प्रयुक्त होता हूँ, जेंसे भाषा 
भास्कर, भाषा टीका आदि । पादरी आदम साहब लिखित उपदेश-कथा 
में, जो सं: १८५९४ में दूसरी बार छपी, इस भाषा का नाम “हिन्दुवी” 
लिखा हैं । “पदार्थ विद्यासार” नामक पुस्तक में जो स० १६०३ में छपी 
है, “हिन्दी भाषा नाम आया है । मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पदमा- 
वत में लिखा हँ--- 
तुरकी अरबी हिन्दवी, भाषा जेती आहि। 
जामें मारग प्रेम का, सबे सराहें ताहि॥ 
मालूम होता हूँ कि पहले हिन्दू लोग इस भाषा को “भाषा” और 
मुसलमान लोग “हिन्दुई” या “हिन्दुवी” कहते थे ! 


कक.) 


संवत्‌ १८६१ के बने हुए “प्रेमसागर” में लललूलालजी ने इर्स 
भाषा का नाम “खडी बोली” लिखा है। उन्होने ही एक जगह अपनी 
भाषा का नाम “रेख्ते की बोली” लिखा हैं। जान पडता है, भाषा का 
नाम “रेख्ता” उस समय रक्खा गया, जब इसमें अरबी, फारसी के शब्द 
भी मिलने लगे । 


हिन्दी-गद्य 


हिन्दी-गद्य का प्राचीन उदाहरण नहीं मिलता । महाराज पृथ्वीराज 
के समय के दो एक पत्रों की प्रतिलिपि, महात्मा गोरखनाथ, गोस्वामी 
बिद्वलनाथ, गंगा भाट, गोस्वामी गोकुलनाथ और नाभादासजी आदि की 
पुस्तकों से गद्य के कुछ उदाहरण आगे दिये जांयगें; वे हिन्दी-गद्य के 
यथार्थ उदाहरण नही कहे जा सकते । क्योंकि वे पत्र और पुस्तके भिन्‍न- 
भिन्न प्रदेशों की बोलियों में लिखी गई है । हिन्दी-गद्य के उस रूप का, 
जो देहली के आस-पास विकास पा रहा था जिसमें श्रमीर खुसरो ने अपनी 
पहेलिया लिखी, जिसे ब्रजभाषा ने दबा लिया था और जो पहले रेख्ता 
गौर आजकल खडी बोली के नाम से प्रसिद्ध है, कोई उदाहरण नही 
मिलता । अ्रमीर खुसरो का जन्म सवत १३१२ में हुआ । उसने जो छंद 
लिखे है, वे अवश्य ही उस समय की बोलचाल की भाषा में लिखे गय 
है । उसके छन्दों के विषय ही ऐसे हे, जो रोजमर्रा की बोलचाल में ही 
लिखे जाते हे । उदाहरण के लिए यहां उसके कुछ छद लिखें जाते हे-- 
तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझ्ञाया । 
बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया । 
झ्ाघा नाम पिता पर प्यारा, बृूक पहेली मोरी। 
अमीर खुसरो यों कहें, अपने नाम निबोरी | 
शा 52 नै 


बीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया ॥ 
कः 2 मे 


हर 


वह आवे तब शादी होय, उस बिन दूजा और न कोय । 
मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखि साजन ? ना सखि ढोल। 
्ः न ्ः 
“उसने बहुत रिकराया”,“आधघा नाम बताया”, “बीसों का सिर काट 
लिया” आदि बिलकुल खड़ी बोली के वाक्य हैं । हिन्दी का यह रूप अमीर 
'खुसरो के वक्‍त में अवश्य रहा होगा । “उसने बहुत रिक्ाया” में “ने” 
का प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है । ब्रजभाषा की कविता में “ने” का 
"प्रयोग बहुत ही कम देखा जाता है । तुलसीदास के रामायण में “ने” हुई 
“नहीं । किक्तु श्रमीर खुसरो ने “ने” का प्रयोग किया है। “मीठे लागे वाके 
'बोल” ये ब्रजभाषा के शब्द हें। इन उदाहरणों से प्रकट होता है कि 
ब्रजभाषा और हिन्दी दोनों का विकास साथ ही साथ हो रहा था । 
श्रीकृष्ण की जन्मभूमि की भाषा होने के कारण अपश्रंश शब्दों की बहु- 
लता से काव्य-रचना में प्रयोग-सुलभ (सुगम) और कर्ण-मधघुर होने के 
कारण वेष्णव कवियों और भक्तों ने ब्रजभाषा को ही प्रधानता दी । 
“जितने काव्य लिखे गए, सब ब्रजभाषा में । हिन्दी की तरफ किसी ने 
दृष्टि ही नहीं की । तो भी वह दिल्‍ली के आसपास के जिलों में बोली' 
जाती रही, और अब भी बोली जाती है । 
चन्दबरदाई हिन्दी का आदि कवि कहा जाता हूं । पर हिन्दी का जो 
'रूप उसकी कविता में दिखाई पड़ता हैँ, उससे भी विशेष स्पष्ट रूप उस 
समय वर्तमान था । यह बात अमीर खुसरो की कविता से श्रच्छी तरह 
समझ में आ जाती है । चन्दबरदाई और अमीर खूसरो के बीच में सिर्फ 
६४ वर्ष का अन्तर हें। इतने थोड़े श्र में चन्दबरदाई की हिन्दी इतना 
“विकास नहीं पा सकती कि वह खुसरो की हिन्दी हो सके । खुसरो के 
थोड़े ही दिन बाद कबीर हुए । कबीर की कविता भी खुसरो की हिन्दी 
“में मिलती हैँ । कविता-कौमुदी में कबीर की कविताएं देखिये | कितने 
“ही पद और पद्म ऐसे मिलेंगे जो आजकल की हिन्दी में कहे गए जान 
'पड़ते हें । इससे मालूम होता हे कि हिन्दी का विकास स्वतन्त्र रूप से होता 


( ४० ) 


आरा रहा हैँ । चन्दबरदाई के समय में हिन्दी का एक अलग रूप था, जिसका 
प्रयोग उसने अपनी कविता में कही-कहीं किया है । उसे हम हिन्दी का 
आदि कवि इसी से मानते हे कि उसके समकालीन या पहले के और 
किसी कवि की हिन्दी-कविता उपलब्ध नहीं । किन्तु यह बात निस्सन्देह 
कहीं जा सकती हैँ कि उस समय शुद्ध हिन्दी में भी कविता होती थी, 
और देहली के आसपास आजकल की खड़ी बोली की तरह हिन्दी बोली 
जाती थी । कारक, वचन, लिंग और पुरुष का प्रयोग खुसरो के समय में 
भी वेसा ही होता था, जेसा आजकल है। खुसरो की भाषा हमें इस 
सन्देह में डाल देती हैँ कि क्‍या वास्तव में हिन्दी का जन्म बारहवे शतक 
में हुआ ? मेरी राय में खुस़रो की व्याकरणसम्मत हिन्दी के लिए उसका 
जन्मकाल कई सौ बरस पीछे हटाना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा क्रि 
हिन्दी का आदि कवि चंद नहीं, बल्कि कोई और होगा, जिसका पता नहीं । 
मुसलमानों ने अपने अ्रबी-फारसी के शब्दों को हिन्दी मे मिलाने का 
प्रयत्न मी किया । अमीर खुसरोने इसी खयालसे खालिकबारी लिखी 
थी। बहुत से अरबी-फारसी के शब्द सस्कृत शब्दों के साथ, 
जहाज के पीछे छोटी चांव की तरह, जोड़ दिये गए, जो आज तक जुड़े 
ही चलते हें । जेसे, कागज-पत्र शादी-ब्याह, खत-पत्र, चिट्ठी-रसां श्रादि । 
शाहजहां के लमय तक हिन्दी में अरबी-फारसी के इतने शब्द थ्रा चुके 
थे कि उर्दू के नाम से हिन्दी का एक नया रूपान्तर बन गया। उद को 
बादशाही दरबार और कचहरियों मे जगह मिली । महावरों से उसकी 
नींव दृढ़ की गई और रसीली कविताश्रों से उसका श्वृद्भार किया गया । 
बेचारी हिन्दी पहले तो ब्रजभाषा की छाया में पतप न सकी, फिर उर्दू 
ने उसका रास्ता रोका | संवत्‌ १८६० में ब्रजभाषा से मिली-जुली आगरा 
के आ्रासपास की बोली में एक पुस्तक लिखी गई । उन्‍नीसवी शताब्दी के | 
अन्त तक हिन्दी का विकास लल्लूलालजी के ही प्रारम्भ किये हुए 
रास्ते पर होता रहा । बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दी का रूप ही 
बदल गया ओर उसने एक नये युग में प्रवेश किया। हिन्दी का मूल 


( ४१ ) 


जन्मस्थान दिल्ली के आसपास का प्रदेश है। ब्रजमाषा तथा युक्तप्रांत 
की कई बोलियों और उर्द के कुब्जों से निकलकर हिन्दी अब अपने असली 
रूप में विकास पा रही है| श्रब हिन्दी व्याकरणसम्मत एक शुद्ध और 
सब प्रकार के दब्दों से पूर्ण भाषा है । हिन्दी-गद्य में प्रायः सब विषयों 
के ग्रंथ तैथार हो चुके हैं और होते जाते हें । भारतवषं के प्रत्येक प्रान्त के 
विद्वानों द्वारा यह भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार की गई है। इसका 
साहित्य भण्डार जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हम हर्ष से 
कहते हैँ कि थोड़े ही वर्षो में यह भारत की प्रांतीय भाषाओं में सर्वोत्तम 
साहित्यिक-स्थान ग्रहण करेगी । 

गद्य-हिन्दी के ऋ्र-विकास का कोई उदाहरण हमें नहीं मिला । जो 
कुछ पुरानी पुस्तकें हमें मिली हें, वे हिन्दी में नहीं, बल्कि उसके भिन्‍न- 
भिन्न रूपान्तरों में लिखी हुई हें। हिन्दी का वास्तविक विकास सं० १९०० 
से होने लगा हैं । यहाँ हिन्दी के पुराने रूपान्तरों और वास्तविक हिन्दी, 
दोनों के कुछ उदाहरण दिये जाते हे-- 

महाराज पृथ्वीराज के समय के कुछ पत्र मिले है, उनमें से दो की 
प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है। /239 3). 

श्रीहरा एकलिगो जयति 

श्री श्री चित्रकोट बाई साहब श्री पृथुकुबर बाई का वारण गाम मोई 
ग्राचारज भाई रूसीकेसजी बाँचजो अपन श्री दली सू. भाई लंगरी राय 
जी आओ हैं जो श्रीदली स्‌ श्री हजूर को बी खास रुका आयो है जो 
मारो भी पदारवा की सीखवी है नेंदली काका जी बेद है जो कागद बांचत 
चला आंवजो थानेमा आगे जाइगे पड़ेगा थाके वास्ते डाक बेठी हें श्री 
हजूर बी हुक्म बेगीयो है जो थे ताकीद सू श्रावजो थारे मन्दर को व्याव 
. कामारथ ग्रवार करोगा दली सूँ आओ पाछे करोगा ओर थे सवेरे दन 
अठे आद्यसो सं० ११४५ चेत सुदी १३। सही 

यह विक्रम सं० १२३४ का पत्र है, उस समय जो संवत्‌ प्रचलित था 
वह विक्रम संवत्‌ से ६० वर्ष कम है । ऊपर के पत्र का श्र्थ यह हैं--- 


( १२ ) 


श्री हरि एकलिगजी की जय हो। मोई ग्राम निवासी श्राचार्य भाई 
ऋषीकेशजी को चित्तौर से बाई साहब श्री पृथाकुँवरि बाई का संवाद 
बाँचना । भागे भाई श्री लंगरीरायजी श्री दिल्ली से श्राये हें और श्री 
दिल्ली से हुज्र का खास रुक्‍का भी आया है जिससे मुकको भी दिल्ली 
जाने की झ्राज्ञा मिली है । काका जी अस्वस्थ हे । सो कागज बाँचते चले 
आओो । तुमको हमसे पहले जाना पड़ेगा । तुम्हारे वास्ते डाक बेठाई गई 
है। श्री हुजूर (समरसिह) ने भी आज्ञा दी है । सो ताकीद जानकर जल्दी 
आश्रो । जो तुम्हारे मन्दिर की स्थापना जल्दी स्थिर हुई है सो हम लोगों 
के दिल्‍ली से लौठने पर होगी । इतनी जल्दी आझाञ्रो कि दिन का सबेरा 
वहाँ हो तो शाम यहाँ हो । मिती चेत सुदी १३, संवत्‌ ११४५ | 

दूसरा पत्र--मेवाड़ की एक सनद, सं० १२२६ 

स्वस्ति श्री श्री चित्रकोट महा राजाधीराज तपे राज श्री श्री रावल जी 
श्री समरसी जो बचनातु दा अमा झ्राच।रज ठाकुर रुसीकेष कस्य थाने दलीं 
सु डायजे लाया अणी राज में ओषद थारी लेवेगा ओषद ऊपरे मालकी 
थाकी है जो जनाना में थारा बंसरा टाला ओ दूजो जावेगा नही और 
थारी बंठक दली में ही जी प्रमाण परधान बरोबर कारण होवेगा । 


भावार्थ 


श्री चित्रकोट (चित्तौर) के महाराजाधिराज रावल समरसिह की 
आज्ञा से आचाये ऋषीकेश को--तुमको दिल्ली से दायजे में लाया । राज्य 
में तुम्हारी दवा ली जायगी, दवा पर तुम्हारा अधिकार है, और भ्रन्तःपुर 
में तुम्हारे वंशजों के सिवाय दूसरा नहीं जायगा, और दरबार में तुमको 
'प्रधान के बराबर आसन मिलेगा, जसे दिल्ली में था । 


सं० १४०७--भहात्मा गोरखनाथ जी । 
स्वामी तुम्हें तो सतगुरु भ्रम्हे तो स्रिष सबद एक पूछिबा, दया करि 
कहिबा, मन न करिबा रोस । पराधीन उपरान्ति बन्धन नाही, सु श्राधीन 
उपरांति मुकुति नाहीं । 


( *३ ) 


सं० १६००--गोस्वामी बिटद्ठलनाथ जो 
प्रथम की सखी कहत हैँ, जो गोपीजन के चरण विष सेवक की दासी 
करि जो इनके प्रेमामृत में डूब के इनके मन्दहास्य ने जीते हें अमृत समूह. 
ता करि निकुंज विष शंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनी सो पूर्ण होत भई । 
सं० १६२६--गंगा भाट (चंद छंद बरनन की महिमा से ) 
इतनो सुन के पातज्ञाह जी श्री अकबर शाहाजी आदसेर सोना 


नरहरदास चारन को दिया । 
सं० १६४८--गरोस्वामी गोकुलनाथ जी 


(चौरासी ओर दो सौ बावन वेष्णवों की बार्ता से) श्री गूसाई जी 
के सेवक एक पटेल की वार्ता । सो वह पठेल वेष्णवराज नागर में रहे तो 
हतो । वा पदेल बेष्णव के दो बेटा हते और एक स्त्री हती । 

सं० १६६०--नाभादास जी 


ग्रव श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरन छुट प्रनाम 
करत भये। 
सं० १६६९--गोस्वामी तुलसीदास 


सं० १६६९ समये कुमार सुदी तेरसी बार शुभदीने लिषीतं पत्र” 
अनन्दराम तथा कन्‍्हई के अंस विभाग पूर्वंसु जे आग्य दुनहु जने मागा जे 


आग्य मेंशे प्रमान माता । 
सं० १६७०--बनारसोदास जी 
सम्यग्‌ दुष्टी कहा सो सुनो । संशय, विमोह, विश्रम ए तीत भाव 


जामें नाहीं सो सम्यग दुृष्टी | 
सें० १६८०---जटमल (गोरा बादल की कथा से ) 

है बात कीसा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादल हुआ हे जीनकी वार्ता की 
किताब हींदवी में बनाकर तेयार करी है ।....ये कथा सोल से अस्सी के 
साल में फागृून सुदी पूनम के रोज बनाई । 

सं० १७६७--सुरति मिश्र (कविप्रिया की टीका से ) 

सीस फूल सुहाग अरु बेंदा भाग ए दोऊ आये पावड़े सोहे सोदे के 

कुसुम तिन पर पेर घरि आये हैं । 


( ४४ ) 


सं० १७८४६--दास 
वन पाये ते मूर्ख बृद्धिवन्त छजातु है । और युवावस्था पाये ते 
नारों चतुर द्वेजाति हैं । उपदेश शब्द लक्षणा सो मालूम होता है औौ 
वाच्यहू मे प्रगट है । 
सं० १८५६० --लल्लूलाल जी 
निदान श्रीकृष्णचन्द्र के पास बेठा सुन-सुन घबड़ा कर अर्जुन बोला 
कि है देवता तू किसके आगे यह बात कहे है और क्यों इतना खेद करी है। 
सं० १८६०-सदल सिश्र (नासकेतोपाख्यान से) 
कुंड में क्‍या अच्छा निर्मल पानी कि जिसमें कमल कमल के फूलों 
पर भौरे गूंज रहे थे, तिस पर हंस सारस चक्रवाकादि पक्षी भी तीर तीर 
सोहावन शब्द बोलते, आसपास के गाछों पर कुह कुह कोकिले कुहुक रहे 
थे जंसा बसंतऋतु का घर ही होय । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्य का विकास बड़ी तेजी से 
हुआ । इससे पहले लोगों का ध्यान पद्य की ही ओर विशेष रहा, गद्य 
में पुस्तकें कम लिखी गईं । किन्तु हरिश्चन्द्र के बाद गद्य लिखने की ओर 
विद्वानों की इतनी रुचि हुई, कि पद्म का स्थान पीछे पड़ गया । पद्म से 
गद्य की विशेष उन्नति हुई, पद्य पिछड गया और गद्य ने एक परिमा- 
जित रूप धारण कर लिया । यहाँ हम हिन्दी-गद्य के नये युग के क्रम- 
विकास के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हें- 
सं० १६११---राजा शिवप्रसाद 
जब विपत के दिन आते हैं तो सारे सामान ऐसे ही बन्ध जाते हे । 
निदान राजा नल ने चलते समय दमयन्ती की साड़ी काटकर भ्राधी उसके 
बदन पर रहने दी । 
सं० १६९२०-- स्वामी दयानन्द 
वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में श्रसत्य और असत्य के 
स्थान में सत्य का प्रकाझ किया जाय, किन्तु जो पदार्थ जैसा है, वैसा ही 
कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता हैं । 


( ४४ ) 


सं० १६२६--भारतेन्दु हरिदचन्द्र 
फिर महाराज अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अ्रदालत ने भी श्रच्छे 
'हाथ साफ किये । फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि 
बंटाढार कर दिया, और शिफारिश ने भी खूब ही छकाया । 


पंडित बालकृष्ण भट्ट 
शब्द की आकर्षण-शक्ति न्‍्यूटन की झ्राकषंण-शवित से लवमात्र भी 
कम नहीं कही जा सकती । बल्कि शब्द की इस शक्ति को न्यूटन की 
आकर्षण-जश्क्ति से विशेष कहना चाहिये । इसलिये कि जिस आाकर्षण- 
शक्ति को न्यूटन ने प्रकट किया वह केवल प्रत्यक्ष में काम दे सकती है । 


पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 

उनके कथन का अवतरण देकर मल्लिनाथ ने उन्हें फटकार बताई हे 
झर लिखा हैँ कि प्रसंग भी देखते हो या मनमानी हांकते हो । तुम्हें 
इस प्रयोग को सही सांबित ही करना हैं तो पाणिनि-व्याकरण के पीछे 
न पड़कर और व्यांकरण देखो । (किराताजनीय ) 

अनाज महंगा होने से किसानों ही पर आफत नहीं झ्ाती; किन्तु 
मेहनत मजदूरी करनेवाले और लोगों पर भी आती है, यही नहीं, सभी 
लोगों पर उसका असर पड़ता है । (सम्पत्तिशास्त्र ) 

बाब्‌ दयामसुन्दरदास 

इस गद्य की उत्पत्ति से यह तात्पर्य नहीं हैं कि पहले गद्य था ही 
नहीं; किसी न किसी रूप में था । नहीं तो क्या लोग पद्य में बातचीत 
करते थे ? गद्य बोलचाल में अ्रवद्य था, पर भिन्न-भिन्न प्रान्तों और 
स्थानों में भिन्न-भिन्न रूप में था। जिन्हें हम झाजकल बोलियों का नाम 
देते हें, जेसे आगरे के निकट ब्रजभाषा बोली जाती हूँ । 


बाब पुरुषोत्तमदास टण्डन 
ईश्वरीय सौन्दर्य को--प्राकृतिक कविता की भाषा की छटा द्वारा 
संसार को दरसाना ही कवि का कर्तव्य है। जितना ही गहरा वह अपनी 


( ४६ ) 


प्रतिभा द्वारा इस सौन्दर्य-सागर में डूबता है, उतना ही अधिक वह 
अपने कत्तंव्य में सफल होता है । 
पं० पद्मसि]ह दर्मा 
बिहारी की सखी का परिहास बड़ा ही लाजवाब है । रसिक मोहक 
सुनकर फड़क ही गये होंगे । इससे अ्रच्छा साफ सच्चा सीधा और दिल 
में गृदगुदी करनेवाला मीठा मजाक साहित्य-संसार में शायद ही हो । 


हिन्दी-पद्च 

हिन्दी-गद्य से पद्म में विशेष उन्नति हुई है । पद्म के द्वारा थोड़े समय 
गौर थोड़े शब्दों में अधिक प्रभावोत्पादक बातें कही जा सकती हैं । 
उसके कंठस्थ रखने में सुविधा होती है । अक्षरों, मात्राओं और पदों 
का नियमबद्ध संगठन होने से उसके पढ़ने में भी आनन्द झ्राता है । तथा 
पद्य का सम्बन्ध गान-विद्या से है और गान-विद्या मनुष्यमात्र को प्रिय 
है, यहां तक कि वह पशु-पक्षी तक का हृदय भी मांहित करने को शक्ति 
रखती है, इन कारणों से पद्य की ओर लोगों की स्वाभाविक रुचि बढ़ती 
गई । गद्य में उपर्यक्त गुण नही; इसी से पूर्वकाल मे उसका प्रचार भी 
कम हुआ । परन्तु उपयकक्‍त गूण न रहने पर भी आजकल पद्य की 
अपेक्षा गद्य का प्रचार अ्रधिक क्‍यों है ? इसका कारण यह है कि गद्य 
म ही संसार का प्रतिदिन का व्यवहार चलता है । बोलकर जो कुछ काम 
हम लोग करते कराते हैं, सबमें गद्य का उपयोग करते हैं । इसलिए 
थोड़े ही परिश्रम से अपने मानसिक भावों को गद्य द्वारा प्रकट करने की 
शक्ति मनष्य में आ सकती है । पद्य में यह सुगमता नहीं । उप्तके लिए 
भ्रधिक परिश्रम करना पड़ता है, नियम सीखने पड़ते है, मस्तिष्क के 
विचारों को पद्म के पेचीले रास्ते से घुमा फिराकर निकालना पड़ता हे, 
इसी से उसमें अधिक समय लगता है। अधिक से अधिक परिश्रम करने 
पर भी मनृष्य पद्य में इतनी पटुता नहीं प्राप्त कर सकता कि उसके हारा 
ब्रहू गद्य की तरह धाराप्रवाह रूप से बातचीत कर सके । पद्म के लिए 


( ५७ ) 


प्रेतिभा हूँ, पद्य-रचना के श्रधिकारी वे ही हें । गद्य-रचना आसान है, 
क्योंकि वही प्रतिदिन की बोलचाल हूँ । उसमें उन्नति करना सर्वंसाधा- 
रण के लिए सुगम है । 

गद्य की अपेक्षा पद्म में जो विशेषताएं हूं, संस्कृत-साहित्य में भी उन 
पर विशेष ध्यान दिया गया हैँ | हाथ-मुंह धोने, दातुन करने, बाल संवा- 
रने श्रादि साधारण कामों की बातें भी मन्‌ आदि ने पद्च में कही हैं । 
वही क्रम हिन्दी के आदि-काल में भी ग्रहण किया गया । उस समय के 
प्रतिभा-सम्पन्त लोगों को जो कुछ कहना हुग्ना, उन्होंने सब पद्म में कहा । 
आजकल मनुष्यों के जीवन-चरित्र प्राय: गद्य में लिखे जाते हें, पृर्वकाल 
में पद्य में लिखे जाते थे | इसमें सन्देह नहीं कि गद्य की अपेक्षा पद्च में 
लिखा हुआ जीवन-चरित्र अधिक प्रभावशाली हो सकता है; परन्तु पद्य- 
रचना का कायें उतना सुगम नहीं, जितना गद्य का । 

हिन्दी-पद्मय के विषय में दो एक बातें और कहने की हैं । वे ये हें 
कि संस्क्ृत-कविता में जैसा वर्णवत्तों का प्राधान्य है, वेसा हिन्दी में नहीं। 
पुराने कवियों में तो शायद ही किसी ने वर्णवृत्तों में कविता की हो । 
यदि किसी ने की भी है, तो वर्णवृत्त के नियम का उसने अच्छी तरह से 
पालन नहीं किया हैं । मात्रिक छन्दों में अपने भावों को सरलतापूर्वेक 
वर्णन करने में उसे जेसी सफलता मिलती है वैसी वर्णवत्तों में नहीं । 
पुराने कवियों के विषय में एक यह बात भी ध्यान देने के योग्य हैं कि 
उनमें ऐसे कवियों की संख्या भ्रधिक है जिन्होंने अन्य छन्दों की अपेक्षा 
घनाक्षरी और सवेया छन्‍्दों में ही अधिक रचना की है । यों तो तुलसी 
नें दोहे चौपाई में ही सारी राम-कथा कह डाली है, बिहारी ने दोहों ही 
दोहों में रस भरा है, चन्द और केशव ने विविध छन्‍्दों में अपने मनो- 
भाव प्रकट किये हें; किन्तु घनाक्ष री और सवेया लिखने वाले कवियों की 
ही संख्या अधिक है । आजकल इन छन्‍्दों की उत्तनी कदर नहीं रही । 
अब कितने ही नये छन्दों का प्रचार बढ़ रहा है। श्राजकल वर्णवृत्तों में 
भी कविता सफलता के साथ होने लगी हँ। 


( #ैं८ ) 


हिन्दी-पद्च-रचना के विषय में एक बात विशेष उल्लेख के योग्य है 
कि इसमें प्रारम्भकाल से ही तुकबन्दी का प्रचार है । संस्कृत में जेसे 
अतुकान्त कविता का बाहुल्‍य है, हिन्दी मे वैसा ही, बल्कि उससे भी 
विशेष, तुकबन्दी का प्राधान्य है । मात्रिक छन्दों में तुकबन्दी के बिना 
भाषा का माधुयें कम हो जाता है । हां, वर्णवृत्तों में अतुकान्त रूप नहीं 
खटकता । पहले के कवि वर्णवृत्तों मे प्रायः नही के बराबर ही कविता 
रचते थे, भ्रतः बेतुकी की ओर उनका ध्यान ही नही गया। 


हिन्दी ओर वेष्णव 

वेष्णव सम्प्रदाय मे चार भेद हें--विष्णु-सम्प्रदाय, रामानृज-सम्प्र- 
दाय, मध्व-सम्प्रदाय और वल्लम-सम्प्रदाय । इन चारों सम्प्रदायों के मुख्य 
आंचायें विष्णु, रामानुज, मध्व और वल्लभ थे । विष्णुस्वामी द्रविड़ 
देश के रहने वाले थे । इनका जन्म दिल्‍ली मे किसी राजा के मन्‍्त्री के 
घर हुआ था । इन्होंने शाद्भुर-मत का खंडन किया है। रामानुज स्वामी 
मी द्रविड़-देश-निवासी थे । इनके पिता का नाम “केशव” और माता 
का “मति” था। मध्वाचायं का जन्म मदरास के रजतपीठ जि» कनारा 
में सं० १२५४ में हुआ । इनके पिता का नाम मध्यगेह भट्ट था। वल्लभा- 
चाय का जन्म सं० १५३४ में आन्ध्रदेश ( दक्षिण ) में हुआ । इन्होंने 
भागवत दशमस्कंध का पद्य में अनुवाद किया है । 

राम और कृष्ण वृष्णवों के प्रधाव उपास्य-देव हें । ये विष्णु के 
अवतार माने जाते हे । चन्दबरदायी ने रासो के पहले ही छंद भें गुरु 
को नमस्कार कर साकार लक्ष्मीश विष्णु को स्मरण किया है। श्रागे 
चलकर उसने दस अवतारों की कथा अलग-अलग लिखी है । इससे 
मालूम होता है कि उसके चित्त पर वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था। 
झौर हिन्दी का आदि कवि भी वही माना जाता है । अतएव यह कहा 
जा सकता है कि वेष्णवों ही ने हिन्दी का उसके जन्मकाल से लालन- 
पालन किया है । हिन्दी के साथ वेष्णवों का अधिक सम्बन्ध होने का एक 


( ५९ ) 


'कारैण और भी हैँ । वह यह हूँ कि हिन्दी उस प्रदेश की भाषा है, जहां 
वेष्णवों के आराध्यदेव राम और कृष्ण ने अवतार धारण किया था + 
जिस स्थान पर उन्होंने लीला की, उस स्थान, वहां के निवासियों और 
उनकी भाषा से वेष्णवों का प्रेम होना स्वाभाविक ही हे । राम और 
कृष्ण का कीतेन करने में वैष्णव कवियों का एक तांता-सा बंध गया 4 
हिन्दी में आज तक जायद ही ऐसा कोई कवि हुआ हो जिसने किसी न 
किसी रूप में राम-कृष्ण का गुण-गान न किया हो । 

पन्द्रहवीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द हुए । उन्होंने मानो हिन्दी- 
भाषा में वेष्णव धर्म की नींव दृढ़ कर दी । उनके पदचात्‌ ही भक्त- 
'शिरोमणि सूरदास ने सं० १५४० में जन्म लिया । सूरदास ने अपनी 
कविता के द्वारा हिन्दी का गौरव मुसलमान सम्राट अकबर के दरबार 
तक फैला दिया । इसी शताब्दी में दक्षिण देश से आकर स्वामी वललभा- 
चाये ने कृष्णक्ति को और भी चमत्कृत कर दिया । सूरदास और 
वललभाचार्य की संयुक्त शक्ति ने वष्णव-सम्प्रदाय में क्ृष्ण-भक्ति की एक 
बाढ़-सी ला दी । इसी अवसर में स्वामी हरिदास, हितहरिवंश और 
ननन्‍्ददास की मधुर ध्वनि गूँजनें लगी । वेष्णवदल में एक से एक प्रतिभा- 
शाली कवियों ने जन्म लेकर हिन्दी-भाषा द्वारा-जनता का मन ऐसा खींच 
लिया कि देश में चारों ओर हिन्दी कविता सहत्न धारा होकर उमड़ 
चली । अभी लोग इस आनन्द-लहरी में स्तान करके तृप्त हो ही रहे थे 
कि हिन्दी-कवियों के शिरोमणि तुलसीदास आ पहुँचे । इनकी कलम ने 
हिन्दी में वेष्णव-धर्म को अजर अमर बना दिया । आज इनके समान 
प्रतिभाशाली कवि हिन्दी में कोई नहीं | आज अपढ सपढ़ सब में तुलसी- 
'दास वैष्णव-धर्म की चर्चा करते हुए पाये जाते हें । तुलसीदास के समान 
" आज भारतवर्ष भर में किसी हिन्दी-कवि का आदर नहीं । 

वैष्णव कवियों की कविता का रस चखकर मलिक [मुहम्मद जायसी 
और रहीम ऐसे कितने ही मुसलमान कवि अपनी कविता द्वारा वैष्णव- 


६. 5872) 


धर्म का प्रचार करने लगे । और रसखान तो जाति-पॉति सब छोड़कर 
स्वयं वेष्णव हो गये । 
सुर और तुलसी के पीछे हिन्दी के जितने कवि हुए, सब राम और 
कृष्ण के कीतंन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले आये । ग्रामीण कवियों ने 
भ्रपनी रोज की बोलचाल में भी कविता रची । उसके द्वारा गांव के 
श्रपढ़ लोगों में वेष्णव-धर्म का खूब प्रचार हुआ । एक उदाहरण देखिये--- 
हरे हरे केसवा हुरु रे कलेसवा तोरा के रठत महेसवा रे। 
तोरे नाम जपत बा पुजत बा सबसे प्रथम गनेसवा रे ॥॥ 
जल बरसेला धान सरसेला सुख उपजला मधवा रे। 
प्रागदास प्रहलदवा के कारन रघवा हे गेले बधवा रे॥ 
मै ५. रह 
गाँव के लोग अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की कविता को बड़े 
ध्यान से सुनते और खूब समभते हें । तात्पयं यह कि हिन्दी-भाषा द्वारा 
वैष्णव-धर्म का सम्मान बढ़ा और वेष्णव-ध मेंके साथ हिन्दीका प्रचार हु भा। 
हिन्दी रे 
हिन्दी ओर जेन 
जन-साहित्य में हिन्दी का रूप सोलहवी शताब्दी से स्पष्ट होने 
लगा है। उसके पहले वह प्राकृत और अपश्रंश में ऐसी गुथी थी कि 
हम उसे हिन्दी नहीं कह सकते । सं० १५८० में ठकुरसी नामक एक 
कवि ने “कृपण-चरित्र ” नामक एक छोटी-सी कविता-पुस्तक लिखी ॥ 
उसमें से एक छप्पय हम यहां उद्धृत करते हँ-- 
कृपण कहूँ रे मीत मज्कु घरि नारि सतावे। 
जात चालि धणु खरचि कहे जो मोह न भावें ॥ 
तिहि कारण दुब्बलो रयण दिन भूख न लागे। 
मीत मरणु झआइयोौ गुज्ऋु श्रांखा तू आगे।। 
ता कृपण कहेरे कृपण सुनि मौत न कर मन मांहि दुख | 


अं; 


पीहरि पठाइ दे पापिणी ज्यों को दिण तू होइ सुख ॥ 
न तह ५ हु 


( ६१ ) 


* इस छन्द में हिन्दी भाषा की एक स्पष्ट मृति निकल झआाने में बहुत 
थोड़ी कसर दिखाई पड़ती हैं । 
सत्रहवीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध जेत कवि बनारसीदास हुए। इनका 
जन्म सं० १६४३ में, जौनपुर नगर में हुआ। इन्होंने अपनी कविता में 
हिन्दी का रूप स्पष्ट कर दिया । इनके रचे चार ग्रन्थ, बनारसीविलास, 
साटक समय-सार, अद्धंकंधानक, और नाममाला (कोष ) प्रसिद्ध हें । 
अद्धंकंधानक इनका सबसे अच्छा ग्रन्थ है । इसमें इन्होंने अपना ५५ वर्ष 
'का आत्म-चरित लिखा है। इस ग्रन्थ से इनकी कविता की थोडी-सी 
बानगी आगे दिखलाते हें । 
सं० १६७३ में आगरे में प्लेग का प्रकोप हुआ । उसका वर्णन इन्होंने 
'ऐसा किया है-- 
इस ही' समय ईति बिस्तरी, परी आगरे पहिली मरी । 
जहां तहां सब भागे लोग, परगट भया गांठ का रोग ॥ 
निकसे गांठि मरे छिन मांहि,काहू की बसाय कछु नाहि। 
चहे मर वेद्य मर जाहि, भयसो लोग अन्न नहिं खाहि ॥ 
मैट मुह ्ः 
जब अकबर बादशाह के मरने का समाचार जौनपुर पहुंचा, उस 
समय वहां के निवासियों की क्‍या दशा हुई, उसका वर्णन सुनिये-- 
इसही बीच नगर में सोर। भयो उदंगल चारिहु ओर || 
घर घर दर दर दिये कपाट । हटठवानी नहिं बेठें हाट ॥। 
भले वस्त्र अरु भूषण भले। ते सब गाड़े घरती तले ॥ 
घर घर सबनि बिसाहे सस्त्र । लोगन पहिरे मोटे वस्त्र ॥। 
'ठाढ़ौ कम्बल अथवा खेस । नारिन पहिरे मोटे वेस ॥। 
्ः ्ः कै 
'ऊंच नीच कोऊ न पहिचान | धनी दरिद्री भयें समान | 
चोरी धारि दिसे कहुं नाहि। योंही अपभय लोग डराहि ॥। 
कः रे शेः 


(8३. ) 


एक बार बनारसीदास परदेश में अपने साथियों के सहित कहीं ठहरे, 
इतने में पानी बरसने लगा | तब सब भागकर सराय में गये, वहां जगह 
नहीं थी । बाजार में कहीं खड़े होने का स्थान नहीं था । सबके किवाड़ 
बन्द थे । उस समय का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है--- 
फिरत फिरत फाव्रा' भंये, बंठो कहे न कोइ । 
तले कींच सों पप भरे, ऊपर बरसत तोइई ॥। 
अंधकार रजनी विषें, हिमरितु अगहन मास । 
नारि एक बैठन कह्मो, पुरुष उठचो ले बांस ॥ 
डे शः हैः 
बनारसीदास प्रतिभावान्‌ कवि थे । इतके परचात्‌ भूवरदास आदि 
और भी कई अश्रच्छे कवि हुए, जिन्होंने हिन्दी-भाषा में बड़ी ललित 
कविताएं रची हैं। ज॑न विद्वानों ने पूवंकाल से ही हिन्दी की उन्नति 
झग्रौर उसके प्रचार में हाथ बंठाया है । आज भी हिन्दी के लिए उनका 
उद्योग कम नहीं । 
हिन्दी बे ८ 
हिन्दी ओर सिक्‍ख 
सिक्‍खों के आदि गृरु नानकदेव ने हिन्दी का बहुत प्रचार किया ४ 
उन्होंने यात्राएं भी बड़ी दूर-दूर की की थीं। सिक्‍ख विद्वानों का कथन 
हैँ कि वे जहां-जहां जाते थे वहां हिन्दी ही में धर्मोपदेश करते थे। उनके: 
कहे हुए वचन सब हिन्दी ही में हें। सिक्‍खों के पांचवे गुरु श्र्जुनदेवजी 
हिन्दी के एक प्रसिद्ध छेलक थे। अपने से पहले हुए गुरुओशों की वाणी 
का संग्रह करके “गुरु ग्रंथ साहब” की रचना उन्होंने ही की हैं। यह 
सिक्‍खों का धर्म-ग्रन्थ है, और अब तक करतारपुर में मौजूद है। गुरु 
तेगबहादुर ने औरंगजेब को हिन्दी ही में संसार की श्रसारता का उपदेश 
दिया था। 
सिक्‍्ख-सम्प्रदाय में हिन्दी का सबसे अधिक सम्मान गुरु गोविन्दर्सिह 
के समय में हुआ । गुरु गोविन्दर्सिह का वर्णन कविता-कौमुदी में आ गया 
हैं। ये स्वयं हिन्दी के श्रच्छे कवि थे। हिन्दी में शिक्षा देने के लिए 


( ६३ ) 


इन्होंने कई पाठशालाएं खोली थीं। इनके सिवा भाई सन्‍्तोष सिंह ने भी 
हिन्दी का बहुत कुछ हित-साधन किया हैं। ये सिक्‍सखों में हिन्दी के 
महाकवि कहे जाते हें । इनके रचे “'सूयंप्रकाश” नामक ग्रन्थ को सिक्‍्ख 
लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। 
काशी में ज्ञिक्षा प्राप्त करने के लिए गृरु गोविन्दर्सिह के भेजें हुए 
सन्‍्त गूलाबसिंह ने भी हिंदी की बड़ी सेवा की है । इनके लिखे हुए चार ' 
ग्रन्थ ग्राजकल उपलब्ध होते हैं । सब हिन्दी में हैं, श्रौर वेदान्त-प्रेमी 
सिक्‍सखों में उनका बड़ा आदर हैं। 
वर्तमानकाल में भी सिक्‍्ख-सम्प्रदाय मे ज्ञानी ज्ञानसिंह द्वारा हिन्दी 
का अच्छा प्रचार हो रहा हूँ । इन्होंने हिन्दी कविता में “ग्रन्थ प्रकाश” 
तामक ग्रंथ की रचना की हैं । 
हिन्दी ओर गुजराती 
गुजराती का हिन्दी के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध हुँ । अच्छी: 
हिन्दी जाननेवाला थोड़े ही परिश्रम से गुजराती सीख सकता हू । 
गुजरात में गुजराती भाषा के साहित्य का जन्म नरसी मेहता और 
मीराबाई के समय से हुआ | मीराजाई की जीवनी और कुछ कविताएं 
कविता-कौमुदी में दी हुई हें। उससे यह साफ श्रकट होता हैँ कि 
मीराबाई की कविता की भाषा कसी हें। कहीं-कहीं मारवाड़ी और : 
गुजराती बोलचाल के शब्द आ गए हैं, नहीं तो वह विशुद्ध हिन्दी ही 
हैं । यहां हम नरसी मेहता का एक पद लिखते हें । उससे पाठक आसानी 
से समर लेंगे कि गुजराती और हिन्दी में कितना अन्तर हे । 
वेष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाणे रे। 
परदु:खे उपकार करे तोए, मत अभिमान न झाणे रे ॥ 
सकल लोकमां सहुने वन्दे, निन्‍दा न करे केनी रे । 
वाच, काछ, मन निशचल राखे धन धन जननी तेनी रे॥ 
समदुष्टी ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। 
जिह्ना थकी असत्य न बोले परधन नव भाछे हाथ रे॥ 


जज 


( ६४ ) 


मोह माया व्यापे नहि जेने दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे। 
रामनामशं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे ॥ 
वणलोभी ने पटरहित छे काम क्रोध निवारचा रे। 
भणे नरसेयों तेनं दर्शन करतां कुल एकोतेर तारचां रे ॥ 
बहुत थोड़े शब्द इसमें ऐसे हैं, जो हिन्दीवाले न समझ सकते हों; 
परन्तु भाव तो सब समझ लेंगे । 
नरसी मेहता के पहले गुजरात में गुजराती भाषा बोली तो जाती 
थी; किन्तु उसका कोई साहित्य नहीं था | ब्रजभाषा की कविता को ही 
विद्वान और कवि लोग पढ़ते और लिखते थे । गुजराती में ब्रजमाषा का 
आधिक्य है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि कल्लभ-सम्प्रदाय का 
आदर गुजरात में बहुत हैं। वल्लभ-सम्प्रदाय का भवित-साहित्य ब्रज- 
भाषा में बहुत है । इससे गुजरात में धारमिक-भाव के साथ ब्रजभाषा का 
भी प्रभाव बढ़ गया । 
गुजराती कवियों ने हिन्दी के बहुत-से छन्‍्दों को अपनाया है और 
उनमें रचनाएं की हे । 
हिन्दी में ज॑से तुलसीदास की चौपाई,सू रदास के पद और गिरधर की 
कुण्डलियां प्रसिद्ध हें, वैसे ही गृजराती में नरसी मेहता की प्रभाती, मीरा- 
बाई के भजन, सामल के छृप्पय, दयाराम की गरभियां, और नमंदाशंकर 
के रोला छन्द की महिमा है । सुप्रसिद्ध कवि दयाराम की कविता तो हिंदी 
से बहुत ही मिलती-जलती है । लीजिए, एक उदाहरण देखिये--- 
हरदम कृष्ण कहे श्रीकृष्ण कहे तू ज़बां मेरी । 
यही मतलब खातर करता हुं खुशामद में तेरी ॥ 
दही शोर दूध शक्कर रोज खिलाता हूं तुमे । 
तौ भी हर रोज हरनाम न सुनाती मुझे ॥ 
खोई जिन्दगानी सारी सोइ गूनाह माफ़ तेरा। 
दया मत भूल़े प्रभगाम आखिर वक्‍त मेरा ॥ 
कै श्र ्ः 


( ६४ ) 


बंगला और मराठी की अपेक्षा गुजराती का हिन्दी से श्रधिक सम्बन्ध 
है । इस समय भी गुजराती साहित्य में हिन्दी की बहुत छाया वर्तमान है। 


हिन्दी ओर मुसलमान 


मुसलमान जब से इस देश में आये, तभी से हिन्दी के साथ उनका 
'घनिष्ट सम्बन्ध रहा। राज्य का सब कामकाज हिन्दी में ही होता था । 
मुहम्मद क़ासिम, महमूद ग़ज़नवी और शहाबुद्दीन गोरी ने हिन्दुस्तान में 
अपना दफ्तर हिन्दी में ही रक्खा था। उनकी तवारीखों से इन बादों का 
'साफ-साफ पता चलता हूँ । हसन गांगू ब्राह्मणी ने अपने हिसाब का दफ्तर 
'गांयू ब्राह्मण को सौंपा था । 

अमीर खुसरो ने हिन्दी में बहुत से दोहे, पहेलियां, गीत, दो अर्थी, 
'झअनमिल और मुकरनी भ्रादि लिखे | श्रमीर खुसरो का जन्म सं० १३१२ 
शोर मरण सं० १३८२ में हुआ । दिल्ली में श्रब तक उनकी कब्र है और 
उस पर मेला भी लगा करता है। उन्होंने खालकबारी नामक एक पुस्तक 
“लिखी, जिसमें श्रबी, फारसी, तुर्की शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द 
'पद्य में बताये गये हैं । हिन्दुओं को मुसलमानों की भाषा से और मुसल- 
मानों को हिन्दुओं की भाषा से परिचित कराने का खुसरो ने यह सब से 
'पहला प्रयत्न किया था खुसरो ने जिस हिन्दी में छनन्‍्द रचे हें, वह 
'अवश्य ही उनके समय की बोलचाल की भाषा होगी। और किसी कवि 
की कविता उस हिन्दी में नहीं मिलती । यहां खुसरो की कविता के कुछ 
'नमूने दिये जाते हें-- 

खालकबारी 


बया बिरादर आावरे भाई। बनशान मादर बैठ री माई । 

मुश्क काफ्र अस्त कस्तूरी कपूर। हिन्दवी श्रानन्द शादा और सरूर । 

-मृश् चूहा गुबंः बिल्ली मार नाग । सोज़नो रिश्त: बहिन्दी सुई ताग ॥ 
के ्ः म्ः 


आओ, 


आंखों का एक नुसखा 
लोध फिटकरी मुर्दासद्भ । हल्दी, जीरा एक-एक टज् ४ 
अफ़ीम चनाभर मिच चार। उरद बराबर थोथा डार। 
पोस्त के पानी पोटली करे । तुरत पीर नैनों की हरे ।॥। 


कै ््ः के 


पहेलियां 


तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिभ्राया । 
बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया। 
झ्ाधा नाम पिता पर प्यारा बूझ पहेली मोरी। 
“ग्रमीर खुसरो” यों कहें भ्रपने नाम “न बोली” ॥ “निबोरी” $ 


फ़ारसी बोले आईना। तुरकी सोचे पाईना। 
हिन्दी बोलते आरसी आये । मुंह देखे जो इसे बताये ॥ 


“आईना” | 
बीसों का सिर काट लिया। ना मारा ना खून किया ॥ 

“नाखून” 8. 
जलकर उपज जल में रहे। आंखों देखा “खुसरो” कहे॥। 

“काजल” ।, 


आदि कट ते सब को पारे । मध्य कटे ते सब को मारे । 
भ्रन्त कटे ते सब को मीठा । सो “खुसरो” में आंखों दीठा । 
“काजल” ॥; 
पहेलियों के सिवा खुसरो ने स्त्रियों के गाने के लिए बहुत से गीत भी 
लिखे थे। नमूने के तौर पर उनका एक गीत यहां दिया जाता हैं-- 
अम्मा,मेरे बाबा को भेजो जी, कि सावन आया । 
बेटी,तेरा बाबा तो बुड़ढा री, कि सावन आया ॥ 
भ्रम्मा, मेरे भाई को भेजो जी, कि सावन आया । 
बेटी, तेरा भाई तो बाला री, कि सावन झ्राया ।|. 


(६७ ) 


अम्मा, मेरे मामूं को भेजो जी, कि सावन आया । 
बेटी, तेरा मामूं तो बाका री, कि सावन आया । 
खुसरो की “मुकरनियां” भी बहुत मशहूर हें । 
सुकरती--- 
सिगरी रन मोहि संग जांगा । 
भोर भई तब बिछड़न लागा ॥ 
उसके बिछुड़े फाटत हिया । 
क्यों सखि, साजन ? ना सखि,दिया” ॥ १ 0७ 
सरब सलोना सब गुन नीका । 
वा बिन सब जग लागे फीका । 
वाके सर पर होवे कौन । 
ऐ सखि, साजन ? ना सखि, “लोन” ॥ २॥ 
वह आवबे तब शादी होय । 
उस बिन दूजा और न कोय । 
मीठे लागे वाके बोल । 
ऐं सखि, साजन ? ना सखि, ढोल॥ ३ ॥ 
एक दिन खुसरो राह में चले जारहे थे । चलते-चलते प्यास लगी ६ 
एक पनघट पर पहुंचे । चार पनिहारिनें पानी भर रही थीं। खुसरो ने 
पानी मांगा । उनमें से एक इन्हें पहचानती थी । उसने अपनी सहेलियों 
_ से कहा कि देख, खुसरो यही है, जिसके गीत गाये जाते हैं। उनमें से' 
एक ने खुसरो से कहा, मुझे खीर की कविता सुनाओ, तब पानी पिला- 
ऊंगी। दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने ढोल पर और चोथी ने कुत्ते पर 
कविता सुननी चाही । खूसरो ने चारों का उत्तर एक हो छन्द में दिया- 
खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला । 
आया कुत्ता खा गया, तू बेठी ढोल बजा ॥ ला,पानी पिला ॥ 
इस तरह के बेसिर-पेर के छन्‍्द का नाम अनमिल हूँ । खूसरो कभी- 
कभी “ढकोसला” भी कहा करते थे । एक ढकोसला थह हैं ।+-- 


( ६८ ) 


भादों पक्की पीपली, चू चू पड़े कपास । 
बी महतरानी दाल पकाञ्रोगी, या नज्भा ही सो रहूं ॥ 
खुसरो ने “दो सखुने” भी बहुत से कहे हें । कुछ ये हँ--- 
गोशत क्‍यों न खाया--डोम क्‍यों न गाया ? गला न था। 
जूता क्‍यों न पहना--समोसा क्‍यों न खाया ? तला न था। 
अनार क्‍यों न चखा--वजीर क्‍यों न रखा ? दाना न था । 
पण्डित क्‍यों पियासा--गदहा क्‍यों उदासा ? लोटा न था । 
पण्डित क्यों न नहाया--धोबिन क्‍यों मारी गई ? धोती न थी । 
सौदागर रा च मे बायद--बूचे को क्‍या चाहिये ? दोकात । 
तिश्ना राश में बायद--मिलाप को क्‍या चाहिये ? चाह । 
शिकार बचा मे बायद करद--क़बते मग़ज़ को क्‍या चाहिये ? बादाम । 
खुसरो के मुहल्ले में चम्मो नाम की एक बूढ़िया की दूकान थी । वह 
लागों को भांग और चरस पिलाया करती थी । भंगेड़ियों और गंजेड़ियों 
का एक खास जमघट उसके यहां लगा रहता था । खुसरो उसी रास्ते से 
दरबार आते-जाते और टहलने निकला करते करते थे। बुढ़िया कभी-कभी 
हुक्‍का भरकर सामने खड़ी होजाती । खुसरो यह खयाल करके कि बुढ़िया 
का दिल दुखाना ठीक नहीं, कभी-कभी एक-दो फूंक ले लेते थे । एक दिन 
उसने कहा, “आप कवि हे | हजारों गीत, गजल, राग, रागिनी लिखा 
करते हैँ, कोई चीज इस दासी के नाम से भी बना दीजिये | आपकी कृपा 
से इस दासी का भी नाम रह जायगा।” इसके बाद वह॒तकाजे पर तकाजे 
'पर करने लगी । एक दिन खुसरो ने उसके नाम से यह कह ही डाला--- 
झौरों की चौपहरी बाजे चिम्मो की अ्रठपहरी । 
बाहर का काई भ्रोये नाहीं आयें सारे शहरी ॥ 
साफ़्यूफकर आगे राखे जिसमें नाहीं तूसल ॥। 
औरों के जहूं सींक समावे चिम्मो के तहं मूसल ॥ 
श्र्यात्‌, बादझाहों के यहां तो सिफे चार पहर ही नौबत बजती है, 
इसके यहां झआठो पहर कंडी, सोटा बजता रहता है। बाहर का कोई झ्राता 


( ६९ ) 


नहीं, शहर ही के सफेदपोश आते हें । भज्भ को साफ़-सूफ़ करके यह आगे 
रखती है, जिसमें जरा भी कड़ा-करकट नहीं होता । ऐसी गाढ़ी भांग 
छुनती है कि औरों की भांग में जहां सींक खड़ी हो सकती है, वहां चिम्मो 
की भांग में मूसल खड़ा होजाता हैँ । 
कहना नहीं होगा कि खुसरो की बदौलत चिम्मो का भी नाम रह 
गया । खुसरो ने फारसी और हिन्दी की मिलावट के छन्द भी लिखे हूं ।. 
उनमें एक यह हें: -- 
जे हाल मिसकीं मकुन तग्राफ़ूल दुराय नेनां बनाय बतियां ॥ 
कि ताबे हिजरां न दामे ऐ जां ! न छेहु काहे लगाय छ॑तियां ॥ 
दबाने हिजरां दराज़ च जुल्फ़ व रोज़ वसलत चु उम्र कोतह । 
सखी पिया को जो में न देखूं तो कंसे काट श्रंघेरी रतियां ॥ 
खुसरो ने एक मौके पर यह दोहा कितना सुन्दर कहा है-- 
गोरी सोव॑ सेज पर , मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने, रन भई चहुं देश ॥ 
है शः र्ः 
अकबर के समय में तो हिन्दी का महत्व बहुत बढ़ गया था । अकबर 
का जन्म सं० १५९९ में अ्मरकोट में हुआ। १६६२ वि० तक उसने राज 
किया । वह विशेष पढ़ा-लिखा न था, पर प्रतिभाशाली और सत्संगी था ।. 
उसके दरबार में हिन्दी के अच्छे-अच्छे कवि, पण्डित और गवेये रहते थे । 
उसका समय हिन्दी का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है । कुछ छन्‍्द यहां. 
लिखे जाते हूँ, जो अकबर के बनाये हुए कहे जाते हैं:--- 
( १) 
जाको जस है जगत में, जगत सराहे जाहि। 
ताको जीवन सफल हूँ, कहत अकब्बर साहि ॥ 
( २) 
साहि अ्रकब्बर एक समे चले कानन्‍्ह विनोद बिलोकन बालहि। 
आहट ते अबला निरख्यो चकि चौंकि चली करि आझातुर चार्लाहि ॥ 


( ७० ) 


त्यों बलि बेनी सुधारि घरी सु भमई छवि यों ललना अरु लालहिं । 
चम्पक चारु कमान चढावत काम ज्यों हाथ लिये अहि बालहि ॥ 


रे 
केलि करे विपरीत रमे सु 2 क्यों (स इतो सुख पावे । 
कामिनी को कटि किकिनि कान किघों गनि पीतम के गुन गावे ॥। 
बिन्दु छुटो तन में सु लालट तें यों लट मे लटको लगि आवे। 
साहि मनोज मनो चित में छबि चंद लये चकडोर खिलावे ॥ 


अपने बेटे जहांगीर को भी अ्रकबर ने हिन्दी सिखाई,और अपने पोते 
खुसरो को तो छ: वर्ष की अवस्था ही मे हिन्दी सीखने के लिए भूदत्त 
भट्टाचाये के सुपुर्दे कर दिया था | शाहजहां अपनी मातृभाषा के समान 
हिन्दी-माषण में अधिकार रखता था। शाहजहां के दरबार में हिन्दी- 
कवियों का अच्छा सम्मान था। उसका बड़ा लड़का दारा तो हिन्दी और 
संस्कृत में अपने बाप-दादों से भी बढ़कर निकला । उसने उपनिषदों का 
फारसी भाषा में उल्था किया । औरज्भजेब यद्यपि हिन्दुओं से बड़ा हेष 
रखता था, हिन्दी से विमुख वह भी नहीं था । एक बार शाहजादा मुह- 
स्‍्मद आजम ने कुछआम औरऊ्डजेब के पास भेजे और प्रार्थना की कि 
इनके नाम रख दो । औरज्भजेब ने बेटे को लिखा--तुम स्वयं विद्वान्‌ 
होकर बढ़े बाप को क्यों कष्ट देते हो ? खेर, तुम्हारी प्रसन्‍नता के लिए 
आमों का नाम मेंते सुधारस' और रसना-विलास' रक्खा हे--- 

शाही दरबांरों में हिन्दी-गर्वयों का भी बड़ा आदर था। तानसेन 
को अकबर ने पहले ही मृजरे में एक करोड़ का इनाम दिया था। 
बरमखां खानखाना ने बाबा रामदास को एक लाख रुपये एक ही दिन 
दे डाले थे दयाहजहां ने महापात्र जगन्नाथ राय त्रिशूली के बराबर रुपये 
तोल दिये थे। उसी ने कलावन्त लाल खाँ को गृुणनिधि की उपाधि दी . 
थी। हिन्दी का इतना श्रादर था कि मुसलमान गवैये भी हिन्दी की राग- 
रानियां गाते थे । हिन्दू गवेयों का तो कहना ही क्या है, मुसलमान गवैये 
अब तक भी हिन्दी राग-रागनियां गाते हें । 


(७१ ) 


मृुसलमानी राजत्वकाल का इतिहास और हिन्दी का इतिहास यदि 
पमिलाकर देखा जाय तो यह देखकर बड़ा ग्राइचर्य होता है कि मुसलमानों 
'की उन्नति के साथ हिन्दी की उन्‍्तति हुई है और उनके अघ-पतन के 
साथ एक बार हिन्दी का भी रंग फीका पड़ गया हैं। जब मुसलमानी 
शासन का सूर्य उन्‍नति पर था,हिन्दी के बड़े-बड़े प्रतिभाशाली कवि उसी 
'समय में हुए थे । मुसलमानों की उन्नति के समय हिन्दी इस तरह फूली 
'फली कि उसके सुमधुर सुगन्ध श्रौर स्वाद से आंजकल हम लोग बहुत 
आनन्द पा रहे हैं । हिन्दी के इस नाते से मुसलमानों की शोर हमारा प्रेम 
बढ़ जाता हैं । हिन्दी की इस उन्नति से मुसलमानों को गये होना चाहिए। 

बहुत से मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता की हूं। उनमें से 
कुछ के नाम नीचे लिखे जाते हें । साथ ही यह भी लिख दिया जाता है 
“कि उनके रचे हुए कोन-कोन से ग्रंथ उपलब्ध हें-- 


कवि ग्रन्थ 

१--अमीर खुसरो फुटकर 
२--मलिक मुहम्मद जायसी कविता-कौमुदी में वर्णत देखिये । 
३--अश्रकंबर फुटकर 
४---क्रादिरबख्श है 
५--अब्दुल रहीम खानखाना कविता-कौमुदी में वर्णन देखिये । 
६--उसप्तमान ”. में देखिये। 
७--सैयद इब्राहीम (रसखान) / / 
८5--मुबारक ”. / में देखिये। 
९---अहमद वेदान्त कविता 

१०--वहाब बारहमासा 

११--अब्दुरेहमान यमक शतक 

१२---जलील फूटकर 

१३-ञऑयाह्ूरूब खाँ रसिक-प्रिया की टीका 


१४--जुल्फ़िकार सतसई का टीका 


( ७२ ) 


कवि ग्रन्थ 
१५--अनवर खाँ ग्रनववर चंद्विका 
१६--प्रेमी यमन अनेका्थं नाम माला 
१७--आजम नखशिख 
१८--संयद गुलाम नबी रसप्रबोध, श्रद्भदर्पण 
१९--तालिब अली नखशिख 
२०--नबी फूटकर 
२१--आलम कविता-कौमुदी देखिये । 


किसी-किसी मूसलमान कवि न तो हिन्दी में ऐसी अच्छी कविता की 
हैं, कि उसके एक-एक पद पर कितने ही हिन्दू कवियों की कविता न्योछा- 
बर कर दी जा सकती हूँ । अंत में बड़े साहस ओर संतोष के साथ हम 
यह कह सकते है कि पिछले सहृदय मुसलमान बादशाहों और कवियों ने 
हिन्दी की जो सेवा की हूँ बह कभी न कभी (अवश्य हिन्दू-मुसलमानों के 
भाषा विषयक विरोध को दूर करने में समर्थ होगी । 
८ आर, ७ 
हिनदा आर उद्‌ 
उर्दू कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं, वह हिन्दी का एक रूपान्तर मात्र है । 
हिन्दी में अरबी, फारसी और तुर्की के कुछ शब्दों के आजाने से वह कोई 
नई भाषा नहीं कहला सकती । और जब हिन्दी उर्दू का व्याकरण एक हूँ 
तो वह अलग स्वतन्त्र भाषा कंसे कहला सकती हैं ? इसी तरह श्राजकल 
कालेजों में श्रश्नेजी शब्दों से लसी हुई जो हिन्दी बोली जाती है, वह कोई 
नई भाषा नहीं कहला सकती । हिन्दी श्रौर उर्दू में सिफे इतना ही अंतर 
है कि हिन्दी देवगागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत शब्दों की 
उसमें बहुलता रहती है; उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती हैं और 
उसमें अरबी ओर फारसी के शब्दों की अधिकता रहती है । गुजराती 
भाषा के भो दो रूप हें, एक पारसियों की ग्रजराती, दूरी गुजरातियों 
की गुजराती । पारसियों की गुजराती में अरबी, फारसी के शब्द अधिक 


( ७३ ) 


होते हूँ और गुजरातियों की. गृजराती में संस्कृत और अपभ्रंश के दब्द १ 
पर गुजराती भाषा के अलग-अलग नाम नहीं । दोनों रूपों का एक ही , 
नाम है । ऐसा ही सम्बन्ध हिन्दी और उर्दू का हैं । | 

मुसलमानों के आने के पहले ही से अरबी, फारसी और तुर्की के 
शब्द यहां भो भाषा में प्रचलित थे । यह बात चंदबरदाई की कविता से 
स्पष्ठ मालूम होती है । जब मुसलमानों का संसर्म इस देद में बढ़ा, तब 
उनकी भाषा के बहुत से शब्द भी हमारी बोलचाल में बढ़ गए। बोल- , 
चाल समभने के सुभीते के लिए हिन्दू-मुसलमान दोनों ने हिन्दी में 
अरबी फारसी के शब्दों को मिलने दिया । शाहजहां के वक्‍त में इस 
मिश्रित भाषा का नाम उर्दू पड़ गया । “उर्दू” नाम होने के पहले ही 
कबीर, सूर और तुलसी की कविता में अरबी फारती के बहुत से शब्द 
व्यवहृत हुए हें । तुर्की में उर्दू शब्द का अथे है “लश्कर का बाजार” ३ 
यह मिली-जुली बोली लश्कर के बाजार में, जहाँ मुल्क-मुल्क और शहर- 
शहर के आदमी जमा होते थे, बोली जाती थी । वहीं से इस बाजारू 
हिन्दी का नाम उर्दू हुआ । इसका एक पुराना चाम 'रेखता” भी हे । 
कबीर साहब ने कुछ “रेखते” लिखे हैं, पर वहाँ “रेखता” उनके एक 
खास छन्द का नाम हे, बोली का नहीं । यद्यपि उनके रेखतों की भाषा 
“रेखता' ही हे । 

दम्सुल उल्मा मौलवी मुहम्मद हुसेन साहब आझ्लाजाद ने “आबेहयात” 
के छठे पृष्ठ पर जो यह लिखा हैं कि “इतनी बात हर शख्स जानता है 
कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रजभाषा से निकली हूँ” (पृष्ठ ६); “संस्कृत 
और ब्रजमाषा की मिट्टी से उर्दू का पुतला बना हूँ” (पृष्ठ ३४) वह 
ठीक नहीं है । उई ब्रजमाया से नहीं निकली, बल्कि हिन्दी ही का नाम 
उर्दू रख लिया गया है | अमीर खुसरो की पहेलियों श्र कबीर के रेखतो 
से स्पष्ट मालूम होता है कि हिन्दी चन्दबरदाई के पहले से स्वतस्त्र रूप 
से बोली जाती रही है, और उत्ती में अरबी फारसी के शब्द जगह पाकर 
घुस बेठ । जिस भाषा का नाम शाहजहाँ के वक्‍त में “उर्दू” पड़ा, वह 


( ७५ ) 


काहिली से कहलाना 
मुनकिर से मुकरना इत्यादि । 

कुछ क्रियाएं करना, होना आदि दब्दो के संयोग से बन गई हू ॥ 
जैसे; खुश होना, ज़िक्र करता, रवाना होना, दिल लगाना इत्यादि । 

कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका घड़ तो हिन्दुस्तानी है और सिर फारसी । 
जैसे; समझदार, गाड़ीखाना, पानदान, पीकदान, मोदीख़ाना, हाथीवान 
इत्यादि । 

कुछ ऐसी-ऐसी चीजें भी, जो इस मुल्क में बाहर से आईं, अपना 
'नाम साथ लाईं । ज॑से; साबुन, शीक्षा, मशक, क़ाज़ी, हुक्‍क़ा, चिलम, 
नेचा, कुर्ता, चोगा, आस्तीन, पायजामा, इज़ार, रुमाल, शाल, दुझ्ाला, 
'तकिया, बुरक़ा, चपाती, पुलाव, अचार, बेदमुदक, रक़ाबी, तश्तरी, चमचा, 
'किहती, चाय शब्रादि । 

बहुत से अरबी फारसी के शब्दों का इतना प्रयोग बढ़ गया हैँ कि 
अब उनके स्थान पर संस्कृत या प्राकृत के पर्यायवाच्री शब्द ढूंढुकर 
'रक्खे जांय तो या तो कुछ अ्रथे ही न निकलेगा या भाषा इतनी कठिन 
हो जायगी कि सर्वसाधारण तो क्‍या, शिक्षित हिन्दू भी कठिनता से 
'समभ सकेंगें। जंसे- 

मज़दूर, वकील, क़लम, दवात, स्याही, मसखरा,नसीहत,चाद र, सूरत, 
'तोता, पर, जुलाब, गुलाब, तंग, जीन, रकाब, नाल, कोतल, जहाज, 
मस्तूल, परदा, दालान, तनख्वाह, मल्लाह, ताजा, ग़लत,सही, रसद,कारी- 
गर, तराजू, शतरंज । शतरंज खास हिन्दुस्तान की चीज हे । पर अब 
इसके असली नाम “चतुरंग” से शायद ही कुछ लोग परिचित हों । ऊपर 
के शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत में अवश्य हें, पर हिन्दी में उनका 
प्रयोग बन्द हो गया | अभ्रब पाटल के स्थान पर गुलाब ने भ्रधिकार जमा 
लिया है । 

हिन्दी के इस नये रूपान्तर में कवियों ने कमाल का हाथ दिखाया । 
उन्होंने उर्दू को खूब संवारा; महावरों के आभूषण से खूब सजाया; ईरान 


( ७६ ) 


का शोखी, नजाकत और चुलबुलापन सिखाया । सब तरह से सज-धंज- 
कर वह रसिकों के गले का हार हो गईं । उर्दू कबियों से अपनी रचनाः 
का विषय हिन्दुस्तान से नहीं, बल्कि ईरान से लिया । संस्क्ृत भर हिन्दी 
में जितने स्त्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धी काव्य लिखे गये हें, उन सब में स्त्री 
पुरुष पर आसक्त दिखाई गई । रामायण में सीता के हृदय में राम से 
पहले प्रेमांकुरित हुआ है । भागवत में रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण के पास अपनाः 
प्रणय-सदेश पहले भेजा । इसी तरह दमयन्ती नल पर संयोगिता पृथ्वीराज 
पर आसक्त दिखाई गई है। अग्रेजा कवियों का मार्ग इससे जरा सा जुदा: 
हैं । वहाँ स्त्री पर पुरुष आसकत होता हैँ। वह अ्रपता प्रणय पहले प्रकट. 
करता हूँ । यही उनके देश की प्रथा भी हूँ। पर उर्द-कवियों ने बिलकुल 
ही उलटा और श्रप्राकृतिक मार्ग पसन्द किया हैं। उन्होंने पुरुष पर' 
पुरुष को आसक्त दिखाया, और उसी नीव पर अपना महल खड़ा किया 
है । उनके महल की नींव की ईटें हिन्दुस्तान से नहीं, बल्कि ईरान से ली 
गईं । उर्दू ने फारसी से यह सभ्यता सीखी । इसके सिवा विषय भी नयाः 
चुना गया । हिन्दी को मनुष्य-समाज से बाहर जाने का बहुत कस 
मौका मिलता हैं। चन्द्रोदय, सूर्योदय, वन, पर्वत, नदी, निर्भर देखने का 
अवकाश उसे बहुत कम हैं। प्रेम,विरह, भक्ति, नीति और हास-परिहासः 
ही से उसे फ्रसत नहीं । वसन्‍्त का विकास होनेपर वह हृदय को नवीन- 
प्रेम, नवीन-भक्ति और नवीन-आनन्द से सजा लेती है। विरहावस्थाः 
में ही वह कोयल ओर पपीहे के स्वर से कुछ वेदना अनुभव करती हैं; 

नहीं तो सदा वह समाज का आनन्द अनुभव करने में निमग्न रहती है ४ 
आवश्यकता पड़ने पर वह वीरों को वीररस से उन्मत्त कर देती है। समय 
पड़ते पर नीति के उत्तम उपदेश देती है। मौके पर मनोविनोद से भी 
नहीं चूकती । ज्ञान, वेराग्य, भक्ति तो उसके जीवन का लक्ष्य ही मालूम : 
होता हैँ । पर उर्दू का ढंग निराला हीता है । वह हमेशा बाग में बेरा 
डाले रहतो है । कभी-कभी वह यार के कचे में हो आती है, पर बहुत- 
सा वक्‍त वह बुलबुल को फ़रियाद सुनने, उसकी ओर से" वकालत करने 


( ७७ ) 


_और सेयाद को बुरा-भला कहने ही में व्यतीत करती है । और वह बुल- 
बुल भी यहां का नहीं, ईरान का है। हिन्दुस्तान में बेठे ईरान के बुलबुल 
का पंक्ष समर्थन करना, उसकी ओर से बककक करना, कल्पना से भ्रपनी 
और उसकी दशा का मिलान करना, ध्यान के नेत्र से उसके उजड़े हुए 
'घोंसले को देखकर आह भरना, यह सब उर्दू के चमत्कार के काम हें । 
वह सांस नहीं लेती, आह भरती हैँ । बल्कि यह कहना चाहिए कि आह 
मरने के लिए ही वह सांस लेती है। बसल का मौका उसे बहुत ही कम 
पमलता हैँ । हिज्थ की पीड़ा से रात-दिन वह तड़पा करती हैँ। तड़पना 
ही उसके जीवन का लक्ष्य हैं । इश्क, वफ़ा, दाम, बुलबुल घोंसला,सैयाद, 
चमन, गुल, बहार, ख़िजां, वस्ल, हिज्य, कफ़न, कब्र, जनाजा, आह, दिल, 
जिगर, क़मर, बाग़बां, झिकवा, ख्वाब, बोसा, जुल्फ, तीर, चश्म, तड़प, 
'खून, मौत, सितम, सनम, और नाला शिकवा ही में उसने अपनी उम्र 
के सेकड़ों बरस बिता दिये । इनके झ्रागे क़दम रखने की उसे फ़रसत ही 
“न मिली । उसने अपने प्यारों को दुनिया के काम का न रक्‍्खा। उन्हें 
'खींचकर उसने इंइ्क की आग में डाल दिया, जहां वे हमेशा तड़पते रहे। 
हुशइक की दीमक उनके दिलों को जिन्दगी भर चाटठती रही । 
एक ने अपना यह अनुभव बयान किया हेँ-- 
इश्क का मनसब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में । 
आह की नक़दी मिली सहरा मिला जागीर में ॥ 
्कॉः मे 0 
वे कल्पित हिद्ध ही में सदा भ्राह भरते रहते हैं । वस्ल से उन्हें 
४हिज्य़ में मजा भी ज्यादा आता है । एक ने कहा--- 
वस्ल में ह्िज्य का ग़म हिज्प में मिलने की खुशी । 
कौन कहता हे जुदाई से विसाल अच्छा हैं ! ! 
कः कं ः 
उर्दू के कवि उड़ान में कभी-कभी हिन्दी-कवियों से बहुत ऊँचे जाते 
हैं, इसमें सन्‍्देह नहीं । हिन्दी में एक ब्रिहारी ही ऐसे कवि हुए हैं, जो 


( ७८ ) 


दूर की कौड़ी लाने में उर्द-कवियों से मोरचा ले सकते हे । नहीं तो' सब 
सीघे-सादे, प्रेमी, भक्त ओर नीतिज्ञ हें । हवा में महल खड़ा करना वे 
बहुत कम जानते हैँ । उर्दू के कवि मरकर भी देखते रहते हैं कि यार 
उनके जनाज़े के साथ हैँ कि नहीं । कब्र में गड़े रहकर भी वे यार केः 
कदमों की आवाज़ पहचानते रहते हे कि वह क़ब्न पर फूल चढ़ाने आया 
कि नहीं । यार के हाथों श्रपना कत्ल कराते हे शलौर उसकी तलवार के: 
स्पर्श का सुख अनुभव करते हैं । कभी-कभी वे इसीलिए भी मर जाते 
हैँ कि बहुत दिनों से विरक्त उनका यार उनकी भुृत्यु का समाचार सुन 
कर उनके घर आये । ये सब करामात की बातें गरोब हिन्दी-कवियों: 
में नहीं । 

फारसी में इश्क़ की दो सूरतें हें, इश्क़ हक्ीक़ी और इश्क़ मजाज़ी ४ 
उर्दू में इकक़् मजाज़ी ही का अधिक चलन है । इदक़ हक़ीक़ी के रसिक 
बहुत थोड़े कवि हुए हे । किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है, वह अद्भुत है,. 
अनुपम हूँ । आसी इसी श्रेणी के कवि हें । ग़ालिब को हम उर्दू-साहित्य 
का सम्राद मानते हे । ऐसा प्रतिभाशाली कवि उर्दू मे कोई नहीं हुआ । 
क्या भाषा, क्‍या भाव,क्या प्रभाव, ग्रालिब सब पर ग़ालिब हैं। वे यद्यपि 
उर्दू के विषय की सीमा से बाहर बहुत कम आये, पर तो भी जो कुछ 
कहा, वह लासानी हैं । सुन्दर मंजी हुई भाषा, रत्न की तरह भलकते 
हुए भाव, सद का-सा प्रभाव और किसी की कविता में नहीं। एक-एक. 
शेर लाखों की क़ीमत का हूँ 

श्रब उर्दू के कवियों ने रास्ता बदला हे । जुल्फ़ों की लपेट से नजात 
पाकर, झाह-ऊह का घंघा छोड़कर भ्रब वे मुल्क और क्रौम की ओर भुके: 
हैं। इस रास्ते के रहबर हालो को समझना चाहिए | आज़ाद, चकबस्त, 
हसरत ओर अकबर ने इस रास्ते को खब आरास्ता कर दिया है। अकबर 
को मरे अ्रभी थोड़े दिन हुए, किन्तु अपने समय में वह लासानी थे । न 
हिन्दी में कोई वसा कवि था,न उर्दू में। उनकी साफ सुथ री उर्दू भाषा, 
मजेदार महावरे, कहने का अनोखा-ढंग कुछ निराला ही है । 


( ७४६ ) 


यहां तक तो विषय की बातें हुई । अब भाषा की ओर आइये । 
हिन्दी-कवियों की अपेक्षा उर्द-कवि भाषा की स्वच्छता पर बहुत ध्यान 
देते हें । उनके यहां महावरों का बहुत खयाल किया जाता हैं। उर्दू तो 
महावरों ही की भाषा है । थोड़े ही से शब्द ऐसे हैँ, जिनके प्रयोग में 
लखनऊ और दिल्‍ली वालों में मतभेद है, बाकी सब मंजा-मंजाया दुरुस्त 
हैँ । पहले-पहल उर्दू पर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ रहा था । उसके पुराने 
कवि 'से” की जगह सो” लिखते थ । पर धीरे-घीरे सब कट-छंटकर 
विशुद्ध खड़े बोली का रूप रह गया । 
स्थानाभाव से इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं । अब आगे 
उर्दू के कवियों के कुछ चुने हुए शेर हम अपने पाठकों की सेवा में उपस्थित 
करते हैँ | आइये, उर्दू कवियों की लच्छेदार बातें सुनिये, उनकी ऊँची 
उड़ान देखिये, चुभ जाने वाले खयालात का मुलाहजा फरमाइये, दिल 
में गुदगदी पंदा करने वाले शेरों की करामात देखिये और भ्रनुभव कीजिये 
कितना आनन्द है ! कितना माधुयें हे ! हिन्दी का यह उद्यान कितना 
विकसित हो रहा हैं ! 
काबा बुतख़ाना कलेसा संमेआ, 
फिरते हें दर-दर कि तेरा घर मिले। 
कुछ न पूछो कंसी नफरत हम से हैं, 


हम हें जब तक वह हमें क्‍यों कर मिले ? गासी । 
बस कि दुदवार है हर काम का आसां होना । * 
आदमी को भी -मुअ्नस्सर नहीं इन्साँ होता ॥ ग़ालिव । 


कह सके कौन कि यह जलवह गरी किसकी है ? 
परदह छोड़ा हैँ वह उसने कि उठाये न बने ॥ 
इश्क पर जोर नहीं, हे यह वह आतिश “गालिब”। ' 
कि लगाये न लगे और बुकाये न बने ॥ 
इशरते क़तरा हूँ दरिया में फ़ना हो जाना। 
दर्द का हद से गज़रना है दवा हो जाना।॥। 


( 5० ) 


मेहरबां होके बुलालो मुझे चाहो जिस वक्‍त । 
में गया वक्‍त नहीं हुं कि फिर आभी न सकू ॥ 
इस सादगी प॑ कौन न मर जाय ऐ खुदा। 
लड़ते हें और हाथ में तलवार भी नहीं ॥ 
शब को किसी के ख़्वाब में आया नहो कहीं । 
दूखते हें श्राज उस बुते नाजुक बदन के पांव ॥ 
रहिये ग्रव ऐसी जगह चलकर जहां कोई न हो। 
हमसखुन कोई न हो और हमजबां कोई न हो ॥। 
बे दरो दीवार सा इक घर बनाना चाहिये। 
कोई हमसाया न हो और पासबां कोई न हो ॥। 
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार | 
औ' अगर मर जाइये तो नौहे खुवां कोई न हो।। 
उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक । ' 
वे समभते हें कि बीमार का हाल अच्छा है ॥ 
मुनहसर मरने पै हो जिसकी उम्मीद । 
नाउम्मीदी उसकी देखा चाहिये ॥ 
मुहब्बत में नहीं है फ़क॑ जीने और मरने का।;. 
उसीको देखकर जीते हें जिस काफिर पे दम निकले ॥ | 
हमको मालूम है जिन्‍तत की हकीकत लेकिन ॥ 
दिल के खुश रखने को “ग़ालिब” यह खयाल अच्छा है ॥ 
गालिब | 


च्् 


दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। 

इस घर को श्राग लग गई घर के चिरागसे। एक लड़का । 
शाम ही से ब॒ुका-सा रहता है। 

दिल हुप्ना हैँ चिराग मुफ़लिस का ॥ 

सुबह गृज़ री शाम होने आई “मीर” 

तू न चेता औ बहुत दिन कम रहा ॥ 


( 5१.) 


सख्त काफ़िर था जिसने पहले “मीर” 


मज़हबे इश्क इख्तियार  किया। मीर।॥ 
सनम सुनते हें तेरे भी कमर है। 

कहां है ! किस तरफको हैं ? किघर हैं ? जुरअ्मत | 
में गो कि हुस्न में जाहिर में मिसल माह नहीं । 

हज़ार शुक्र कि बातिन मेरा सियाह नहीं ॥ नासिस | 


सियहबखर्ती में कब कोई +किसी का साथ देता है ? 
कि तारीकी में साया भी जुदा होता हूँ इन्सां से । नाप्तिर अ्रली । 
तिरछी नज़रों से न देखो आशिके दिलगीर को । 


कैसे तीरंदाज हो सीघा तो कर लो तीर को ॥। नासिख। 
आंखें नहीं चेहरा पर तेरे फ़क्ीर के, 
दो ठीकरे हूँ भीख के दीदार के लिये ।।  आतिश। 


यह मजनूं है, नहीं आ्राह है लेला। 
'पहुनकर पोसतीं निकला हैं घर से ।। 
जिसे तू सींग समझे है, यह हें खार । 


लगे हें पांव में, निकले हे सरसे ॥ नसीर । 
उम्र सारो तो कटी इश्क़ ब॒ताँ में “मोमिन' । 

आखिरी वक्‍त में क्या खाक मुसल्मां होंगे ? मोमिन | 
तुम मेरे पास होते हो गोया । 

जब कोई दूसरा नहीं होता ॥ मोमिन | 


लाई हयात आये, कज़ा ले चली, चले । 
अपनी खशी न आये न अपनी खुशी ख़ले । 
लोग घबरा के यह कहते हे कि मर जायेंगे । 
मर के गर चेन न पाया तो किधर जायेंगे । जौक़ । 


नहाये इश्क़ का गर ज़ोक़ दिया था मूकको । 
उम्र कातग न पेमाना बनाया होता।। ज़ौक़ ! 


( परे ) 


ज़िन्दगी ज़िन्दादिलिी का नाम है। 
मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं॥ 
हाय, क्या चीज़ ग़्रीबुल्वतनी होती हे । 


बैठ जाता हूं जहां छांतव घनी होती हैं। हफ़ीज़ञ 8 
समुन्दर कर दिया नाम उसका नाहक़ सबने कह-कहकर । 
हुये थे जमा कुछ आंसू मेरी आ्रांखों से बह-बहकर ।। , सौदा $ 


बंद होजाती हें सायारों ,की? श्रांख खौफ़ से । 
फेंकता हूं जब में दिल से आहे आतिशबार को ॥ . नासिख॥ 


तारे ती ये नहीं मेरी आहों से रात की । 
सूराख पड़ गये हैं तमाम आसमान में ॥! मीरतक़ी 


न करता जब्त में नाला तो फिर ऐसा धृवां होता । 
कि नीचे आसमां के एक नया और आसमां होता। जौक़ + 


यही सोजे दिल है तो मह॒शर में जलकर । 
जहन्नुम उगल देगा मुझको निगलकर। शअश्रमीर मीनाई। 


अफ़्सुर्दा दिल के वास्ते क्या चांदनी का लुत्फ़ । 

लिपठा पड़ा हैं मुर्दा सा गोथा कफ़न के साथ ॥ जौक | 
दिल के आईने में हैँ तसवीरे-यार | 

जब ज़रा गद्दन भुकाई देख ली ॥ 

लटों में कभी दिल को लटका विया । 

'कभी साथ बालों के ऋटठका दिया ॥ मीरहसन ४ 
जमाना होगया भ्रकबर तेरी सीधी निगाहों से। 

खुदा न ख़ास्ता तिरछी नज़र होती तो क्या होता ॥ भश्रकबर ॥ 
सोहबत तुमे रक़ीब से में अपने घर में दाग । त 
कीघर पतंग, शमभ्र कहां अंजुमन कुजा॥ सौदा ४ 
खुलता नहीं दिल बंद ही रहता है हमेशा। 

क्या जाने कि आ जाता हूँ तू इसमें किघर से ॥ जौक़ 8: 


( 5३ ) 


जग में आकर इधर उधर देखा । 


तू ही आया नज़र जिधर देखा ॥ मीरददं । 
यों नज्ाकत से गरां सुर्मा हैं चश्मे यार को | 

जिस तरह हो रात भारी मर्दुमे बीमार को ॥ नासिख | 
शक्ल तो देखो मुसब्बिर खींचेगा तसवीरे-यार । 

आप ही तसवीर उसको देखकर हो जायगा ॥ जौक़ । 


न हो महसूस जो प॑ किस तरह नक़शे में ठीक उत्तरे। 

दबीहे यार खिचवाई कमर बिगड़ी, दहन बिगड़ा ॥ मसहफ़ी ॥ 
नाजुक है,न खिचवाऊंगा तस्वीर में उसकी। 

चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आये । अरशद देहलवी | 
दिल ! क्योंकर में उस रुखसारे-रोशन के मुकाबिल हूं । 

जिसे खुरशीदे-महशर देखकर कहता हूँ में तिल हूं ॥ अ्रकबर | 
नातवानी ने बचाई जान मेरी हिज्र में । 


कोने-कोने ढूंढ़ती फिरती क़ज्ा थी में न था॥ ज्ञफ़र। 
इन्तहाये-लागरी से जब नज़र आया न में | 
हँसके वो कहने लगे बिस्तर को भाड़ा चाहिये || नासिख ६ 


मुझ जुल्फ़ के मारे को न जंज्ीर पिन्हाओ । 
काफ़ी हूँ मेरी क़ेद को एक मकड़ी का जाला ॥| 

नज़ीर अकबराबादी ॥ 
छूट जाये ग़म के हाथों से जो निकले दम कहीं । 
खाक़ ऐसी ज़िन्दगी पर तुम कहीं और हम कहीं ॥ _ जौक़ । 
कौन होता हैँ बुरे वक्त की हालत का शरीक । 
मरते दम आंख को देखा है कि फिर जाती है ॥ . कोई ॥ 
क्या नज्ाकत है कि आरिज़ उनके नीले पड़ गये। 
हमने तो बोसा लिया था ख़्वाब में तसवीर का॥ ._ कोई। 
न था कुछ तो खुदा था कुछन होता तो खुदा होता । 
डुबोया मुभको होने ने न होता में तो क्‍या होता ॥ 


( 5४ ) 


हुई मुहृत कि “ग़ालिब” मर गया पर याद आता है . 
वह हर एक बात पर कहना कि यों होता तो क्या होता ॥ ग्रालिब 


इन आबलो से पांव के घबरा गया था में । 

जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर ॥ 
मरता हूं इस आवाज़ पर हरचंद सर उड़ जाय । 
जललाद को लेकिन वह कहे जाय॑ कि “हां और” ॥ 
क़रजज की पीते थे में, लेकिन समझते थे कि हां । 
रज्भु लायेगी हमारी फ़ाक़ामस्ती एक दिन ॥ 
चल ऐ बादे सबा आहिस्ता चल, बेदार होता है । 
मना कर कलियों को चटसें न मेरा यार सोता हैं ॥ 
वहां पहुंच के यह कहना सबा सलाम के बाद । 
कि तेरे नाम की रट हे खुदा के नाम के बाद ॥ 
समभो हमारे इश्क़ की हृद अपने हुस्न से । 
भ्राईनादार हालते बुलबुल हूँ रूय गुल ॥ 

हाय, इक चांद के टुकड़े ने सितारों की तरह । 
मुहतों शाम से ता सुबह जगाया हमको ॥ 
घट गई वस्ल में फ्रकत में बढ़ी थी जितनी । 
रात आशिक़ की कभी दिन के बराबर न हुईं ॥ 
इश्क कहता हैँ कि आलम से जुदा हो जाओो । 
हुस्न कहता है जिधर जाओ नया आलम है ॥। 
बेखुदी ले गई कहां हमको। 

देर से इन्तज़ार है अपना ॥ 

शिकस्ता दिले इढक की जान क्‍्या। 

नज़र तुमने फेरी कि वह मर गया ॥। 

सब्र मुहिकल है आरजू बेकार । 

क्या करें आश्विकी में क्‍या न करें || 

हैफ़ उस चार गिरह कपड़े की क़िस्मत “ग़ालिब” | 


ग़ालिब । 
ग़ालिब । 
ग्रालिब । 
कोई । 
ग्रासी । 
आसी | 
झासी । 
आ्रासी | 
झासी । 
आसी | 


आसी | 


हसरत । 


( 5५ ) 
जिसकी क़िस्मत में हो आशिक़ का गरेबां होना॥ ग्रालिब | 
'खंजर को चूस-चूस के कहते हैं मेरे ज़रूम । 
जालिम मज़े भरे हुए तुक में कहां के हें। अमीर मीनाई। 
“चंद तसवीरे बृतां चन्द हसीनों के खतूत । 
लाद मरने के मेरे घर से यह सामां निकला ।। दर्द । 
आंखें न जीने देंगी तेरी बेवफ़ा मुझे । 
ईन खिड़कियों से झांक रही है क़जा मुझे ॥ बहर लखनवी | 
कहीं ऐसा न हो तुक पर भी कोई वार चल जाये। 
अजल हटजा कि भुंभलाया हुआ्रा इस वक्‍त क़ातिल है ॥ अमीर 
वो शब को मेरी क़न्र पे क्‍या चाल चल गये। 
सदहा चिराग नक्श कफ़े पा से जल गये ॥ 
कमसिनी हुँ तो ज़िदें भी हें निराली उनकी । 
इस पे मचले हें कि हम दर्द जिगर देखेंगे ॥ फ़साहत 
रुखे रोशन के आगे शर्मा रखकर वह यह कहते हैं । 
उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है॥ दाग्र। 


वो निहायत हमें मग़रूर नज़र आते हे । 


पास बंठे हें मगर दूर नज़र आते हैं॥ दाग । 
पड़े हें सूरते नक्शे क़दम न छेड़ो हमें । | 
हम और खाक में मिल जायेंगे उठाने से ॥ आसी | 


अल्लाह रे ज्ालिम तेरे क़ानून की बन्दिश । 
लबबन्द, ज़बांबन्द, दहनबंद, नज़रबंद ॥ 
अब्दुलमजीद ख्वाजा, श्रलीगढ़ । 
न अब दिन हैं मेरे अपने न रातें हें मेरी अपनी । 
वह यह क्‍या कर गये अल्लाह शब भर मेहमां होकर ॥ 
आरिफ़, देहलवी । 


( 5६ ) 


हाली के श्रशआआर 

जहां में “हाली” किसी पे अपने सिवा भरोसा न कीजियेगा। 

यह भेद है अपनी ज़िन्दगी का बस इसका चर्चा न कीजियेगा ॥ 

होगी न क़द्र जान की क्रवां किये बगैर ॥ 

ऐब यह है कि करो ऐब हुनर दिखलाओो। 

वर्ना यां ऐब तो सब फ़र्दे बशर करते हें ॥ 

बादे सबा गई फूंक क्‍या जाने कान में क्या ? 

फूले नहीं समाते गुड्चे जो परहन में ॥ 

पिघलते हूं सांचे में ढलने की खातिर । 

लगाते हे गोता उछलने की खातिर ॥ 

ठहरते हैँ दम लेके चलने की खातिर। 

वह खाते है ठोकर संभलने की खातिर ॥ 

सबब को मरज़ से समभते हें पहले। 

उलभते हैँ पीछे सुलभते हें पहले॥ 

न राहत तलब हैं न मुहलत तलब वह। 

लगे रहते हे काम में रोजो शब वह ॥ 

नहीं लेते हें दम एकदम बे सबब वह। 

बहुत जाग लेते हे सोते हूँ तब वह ॥ 

वह थकते हैँ और चेन पाती है दुनिया । 

कमाते हे वह और खाती है दुनिया ॥। हाली ॥ 
अकब्रर के अशझआर 

बुतों की मदह से कुल शायरी उद की ममलू है । 

शिकस्त उदू जो पायेगी तो में समभूंगा बुत टूटा ॥ 

इइक नाजुक मिज़ाज हैं बेहद । 

अकक्‍्ल का बोझ उठा नहीं सकता ॥। 

कोई मरे तो पूछ कि क्‍या ले गया वह साथ । 


बिल्कुल फ़जूल बहस है वह छोड़ क्या गया ॥ 


( 5७ ) 


पाकर खिताब नाच का भी जौक़ हो गया । 

सर हो गये तो बाल का भी शौक़ हो गया ॥ 

तंग दुनिया से दिल इस दौरे फ़लक में आ गया । 

जिस जगह मेंने बनाया घर सड़क में आ गया ॥ 

एक दिन और कया मत खिसक आयेगी इधर । 

और क्‍या शअर्ज़ करूं आप से कल क्या होगा ।॥ 

कहां हें हममें श्रब ऐसे सालिक की राह ढंढ़ी क्रम उठाया । 

जो हैं तो ऐसे ही रह गये हैँ किताब देखी क़लम उठाया ॥ 
हँसके दुनिया में मरा कोई कोई रोके मरा। 
ज़िन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ हो के मरा॥ 

जी उठा मरने से वह जिसकी खुदा पर थी नज़र। 

जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा ॥ 

मौलवी गो कि हे शमसुलउल्माय फिर भी हैं सुस्त । 

रेंगेी फिरते हे परवानयें बे शब की तरह ॥ 

पादरी से मिले पहले तो क्‍या होख को उज्तर। 

देखिये पीर का नम्बर तो हैं इतवार के बाद ॥ 

में अपने आप में उन शायरों में फ़क पाता हूं। 

सखुन उनसे संवरता हें सखुन से में संवरता हूं॥ 

हम उ्द को अरबी क्‍यों न करें उर्दू को वह भाषा क्‍यों न करें? 
बहसों के लिये अखबारों में मज़मून तराशा क्‍यों न करें ? 
आपस में अदावत कुछ भी नहीं लेकिन इक अखाड़ा क्रायम हैं । 
जब इससे फ़लक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्‍यों न करे ? 
तुमे हम शायरों में क्‍यों न अकबर मृतखब समझें। 
बयां ऐसा कि दिल माने जबां ऐसा कि सब समझें॥ 
बागे उमीद के फल होते हैं रोज़ जाया | 

हमको खुदा बचाये झौलादे डारविन से ॥ 


(कह: ) 


डारविन साहब हक़ीक़त से निहायत दूर थे। 
में न मानूंगा कि मूरिस आपके लंगूर थे ॥ 
बेपरद: नज़र आई कल जो चंद बीबियां। 
ग्रकबर ज़मीं में गरते क्रौमी से गड़ गया।॥ 
पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्‍या हुआ्ा । 
कहने लगीं कि अक्ल पे मरदों के पड़ गया ॥ 
अपने मंसूबे तरक्क़ी के हुये सब पायमाल | 
बीज जो मग् रिबने बोया वह उगा और फल गया ॥। 
बूट डासन ने बनाया हमने इक मज़म लिखा। 
मल्क में मज़मूं न फेला और जूता चल गया ॥ 
रक़ोबों ने रपट लिखवाईं हूँ जा जा के थाने में । 
किग्रकबर जिक्र करता हे खुदा का इस जमाने में ॥ 
दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं हूं। 
बाज़ार से गृज़रा हूं खरीदार नहीं हू॥ 
ज़िन्दा हूं मगर जीस्त की लज्ज़त नहीं बाकी ॥ 
हरचंद कि हू होश में हुशियार नहीं हूं ॥ 
वह गुल हूं खिज़ा ने जिसे बरबाद किया है। 
उलभूं किसी दामन से में वह खार नही हूं ॥ 
चखे ने पेशे कमीशन कह दिया इजहार में।' 
क्ौम कालिज में ग्रोर उसकी ज़िन्दगी अ्रखबार में | 
'लोग कहते हें कि हेझआप निहायत क़ाबिल।'! 
'में इसी सोच में रहता हूं कि किस काबिल हूं ॥ 
'तालिब-इल्मों को ले जावो कमेटी में न तुम । 
कहीं ऐसा न हो यह क़ौम प आशिक़ हो जाय॑ ॥ 
बाक़ी नहीं वह रंग गुलिस्तान हिन्द में। 
मिहनत का है अब काम कूलिस्तान हिन्द में ॥ 
मुदरत से होश में हूं नज़रे दिले ज़बां हूं। 


2, 


लेकिन खुला न अब तक में कौन हूं, कहां हूं ? 
जंसा मौसिम हो मुताबिक उसके में दीवाना हूं । 
मात्र में बुलबुल हुं जौलाई में परवाना हूं ॥ 
फ़रमा गये हें यह खूब भाई घूरन | 

दुनिया रोटी हैं और मजह॒ब चूरन ॥। 

खिलवते नाज़ में क्या शान खुद आराई है । 

हुस्त खुद आलिमे हेरत में तमाशाई है ॥। 
अनार आते जो क़ाबूल के तो पड़ते सबके हिस्से में । 
अमीर आये तो हमको क्‍या मजे हैं लाड मिन्‍्टो के ॥ 
खींचो न कमानों को न॒ तलवार निकालो ॥ 

जब तोप मुक़ाबिल हैँ तो अख़बार निकालो ॥ 
शेखजी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुये । 

एक हें खुफ़िया पुलिस में एक फांसी पा गय ॥ 

पेंट मसरूफ हैं कलर्की में । ' 

दिल हूँ ईरान और टर्की में ॥ ., 

बिरगिड के मौलवी को क्या पूछते हो क्‍या हैं ? 
मग़रिव की पालिसी का प्ररबी में तरजुमा हें ॥ 
क़दरदानों की तबीअ्रत का अजब रंग हैं श्राज 
बुलबुलों को हैँ यह हसरत कि वह उल्लू न हुये ॥ 
मेरा टट्टू भी ज़ियादा मशरक़ी है शेख साहब से । 
कि वह मोटर में चढ़ते हें यह मोटर से भड़कता है ।। 
दिलेरी सिखाते हें हमकों यह कहकर । 

जहन्नुम से डरना बड़ी बुज़दिली हें ।। 

फ़िरगी से कहा पेंशन भी लेकर बस यहीं रहिये । 
कहा, जीने को आये हें यहां मरने नहीं आये ॥ 
काफ़ी हैं अमीरों को क़वानीन गवर्मेंट । 

मजह॒ब की जरूरत तो गरीबों के लिये हे ॥। 


हज) 


मेम ने गेख को डांठा तो पुकारा वह ग्रोब । 
देखिये तोप ने लाठी को दबा रक्‍खा है ॥ 
तुम्हारे हुस्न में सायंस का भी दिल उलभता है । 
कमर को देखकर वह खते उक़लैदिस समभता हैं ॥ 
क़ौम के ग़म में डिनर खाते हे हुबकाम के साथ । 
रंज लीडर को बहुत हैं मगर आराम के साथ ॥ 
खुदा की राह मे पहले बसर करते थे सख्ती से । 
महल में बंठकर अब इदइके कौमी में तड़पते हे ॥ * 
सनद कसी ? जमान इनमें अगर है, होगा खुद जाहिर ।' 
कोई सार्टीफिकट से खूबसूरत हो नहीं सकता ॥ 
जो असल व नकल से वाकिफ़ है उसने दिल को हैं रोका । 
मुबारिक हो तुम्हीं को चाठना लड्डू ये फ़ोटो का ॥ 
हम ऐसी कुल किताबें क़ाबिले ज़ब्ती समभते हे ।। 
कि जिनको पढ़के लड़के बाप को ख़ब्ती समझते हे | . 
क्या ग़नीमत नहीं यह आज़ादी । 
सांस लेते हैं बात करते हैं| 
अग्रराज बढ़ गया है आराम घट गया हैं। 
खिदमत में हैँ वह लेजी और नाचने को रेडी ॥ 
तालीम की ख़राबी से होगई बिल आख़िर । 
शौहर परस्त बीबी पब्लिक पसंद लेडी ॥ 
तोप खिसकी, प्रोफेसर पहुंचे । 
जब बसूला हटा, तो रंदा है ॥ 
मेहरबानी से मुझे गोदाम की कुज्जी तो 
लेकिन अब गेहूं नहीं बाक़ी फ़क्त घुन क्या करें ? 
इक़्बाल की एक ग़ज्ञल 
सारे जहां से श्रच्छा हिन्दोस्तां हमारा । 
हम बुलबुलें हें इसकी यह गुलिस्तां हमारा ॥ 


५ 


( ६१ ) 


शरबत में हम अगर हैं रहता है दिल वतन में । 

समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा ॥ 

परबत जो सब से ऊंचा हमसाया आसमां का । 

वह सन्‍तरी हमारा वह पासबां हमारा ॥ 

गोदी में खेलती हे जिसकी हज़ारों नदियां । 

गुलशन हूँ जिसके दम से रइके जिनां हमारा ॥ 

ऐ आबरूद गंगा, वह दिन है याद तुभको । 

उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा ॥ 

मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना। 

हिन्दी हें हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा ॥ 

यूनान मिस्र रोमा सब मिट गये जहां से। 

बाक़ी मगर हैं श्रब तक नामो निशां हमारा ॥ 

कुछ बात हैँ कि हस्ती मिठती नहीं हमारी । 

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा ॥ 

'इक़बाल' कोई महरम अपना नहीं जहां में। 

मालम क्या किसी को दरदे पिन्हां हमारा॥ 

कै कक कट 
यह उद कविता का दिग्दशंनमात्र है। इसमें पुराने और नये दोनों 
डंग के नमूने भा गए । नये रंग-ढंग देखकर पाठक समझ जांयेगे कि 

उर्दू अब गुलशन से निकल कर शहर-समाज में आरही है । 
यहां तक तो उ्द शायरी की बातें हुईं । उदृ-गद्य का भी भण्डार 
बहुत बड़ा है। उसमें प्रायः सभी विषयों के कुछ-न-कुछ ग्रन्थ लिखे जा 
चुके हें । सरकारी दफ्तरों में और कई रियासतों में उदू का ही बोल- 
बाला है । उदृ के बड़े-बड़े मशायरे होते हे और उसका साहित्य बढ़ाने 
के उपाय सोचे जाते हैं। इधर हिन्दी का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर 
कुछ अद्र-दर्णी लोग हिन्दी-उद्‌ का प्रइत उठाकर हिन्दू-मुसलमानों में 
वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हें। यह बड़े खेद की बात हैँ ॥ 


( ९२ ) 


हिन्दू और मुसलमान इस देश की दो श्रांखें हे । एक दूसरे की अवहेलना 
करेगा तो कब तक निर्वाह होगा। शिक्षित मुसलमान जानते हूँ कि. 
हिन्दुओं की कलम से ही उदू आज इस दरजे को पहुंची है। भला हिन्दू 
प्रब उसपर कुठाराघात क्‍यों करेगे ”? इसी तरह मुसलमान कवियों ने 
हिन्दी की जो कुछ सेवा की है, वैसी सेवा हिन्दी के कितने कवियों ने की 
हैं ? रहीम और रसखान की तुलना हम हिन्दू कवियों में किससे करें ? 
मुसलमानों को अपने पूर्वज हिन्दी-सेवी मुसलमानों की क्रृतियों पर गद 
होना चाहिये | विरोध की क्या बात हूँ ! जब हिन्दू-मुसलमानों का चोली- 
दामन का साथ हैं तब एक को दूसरे की भाषा वेष-भूषा से नफरत क्‍यों 
होनी चाहिये ? प्रत्येक हिन्दू को उदूं सीखनी चाहिये और प्रत्येक मुसलमान 
को हिन्दी । मेरी तो दृढ़ धारणा है कि उद्‌ जाने बिना कोई भी व्यक्ति 
हिन्दी का सुलेखक़ नहीं हो सकता । भ्रबतक उदू की भाषा-शैली हिन्दी से 
कई अंशों में बढ़कर है। उठ में मुहावरों का जैसा सुन्दर प्रयोग 
होता है, वसा प्रयोग हिन्दी में वे ही लेखक कर सकते हे, जिन्हें उर्दू का 
ज्ञान है । आपस के विरोध को छोड़कर हिन्दू और मुसलमान दोनों को 
चाहिये कि वे जहां तक कर सकें, चाहे हिन्दी के चाहे उदू के साहित्य की 
वृद्धि करें| मनृष्य सुगमता और सरलता का स्वभाव से ही पक्षपाती है । 
हिन्दी बोलने और लिखने में उसे सुभीता दिखाई पड़ेगा तो मुसलमानों के 
हजार विरोध करने पर भी हिन्दी की उन्नति रुक नही सकती | इसी तरह 
उद्ू में उसे आसानी होगी तो हिन्दुओं के हजार सिर पटकने पर भी 
उसका उरूज बन्द नहीं हो सकता। अरबी, फारसी और तुर्की के 
जितने शब्द हिन्दी में झ्रा चुके हे, हिन्दुओं को उन्हें अपनालेना चाहिये, 
उनसे काम लेना चाहिये | इसी तरह मुसलमानों को संस्कृत के प्राचीन 
शब्दों से कोई परहेज न होना चाहिये । ऐसे सद्दिचार से हम आपस में 
सद्व्यवहार कायम रख सकेंगे, और वाकशक्ति ऐसी पवित्र वस्तु को हम 
परस्पर विद्वेष ऐसे क्रुत्सित कार्य का कारण न बनने देंगे। 


ह ( ९३ ) 


हिंदी-कविता 


हिन्दी का उत्पत्तिकाल विक्रम की आठवीं शताब्दी के लगभग माना 
जाता है। तब से झाज तक हिन्दी-साहित्य के स्थूल रूप से पांच भाग किये 
जा सकते हें--- 


१--उत्पत्तिकाल---5०० वि० से १२०० वि० तक 
२-प्रारम्भभाल-- १२०० वि० से १५०० तक 
३--प्रौदकाल-- १५०० वि० से १७५० तक 
४--उत्तरकाल--- १७५० से १६०० तक 
५--वत्तमानकाल--- १६०० से 

उत्पत्तिकाल के मुख्य कवि--चंद, जल्ह, जगनिक । 


प्रारम्भकाल के मुख्य कवि--विद्यापति, अमीर खूसरो, कबीर, 
'नानक आदि । 

प्रौढ़काल के मुख्य कवि--सूर, तुलसी, मीराबाई, हितहरिवंश, दादू- 
दयाल, गंग, रहीम, केशवदास, रसखान, सेनापति, सुन्दरदास, बिहारी, 
भूषण, मतिराम, लाल, घन झ्रानन्द, देव, वृन्द । 

उत्तरकाल के मुख्य कवि--दास, दूलह, गिरिधर, ठाकुर, पदमाकर, 
ग्वाल, दीनदयाल, रघुराज, द्विजदेव, लक्ष्मणसिह, गिरध रदास । 

मुख्य लेखक--लल्लूलाल, सदलमिश्र, राजा लक्ष्मणसिंह । 

वत्तमानकाल के मुख्य कवि-- हरिश्चंद्र, बदरी नारायण चौधरी, 
विनायक राव, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादन व्यास, लाला सीताराम, 
नाथूराम शद्भूर' शर्मा, जगन्नाथप्रसाद 'भानु, श्रीधर पाठक, सुधाकर 
द्विवेदी, महावीरप्रसाद द्विवेदी, राधाकृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त, अ्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय, लाला भगवानदीन, जगन्ताथ दास “रत्नाकर', राय देवी- 
प्रसाद पूर्ण, सेयद अमीर ग्रली, जगन्नाथप्रसताद चतुर्वेदी, कामताप्रसाद 
गुरु, रामचरित उपाध्याय, मिश्र बन्धु, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिधर 
वर्मा, माधव शुक्ल, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', रूपनारायण पाण्डेय, 


( ९४ ) 


सत्यनारायण, मन्‍नन द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
लक्ष्मीधर वाजपेयी, बदरीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, रामचन्द्र शुक्ल 
आदि । भारतेन्दु हरिश्चद्ध के समय से हिन्दी का नया युग प्रारम्भ होता 
है । हरिश्चन्द्रने कविता का विषय भी बदला और भाषा-शैली में भी 
कुछ नवीनता सन्निविष्ट की । उसी समय से खड़ीबोली की कविता को 
भी प्रोत्साहन मिला और उसमें भी भावोहीपन होने लगा। 


हिन्दी-साहित्य का आकाश अगणित उज्ज्वल नक्षत्रों से देदीप्पमान 
हो रहा है| हिन्दी-साहित्य का उपवन अनेक मनोमोहक सुरभित सुमनों 
से सुशोभित हैं । हिन्दी-साहित्य का अमृत-प्रवाह असख्य स्रोतों से प्रवा- 
हित होकर रसिकों के हृदय की भूमि को सुधा-सलिल से सीचकर उससमें: 
नवजीवन का संचार कर रहा है । हिन्दी-साहित्य का मधुरनाद एक-एक 
कण्ठ से निकलकर सहस्त-सहस्न कण्ठ से प्रतिध्वनित होरहा है । आइये 
एक बार हिन्दी-साहित्य की थोड़ी-सी माधुरी का मजा चलखिये। 


हिन्दी में भक्त-प्रेमी और श्रृंगारी कवियों की संख्या सबसे शअ्रधिकः 
हैं। भक्त और प्रेमी कवियों में कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरा' 
दादू ओर रसखान का स्थान बहुत ऊंचा हैं। कबीर ने जो कुछ कहा/ 
हैं, उसमें अनूमव की मात्रा अधिक है, कल्पना की बहुत कम । कबीर के 
जो कुछ कहा, स्पष्ट, सत्य और निष्पक्ष कहा हैं । कबीर कहते हेँ--- 
सुख के माथे सिलि परे, जो नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुक्ख की, जो पल-पल नाम रटाय ॥ 


सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी ही सांसारिक सुखों को लात मारकर दु:ख 
को गले लगा सकता हैं । 


ईइ्वर-स्मरण के विषय में कबीर कहते हँ--- 


माला तो कर में फिरे , जीभ फिरे मुख माहि। 
मनुवां तो दहुँ दिसि फिर , यह तो सुमिरन नाहि।॥ 


( ९५ ) 


“प्रेम के विषय में कबीर कहते हे-- 
प्रेम न बाड़ी ऊपने , प्रेम न हाठ बिकाय | 
राजा परजा जेंहि रुचे , सीस देइ ले जाय ॥ 
प्रेम-प्रेणम सब कोइ कहे , प्रेम न चीन्हें कोइ । 
आठ पहर भीना रहे , प्रेम कहावे सोइ ॥ 
प्रेम छिपाया ना छिपे , जा घट परगट होय | 
जो पे मुख बोले नहीं , नेन देत हे रोय !॥। 
कबिरा प्याला प्रेम का , झन्‍्तर लिया लगाय । 
रोम रोम मे रप्त रहा , और अमल क्या खाय ॥। 
नेनों की करि कोठरी , पुतली पलंग बिछाय । 
पलकों की चिक डारिक , पियको लिया रिभाय ॥| 
प्रीतम को पतियां लिखें ,जो कहुं होय बिदेस । 
तन में मन में नन में , ताको कहा सदेस ॥ 
गगन गरजि बरसे अमी , बादल गहिर गंभीर । 
चहूँ दिसि दमके दामिनी , भीजे दास कबीर ॥ 
सुन्त मंडल में घर किया , बाजे सबद रसाल। 
रोम रोम दीपक भया , प्रकटे दीनदयाल ॥ 
प्रेम की कैसी विषद्‌ महिमा है ! कसा स्वाभाविक वर्णन है ! हिन्दी 
कवियों ने विशुद्ध प्रेम का जैसा उज्ज्वल वर्णन किया है, वेसा अन्य भाषा 
में बहुत कम हूँ । 
विद्यापति कहते हें:--- 
सेई परित अनुराग बखनइत तिले तिलहे नूतुन होइ । 


अर्थात्‌, वही प्रीति, वही अनुराग प्रशंसा के योग्य है. जो तिल-तिल' 
नवीन होता जाय । | 
श्रागे विद्यापति असीम अनुराग का झनभव करते हें: -- 


जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल । 
सेहो मधुर बोल स्रवनहिं सूनल खुति पथे परस न गेल ॥ 
अर्थात्‌, जन्म-मर हमने (पअपने प्रिय का) रूप देखा; किन्तु आंखें 


0, 


तृप्त न हुईं । जन्म-भर हमने वही मधुर वाणी सुनी,पर सुनने की इच्छा 
बनी ही रही । प्रेम का यह कितना सुन्दर वर्णन है ! 
ग्रब आगे बढ़िये, हिन्दी-साहित्य की लम्बी सड़क सघन छाया से 
आच्छादित है | जगह-जगह पर पथिकाश्रम हैं, उपवत्त हें, कुञ्ज हें, सर, 
सरिता, निरुचर के मनोरम दृश्य हें, रसिक पथिकों को सब प्रकार का 
आाराम देने के लिए सुकविसमृदाय प्रत्येक समय उपस्थित रहता है। मार्गे- 
भर में न कहीं उजाड़ है, न ऊसर, न बन, न बयाबान । जिस पथिक की 
ज॑सी रुचि हो, वह वैसा ही सुखोंधभोग कर सकता है। झ्राइये, कुछ दूर 
तक इस मार्ग पर हम लोग भी चलें । 
यह सूरदास जी हाथ में तम्बूरा लिये श्रपने श्राश्रम के द्वार पर 
विराजमान हैं । ये श्रीकृष्ण के बालचरित और गोपियों के विरह की 
बातें सुना रहे हें 
मेया मेरी में नहि माखन खायो । 
भोर भयो गेयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। 
चार पहर बंशीबट भटक्‍यो सांझ परे घर आयो ॥। 
में बालक बहियन को छोटो छीको किस विध पायो। 
ग्वाल बाल सब बैर परे हें बरबस मुख लपटायो॥ 
तूं जननी मन की अति भोरी इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कछ भेद उपज हैं जान परायो जायो ॥ 
यह ले अभ्रपनी लकुट कमरिया बहुतहि नाच नचायो । 
सूरदास तब बिहंसि जसोदा ले उर कंठ लगायो ॥ 
कितना सुन्दर वर्णन है, कितनी स्वाभाविकता, कितना सौन्दयं हैं ! 
श्रीकृष्ण के विरह में गोपियां व्याकुल होकर श्रापस में कहती हैं--- 
जब तें पतनिघट जाऊं सखीरी वा जमना के तीर । 
भरि भरि जमना उसड़ि चलत है इन नैनन के नीर ॥। 
श्रीकृष्ण के चले जाने पर पनघट का वह हास-विलास कहां ? अब 
तो आंसुभों से जमुना उमड़ आती हें। 


( ९७ ) 


सुर्दास प्रीति करनेवालों से कहते हें-- 
प्रीति करि काहू सुख न लक्यो । 


पट शक कक 


जिन कोउ काहू के वश होहि ॥ 
फिर वही प्रेम की महिमा इस प्रकार गाते हें--- 
देखो करनी कमल की, कीनों जल सों हेत। 
प्रान तज्यो प्रेम न तज्यों, सूख्यों सरहि समेत ॥ 
दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग । 
तनू तो तिहि ज्वाला जर॒यो,चित न भयो रस भंग ॥ 
सब रस को रस प्रेम है । 


विरह ही प्रेम का प्राण है । विरह न हो तो प्रेम का भझ्रानन्द आ ही 
नहीं सकता है। माता यश्ोदा श्रीकृष्ण के विरह में कह रही हे--- 
मेरे कुंवर कान्ह बिन सब कुछ वेसहि घरयो रहें । 
'सारा ब्रज श्रीकृष्ण के विरह में व्याकुल, श्रीकृष्ण ब्रज के विरह मे बंचन । 
आगे हढ़िये । बीच-बीच में ये बहुत-से काव्य-कुटीर हैं, जिनमें से 
अनेकों प्रकार के मधुर नाद निकलकर दिशाओं में गंज रहे हें। सब जगह 
'थोड़ा-थोड़ा ठहरने से बहुत देर होगी । लीजिये,यह मीराबाई का आश्रम 
'है। मीरा कहती हें--- 
घायल सी घूमत फिहूं रे मेरा दरद न जाने कोय । 


सच है, घायल की गति घायल जाने” दूसरा कौन जान सकता हैं ! 
बावल बेद बलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बांह । 
म्रख बेद मरम नहिं जाने करक करेजे मांह ॥ 
जाओो बंद घर आपने रे म्हारो नांवन लेय। 
में तो दाधी विरह की रे काहे कं औषद देय ॥ 
खिन मन्दिर खिन आंगने रे खिन खिन ठाढ़ी होय । 
घायल ज्यों घूम खड़ी रे म्हारी बिथा न बूक्े कीय ॥ 


काढ़ि कलेजा में धरूं रे कौआ तू ले जाय। 
ज्यां देस्यां म्हारो पिव बसे रे वे देखत तू खाय ॥ 


विरह का कैसा मारमिक वर्णन हैँ । प्रेम का कितना सुन्दर रूप हे ४ 
आगे बढ़िये । यह कविश्चिरोमणि तुलसीदास का आ्राश्नसम श्रा गया | तुलसी 
रामभजन में मग्न हें | संसार में सर्वत्र उन्हें राम ही राम दिखाई पड़ 
रहे हैं । मनृष्य, पशु, पक्षी, लता, वक्ष, देवता, राक्षस सब में उनको 
अपने राम की मूर्ति दिखाई पड़ रही है । इनका आश्रम सबसे बड़ा है। 
इनके पास राजा, रंक, फकौर सब आते हे । इनका दरबार बहुत बड़ा 
हैँ । ये कहते हें--- 

जेहिके जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलत न कछ सदेहू । 

परहित बस जिनके मनमाहीं । तिनकहं जग दुर्लभ कछ नाही।। 
ये व्यंग और हास-परिहास में भी बड़े पटु हें । श्रीराम से कहते है--- 

गब करहु रघुनन्दन जनि मन मांह। 
आपन रूप निहारहु सियके छांह ॥ 

अर्थात्‌, हे राम अपने रूप का धमंड न कीजिए, जरा अपने रूप का 
सीता की छाया से मिलान तो कीजिये । सीता की तुलना आप क्‍या कर 
सकते हें ? 

सीता के अंग-रंग का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हँ--- 

चंपक हरवा। भ्रंग मिलि अधिक सुहाइ । 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ ॥ 
सिञ्र तुव अद्भ रंग मिलि अ्रधिक उदोत । 
हार बेलि पहिरावों चपक होत ॥ 


सीता जब राम के साथ बन को चलीं, उस समय सीता की मुदुताहर 
का वर्णन करने में तुलसी ने भ्रप्रतिम पटुता दिखाई है । 
पुरते निकसी रघुवीर बधू घरि घीर दये मग में डग द्व॑ । 
मकलकी भरि भाल कनी जलका पदु सूखि गये मधुराधर वै ॥ 


॥. 30.) 


फिरु बूभति हें चलनोड्ब कितो पिय पनंकुटी करिहौ कित हूँ । 
तिय की लखि आ्लातुरता पिय को अंखियां अति चारु चलीं जल च्वे ॥ 
कितना सीधा-सादा वर्णन हैं ! कितना ममंभेदी भाव है ! 
आगे चलिये । यह रसखान का श्राश्षम हैं। रसखान प्रेम में मस्त 
हैं। इनका आलाप सुनिये--- 
मानस हां तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन । 
जौ पसु हौं तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की घेनु मंक्तारत ॥। 
पाहन हाँ तो वही गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारत । 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलिकालिदी कूल क्दंब की डारन ॥ 
्् मे मै 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर कौ तजि डारो। 
ग्राठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारों॥ 
रसखाति कबौं इन आंखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। 
कोटिन हूं कलधौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वारों ॥ 
सच्चा प्रेमी ही संसार के वैभव को इस तरह लात मारता है । 
यह मार्ग बहुत लम्बा है । आइये, एक सुगम मार्ग से चले। इस 
मार्ग में बड़े-बड़े कुंज हें । आइये, पहले संतकुंज में थोड़ा विश्राम ले लें ॥ 
यहां सब संत कवि जमा हें । कबीर, रेदास, घमंदास, नानक, दादू,मलूक, 
सुन्दरदास, चरनदास, पलटू, घरनी, बुल्ला, भीखा, दरिया आदि संत 
यहां अपने-अपने ध्यान में मस्त हे। प्रत्येक के मुंह से उसका श्रनुभव 
निकलता जा रहा है । सुनिये--- 
जब में था तब हरि नहीं, अश्रब हरि है में नाहि । 
प्रेमणली अति सांकरी, तामें दो न समाहि ॥ कबीर । 
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरे दिनराती ॥ रैदास । 
झरि लागे महलिया, गगन घहराय । 
खन गरज खन बिजुली चमक, लहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥ 
घर्मंदास 


( १०० ) 


काहे रे बन खोजन जाई। * 

पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर माहि जस छाई । 

तेसे ही हरि बसे निरन्तर घटही खोजो भाई॥ नानक। 

सरग नरक संस नहीं, जियन मरन भय नाहि। 

राम बिमुख जे दिन गये, सो साले मन माहि ॥ . दादू। 

दाया करे धरम मन राखे, घर में रहैँ उदासी। 

अपना सा दुख सब का जाने, ताहि मिले भ्बिनासी ॥ मलूक । 
तौ सही चतुर तं जान परबीन अति परे जनि पींजरे मोह कूवा । 
पाइ उत्तम जनम, लाइले चपल मन, गाइ गोबिन्द गुन जीत जूवा ॥। 


सुन्दर । 
चरनदास यों कहत हें, सुनियो संत सुजान । 
मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान ॥ चरनदास । 
सुनि लो पलट भेद यह , हंसि बोले भगवान । 
दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान ॥ पलटू । 


इसी संत-कुछ्ज में हम दो देवियों को भी बैठे देखते है | ये कह 
रही हँं-- 
सीस कान मुख नासिका , ऊंचे ऊंचे नांव । 
“सहजो” नीचे कारने , सब कोउ पूजे पांव ॥. सहजोबाई । 
बोरी हू चितवत फिरू , हरि आवें केहि ओर । 
छिन उट्ठ छिन गिरि परूं , राम दुखी मन मोर ॥| दयाबाई । 
झब आ्रागे बढ़िये | यह प्रेम-कुझ्ज है | यहां कौन-कौन हैं ? देखिये, 
यहां घन आनन्द, आलम और शेख, सीतल, ठाकुर और बोधा प्रेम में 
मतवाले, इश्क में चूर, बेठे-बैठे प्रेम की लहर ले रहे है । हर एक के मुंह 
से उसका अनुमव फूटा पड़ता हे । 
पर कारज देह को घारे फिरो परजन्य जथारथ है दरसौ | 
निधिनीर सुधा के समान करौ सब ही बिधि सज्जनता सरसौ |। 


( १०१ ) 


“घन आनंद” जीवन दायक हो कछू मोरियो पीर हिये परसो । 
कबहु वा बिसासी सुजान के आगन मों अंसुवान को ले बरसो ॥ 
घन आनद ॥ 
मन की अंटक तहां रूप को विचार कहा, 
रीभिब की पेड़ो और बूकि कछु न्यारी है । 
आलम । 
पैड़ों सम सूधो बेड़ो कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहा सबल 
भगति हूं। सेख भनि तहां मेरे त्रिभुवन राय हे जु दीनबन्धु स्वामी सुर- 
पतिन को पति हैँ ॥ बरी को न बेर बरिआई को न परबेस हीने को हटक 
नाहीं छीने को सकति हे । हाथी की हंकार पल पाछे पहुचन पावे चीटी 
की चिघार पहले ही पहुचति हे । 
सेख । 
हम खूब तरह से जान गये ज॑ंसा आनंद का कद किया । 
सब रूप सील गुन तेज पुञ्ज तेरे ही तन में बद किया ॥ 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया । 
चम्पकदल, सोनजुही, नरगिस, चामीकर, चपला, चद किया ॥ 
|॒ सीतल । 
यह प्रेम कथा कहिये किहि सों सो कहे सों कहा कोऊ मानत है । 
पर ऊपरी धीर बधायो चहूँ तन रोग नवा पहिचानत है॥ 
कहि ठाकुर जाहि लगी कसके सु तो को कसक॑ उर आनत है । 
बिन आपने पाय बिवाय गये कोऊ पीर पराई न जानत हूँ ॥ 
ठाकुर । 
लोक क लाज और साक प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊ॥ 
“गांव को गेह को देह को नातो सनेह में हां तो करे पुनि सोऊ ॥ 
बोधा सुनीति निबाह करे घर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ॥ 
लोक की भीति डरात जो मीत तौ प्रीति के पेड़े परे जनि कोऊ ॥ 
बोधा । 


(कह) 


और आगे बढिये | यह नीत-निकुञ्ज है । इसमे आप को रार्जनीति 
आऔर लोक-व्यवहार के पंडित मिलेगे । न ये प्रेमी है, विरही,न शज्भारी 
हैँ, न वीर । ये, मनुष्य को ससार में किस ढग से रहना चाहिए, इस 
बात की शिक्षा दे रहे है। इनमें मुख्य-मुख्य नीति-निपुणों के नाम ये है--- 
नरहरि, रहीम, व॒न्द, बेताल, घाघ और गिरिधर । जरा देर के लिए 
ठहर जाइये और इनके उपदेश सुन लीजिये । 
ज्ञानवान हठ करे निधन परिवार बढावे । 
बवुवा करे गूमान धनी सेवक हल धावे ॥। 
पडित किरिया हीन राड़ दुरबुद्धि प्रमाने । 
धनी न समभे धर्म नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवत पुरुष कुल विधि तजे, बधु न माने बधु-हित । 
संन्यास धारि धन संग्रहे, ये जग में मूर्ख विदित ।। नरहरि : 
रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेय। 
जाहि निकारौ गेह ते, कस न भेद कहि देय ।। रहीम । 
सब सों आगे होय के, कबहु न करिये बात। 
सुधरे काज समाज फल, बिगरे गारी खात॥ वुन्द। 
मरे बेल गरियार मरे वह अडियल टट्टू । 
मर करकसा नारि मरे वह खसम निख हद ॥ 
बाँमन सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्यावें। 
पूत वही मरि जाय जो कुल में दाग लगावे ॥ 
अ्ररु बेनियाव राजा मरे तबे नीद भरि सोइये । 
बेताल कहे बिक्रम सुनो एते मरे न रोइये ॥ बैताल | 
भुइ्याँ खेड़े हर ह्ें चार। घर हल गिहिथिन गऊ दुधार ॥ 
श्ररहर की दाल जड़॒हन का भात । गागल निबुआ भ्रौ घिउ तात ॥ 
सह रस खंड दही जो होय। बाँके नैन परोसे जोय ॥ 
कहें घाध तब सबही झूठा। उहां छाँड़ि इहवे बैकुंठा ॥ 
घाघ | 


( १०३ ) 


जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग । 
जो संग राखे ही बने तो करि राखु अपंग || 
तौ करि राश्चु अपंग फेरि फरक सुन कीजे | 
कपट रूप बतराय ताहि को मन हरि लीजे | 
कह गिरिघर कविराय खुटक जेहें नहि ताकी ! 
कोटि दिलासा देठ लई धन धरती जाकी । . गिरिधर 
अब झ्ागे एक बन मिलेगा । इसका नाम हैं, वीरबन । इसमे केवल 
दो ही चार फोंपड़े नजर आते है। दो तो सामने हैं, एक भूषण का, 
दूसरा लाल का। बाकी टूटी-फूटी हालत में हें । वीरों को फ्रसत कहाँ 
कि वे शांति से बेठने के लिए कुंज-निकुंज की रचना करे। दोनों वीर 
अपनी-अपनी कुटी के सामने टहल-टहलकर कुछ कह रहे हैं। सुनिये--- 
बिना चतुरंग संग बानरन लंके, 
बाँधि बारिधि को लंक रघुनन्दन जराई है । 
पारथ अकेल द्रोन भीषम सों लाख भट, 
। जीति लीन्हीं नगरी विराट में बड़ाई है॥ 
भूषन भनत हे गुसलखाने में खुमान, 
अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई हैं। 
तो कहा अ्रचंभो महाराज शिवराज सदा, 
बीरन के हिम्मते हथ्यार होत आई है ॥ भूषण । 
उद्यम तें सम्पति घर आवे। उद्यम करे सपूत कहावे ॥ 
उद्यम कर संग सब लागे। उद्यम तें जग में जस जागे ॥ 
समृद उतरि उद्यम तें जैये । उद्यम तें परमेश्वर पये ॥ लाल । 
इस वीरबन में आपको विशेष आनन्द न आया होगा। लीजिये, 
, सामने एक बहुत बड़ा उद्यान हैं । वहाँ चलकर विश्राम कीजिये । 
इस उद्यान का नाम हैं, छंगारोद्यान । इसके दो भाग हें; एक भाग 
में सूरदास, नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीतस्वामी, 
गोविन्दस्वामी, चतुर्मुजदास, हितहरिवंश, हरिदास, विद्वुल विपुल, रसिक 


(५284) 


गांविन्द, भगवतरसिक, बिहारीदास, श्रुवदास, हठी, सीतलदास, 
सहचरिशरण, किशोरीअलि, अलबेली श्रली, श्रोभट्ट, गदाधर भट्ट, 
व्यासजी, तागरीदास, हितवृन्दावनदास, झआनदघन, रसखान, सूरदास 
मदनमोहन, नारायण स्वामी, ललित माधुरा और ललित किदश्योरी के 
प्रेम-निकेतन अलग-अलग बने हुए हे, किन्तु सबके रग-ढग, रहन-सहन, 
विषय-वृत्त एक से है। 

चलिये, पहले इस प्रेम-निकेतन की सर कर ले । यहाँ विशुद्ध-प्रेम 
की चर्चा है । सात्विक-श्युगार का आनद हूँ । सब राधाकृष्ण के सौन्दय॑, 
राधाकृष्ण की क्रीडा का वर्णन करने में निमग्न हें । यहाँ मन पर सासा- 
रिक विषयों का प्रभाव नही । यहाँ प्रेम हे, भक्ति हे, सौन्दर्योपासन है, 
और हृदय की निर्मलता का उज्ज्वल विकास है। यहाँ की प्रेमकथा 
मनृष्य के चरित्र को कलुषित नही करती, किन्तु उज्ज्वल, पावन श्रौर 
निष्कलक करती है। 

यहाँ--था अश्रन॒ुरागी चित्त की, गति समुझे न्दिं कोय । 

ज्यों-ज्यो इज स्यामरेंग, त्योल्‍त्यों उज्ज्वल होय ॥ 

यहाँ के एक-एक प्रेमी का, एक-एक सौन्दर्योपासक का रहस्य सम« 
झने के लिए एक-एक जन्म चाहिए । यहाँ प्रेम है, आनंद है, सच्चा सुख 
और सच्ची शाति हैं। यहाँ का स्वर, यहाँ का राग, यहाँ का गान, यहां 
की तान सुनकर हृदय रखनेवाला मनृष्य यहाँ ही का होकर रहता है। 
आइये, झगारोद्यान के दुसरे भाग की सर करे। 

यहाँ केशव, बिहारी, मतिराम, देव, पद्माकर, ग्वाल, पजनेस और 
द्विजदेव के बड़े-बड़े रंग बिरगे सजे-सजाये महल हें । छोटे-बडे और भी 
सैकडों सुन्दर घर इधर-उधर दिखाई पड रहे हे । स्त्री यहाँ की अधि- 
ध्ठात्री देवी है । यहाँ सासारिक विषय-वासना का ही साम्राज्य है । यहाँ 
मनृष्य-जीवन का लक्ष्य स्त्री-सुखोपभोग ही माना जाता है । यहाँ स्त्रियों 
के हाव-भाव और कटाक्ष से घायल विरहियों का जमघट है| दूती और 
कुटनियों का बाजार गर्म हैं । नायक और नायिकाओ की अनेक जातियाँ 


( १०४५ ) 


यहाँ विद्यमान हैं । अभिसार-स्थानों की भरमार हैँ । कुलवधुश्रों से लुक- 
छिपकर बातें करना, उन्हें उड़ा लाना, अविवाहिता नववयस्काओं से 
दूषित प्रेम करना, हर मौसम और हर अवस्था के लिए तैयार किये हुए 
नूसखों के अनुसार विषय-विलास करना, रात-दिन चोटी से लेकर अँगूठे 
तक स्त्री के अंगों की चर्चा में निमग्न रहना, यही यहाँ का धंधा है, यही 
यहाँ का जीवन हैं । इस उद्यान के कवियों ने हिन्दी-संसार में विषया- 
नराग की मात्रा खूब बढ़ा दी, व्यभिचार की वृद्धि की, निकम्मेपन की 
जड़ जमाई, बैवाहिक-पवित्रता पर आक्रमण किया । में यह केवल परि- 
णाम की बातें कहता हूँ ! उन कवियों के राग सुन्दर, वर्णन करने के 
ढंग मनोहर और स्त्री-पुरुषों के मनोभावों को व्यक्त करने की उतकी 
क्षमता प्रशंसनीय है । यदि मन पर विषयवःसना का बुरा असर पड़ने 
का भय न हो तो मनोविनोद के लिए उनकी वाणी अनमोल चीज है । 
आइये, कुछ श्रवण कीजिये । केशव को एक बड़ा दुःख है | वह क्‍या ? 

केमव केसनि अ्रस करी, जस प्ररिहँ न कराहि । 

चंद्रबदनि मगलोचनी, बाबा कहि-कहि जाहि ॥ 


(हारी को मार्ग में चलते-चलते रति-क्रीड़ा का स्मरण झा रहा है -- 
नाक चढ़े सीबी करे, जिते छुबीली छेल। 
फिरि-किरि भूलि उहें गहे, पिय कैँकरीली गैल ॥ 

मतिराम, नेह की आग से जल रहे हँ-- 
नन जोरि मुख मोरि हँसि, नेसुक नेह जनाय । 
आग लेन आई हिये, मेरे गई लगाय ॥। 

देव का तो कहना ही क्‍या है । ये तो सिर से पैर तक प्रेम के रंग 

में रंगे हुए, श्राजन्म विषय-सिन्धु में गोता खाते रहे । इन्होंने बड़े प्रनुभव 
से कहा है-- क्‍ 
जोगह से कठिन संयोग पर नारी को। ' 

पदभाकर इनमें से किसी से कम नहीं | इनका एक नसखा सुनिये। 


(शक) 


गुलगुली गिलमे गलीचा हे, गुनांजन हे, 

चादनी है, चिक है, चिरागन की माला हे 
कहे पदमाकर हे गजक गिजाहू सजी, 

सय्या है, सुरा हे औ सुराही हे सुप्याला है ॥ 
सिसिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्‍हैं, 

जिनके अधीन एते उदित मसातना हैें। 
तान तुक ताला है, विनोद के रसाला हें, 

सुबाला हे दुस्ताला औ बिसाला चित्रसाला हूं ॥। 


किसी गरीब को यह सुख-सामग्री दुलंभ है । पदमाकर ने सर्दी का 
इलाज बताया । अब ग्वाल से गर्बयी की दवा सुन लीजिय । 


जेठ को न त्राम जाके पास ये विलास होय, 

खस के मवास पे गूलाब उछरधदो करे। 
बिही के मुरब्ब डब्बे चादी के बरक भरे, 

पेठे, पाग केवरे में बरफ परथो करे॥ 
ग्वांल कवि चन्दन चहल में कपूर चर, 

चंदन अतन तन बसन खरदाों करे। 
कजमुखी, कजनेनी, कज के बिछौनन पै, 

कूजन की पखी करकज ते करथचो करे।॥। 


वाह वा, क्या सुन्दर सुख स्वप्न है ! गरीबों को यहा भी गुंजाइश 
नही । आइये पजनेस का काव्यामृत पान कीजिये । इनकी प्राणप्यारी के 
उरोज कैसे हे, सुनिये । 

उरज उठोना चक्रवाकन के छोना कंधों, 
मदन खिलौना ये सलौना प्रानप्यारी के । 

द्विजदेव की तो बात ही निराली है । ये राजा महाराजा हे | सुख की 
सब सामग्री से इनका महल खूब सुसज्जित है । इनकी व्यथा सुनिये--- 

वह मन्द चले किन मेरी भट पग लाखन की अ्रंखिया अटका । 


मे 
मे 


( १०७ ) 


“इसी विषयी समाज के एक सदस्य ने एक स्त्री को सलाह दी है-- 
बावरी जो प॑ कलंक लग्यो तो निसंक हे क्‍यों नहिं अड्भू लगावति ॥ 
ग्रब इन्हें छोड़िये । उर्द शायरों की महफ़िल के रंग-ढंग की ही यह 

मंडली हैँ । वहां भी जीते जी मौत है, यहां भी वेसी ही आह-ऊह हैँ । 
अन्तर इतना ही है कि वहां अप्राकृतिक प्रेम की चर्चा है। यहां प्रकृति 
की सीमा के भीतर ही सब आमोद-प्रमोद है । 
ग्रागे आइये । उद्यान के दोनों भागों के बीच में यह किसका महल 

हैं ? इसके वार पर लिखा हँ--- 

परम प्रेमनिधि रसिकवर, अति उदार गृत खान । 

जग-जन रंजन आसु कवि, को हरिचन्द समान ॥। 

जग जिन तन समकरि तज्यों, अपने प्रेम प्रभाव । 

करि गुलाब सों आचमन, लीजत वाको नांव॥ 


यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का वंगला है । ये उद्यान के दोनों भागों की 
सैर किया करते हैं| ये बड़े प्रेमी, बड़े रसिक, बड़े उदार और विलासी 
पुरुष हैं । इन्होंने उद्यान के बीचो-बीच से एक नई सड़क निकलवाई 
है । उस पर अनेक कवियों ने अपने बंगले बनबाये है। कुछ के नाम ये 
हैं - प्रतापनारायण प्रिश्व, नाथूराम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, ग्रयोध्या- 
सिंह उपाध्याय, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण॑, मेंथिलीशरण गुप्त आदि । ये सब 
ग्रपनी-अपनी मौज में मस्त हें । अभी तक इनके बंगलों में शोभा सजावट 
का नाम नहीं । नये ढंग से सजाने का प्रयास किया जा रहा हैं । कुछ 
समय लगेगा । इनका कोई कुंज नहीं, जहां सबसे एक साथ मिला जाय | 
हां, एक क्लब्र जरूर हैं, जहां कभी-कभी दो-चार जमा हुआ करते हे, 
श्रौर भारत विषयक नीरस चर्चा करके कालयापन कर जाते हैं। हरिइचंद्र 
की पहुंच दोनों ओर थी, इसलिए उनके बंगले में नया और पुराना दोनों 
प्रकार का सौन्दर्य विकसित हो उठा है । आइये, प्रत्येक से अलग-अलग 
मिलकर कुछ वार्तालाप कीजिये । 


| १) 


हरिश्चन्द्र कहते है-- " 
जिय पै जु होव अधिकार तौ बिचार कोर, 
लोकलाज भलो बरो भले निरधारिये | 
नैेन, स्लौन कर, पंग सबे परबस भये, 
उते चलिजात इन्हे कंसे के सभारिये ॥। 
हरीचद भई सब भांति सों पराई हम, 
इन्हे ज्ञान कहि कहो कंसे के निवारिये। 
मन में रह जो ताहि दीजिये बिसारि, 
मन आप बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिये ॥ 
एक दूसरे ढंग का सुनिये-- 
सीखत कोउ न कला उदर भरि जीवत' केवल । 
पसु समान संब अन्त खात पीवत गंगाजल ॥। 
धन बिदेश चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान ह्वु रहत भ्रकलहत रचि न सकत कल ॥ 
जीवत बिदेश की बस्तु ले, ता बिन कछ नहिं करि सकत ! 
जागो जागो अब सांवरे, सब कोउ रुख तुमरो तकत ॥। 


यहां से श्रब हम नई संड़क पर चल रहे हे । 
तब लखिहो जहं रह्यमो एक दिन कंचन बरसत। 
तह चौथाई जन रूखी रोटिहुं कह तरसत ॥ 
जहंं आमन की गुठली अरु बिरछत की छाले। 
ज्वार चून महं मेलि लोग परिवारहिं पाले ॥ 
नोन तेल लकरी घासहुं पर टिकस लगे जहं। 
चना चिरोंजी मोल मिले जहूं दीन प्रजा कह ।॥ 
प्रतापनारायण मिश्र । 
शंकर के सेवक दुलारे सब लोगन के 
नीति के निकेत निगमागम पढ़त हें। 


(१8 ॥ 


जीवन के चारों फल चाखन की चाह कर 
उन्‍तति की ओर निसिबासर बढ़त हूँ ॥ 
भारती के भूषण प्रतापशील पृषण से 
जिनकी क्ृपा से पर दृषण कढ़त हैं। 
ऐसे नर नागर तरेंगे भवसागर को 
प्यारे प्रमारथ के पोत प॑ चढ़त हेैं॥ 
नाथूराम शंकर शर्मा । 
वंदनीय वह देश, जहां के देशी निज अभिमानी हों। 
बांधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हों ॥ 
निन्‍दनीय वह देश जहां के देशी निज अज्ञानी हों। 
सब प्रकार परतन्त्र पराई प्रभृता के अभिमानी हों ॥ 
श्रीधर पाठक | 
ग्राशा की हैं अमित महिमा, धन्य हैँ देवि आशा । 
जो छके हैँ मृतक बनते प्राणियों को जिलाती ॥ 
ग्रयोध्यासिह उपाध्याय । 
लक्ष्मी दीज, लोक में भान दीजे | विद्या दीज, सभ्य संतान दीजे ॥। 
हे हे स्वामी, प्रार्थना कान कीजे । कीज कीजे, देश कल्याण कीजें ॥ 
देवीप्रसाद पूर्ण । 
जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुये हें। 
घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुये हैं ॥ 
परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये । 
जिसके कारण घूल भरे हीरे कहलाये॥ 
हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में! 
हे मातृभूमि ! तुकको निरख मग्न क्यों न हों मोद में ! 
मेथिलीशरण गुप्त । 
अब यहीं ठहरिये | यह मार्ग झ्रभी बन रहा हैँ। रास्ते में ऋंकड़- 
पत्थरों के ढेर लगे हैं । न छाया है, न पानी का कहीं ठिकाना है। यहीं 


(११० ) 


से लौट चलिये । फिर कभी इस मार्ग की सर की जायगी। 

प्राइये, एक क्‌ज में बेठकर इस बात पर ग्रौर करे कि हमने कया 
देखा और कीसा देखा ! 

ऊपर हिन्दी-सताहिन्य की एक हलकी-सी भूलक दिखा दी गई । 
श्वुगा री-कवियों में सात्विक प्रेमी वन्दावनवासी क्रृष्ण-भकतों की रचना्रों 
के उदाहरण नही दिपे गये । जिन्हें विस्तृत रूप से देखना हो, कविता- 
कौमुदी मे देख सकते हैँ । श्रन्य कवियों के भी काव्य की छटा कौमदी 
में देखने को मिलेगी। इसी से उदाहरण बहुत थोड़े दिये गये । श्र 
स्थल-रूप से हिन्दी-साहित्य पर दृष्टि डालिये । 

हिन्दी-कविता के दो रूप हे, एक ब्रजभाषा का, दूसरा हिन्दी का, 
जिसे “खड़ीबोली” भी कहते हे । ब्रजभाषा का भंडार खडीबोली के 
भंडार से बहुत बढा-चढ़ा है । ब्रजभाषा के कवियों के टक्कर का एक 
भी कवि अ्रभी तक खड़ी बोली में नही हुआ है । किन्तु खड़ीबोली की 
कविता की ओर लोगों की रुचि जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखकर 
यह कहना पड़ता है कि यह खड़ीबोली के किसी महाकवि के शीक्र 
श्राविर्भूत होने की शुभ सूचना है। सेकड़ों हजारों सोते निकल रहे हे 
शीघ्र ही वे महानद के रूप में परिणत हो जांयगे । नन्‍्ही-नन्‍्ही लकड़ियां 
प्रज्वलित हो रही है, शीघ्र ही किसी बड़े कुन्दे मे अग्नि का अवतार होने 
वाला है । प्रकाश फैल जायगा, दिद्या उज्ज्बल हो जायगी, फिर इस बात 
को कोई कभी याद भी न करेगा कि इस कुन्दे के सुलगाने मे कितनी 
चैलियों ने आत्मत्याग किया था । 

ब्रजभाषा के कवियों को भाषा के सम्बन्ध मे जितनी स्वतन्त्रता थी, 
हिन्दी के कवियों को उसकी चोथाई भी नहीं । ब्रजमभाषा का कवि गझपनी 
ग्रावश्यकता के अनुसार शब्दों को तोड़-मरोड़कर सड़क तैयार कर लेता 
है। आवश्यकतानुसार कंकड़-पत्थर को काट-छांटकर वह सहज में ही 
उन्हें जमा देता है। उसपर उसके भावों से लदा हुआ छकड़ा आसानी 
से चल निकलता है । वह आनन्द को आनंद, अ्रनन्द और अनन्दा कर 


(6० 


सकता है । तुलसीदास ने ग़रीबनेवाज को गरीबनेवाजू करके पराई चीज 
को भी अपने साँचे में ढाल लिया । वह खाता हैं को खात, गाता है को 
गावत और अंक को आ्रांक, नि:शंक को निर्सांक और बंक को बांक कर 
सकता है । कारकों का प्रयोग भी वह मनमाना कर लिया करता हैं । 
उसे बड़ी स्वतंत्रता है । किन्तु हिन्दी-कवि को ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त 
हैं। उसके सामने बड़ा बन्धन हैं। जो रोड़ा जैसा है, उसे वेसा ही-- 
बिना काट-छांठ किये, जमाना पड़ता है । उसे जरा-भर भी तराश-ख राश 
करने का अधिकार नहीं । वह आनन्द को आनंद भी नहीं कर सकता, 
जाओगे को जावगे भी नहीं बना सकता । उसके आस-पास की जमीन 
ऊबड़-खाबड़ है । उसी में से होकर उसका संकरा रास्ता हैं। इससे 
वह अपने छकड़े पर थोड़ा-थोड़ा माल लादकर लाता हैँ । बताइये, कैसी 
मुसीबत है। जितना माल ब्रजमाषाका कवि एक बार में लाता है, 
हिन्दी का कवि उसे चार बार में | ग्राहकों को उसके लिए बहुत देर तक 
इन्तजार करना पड़ता है। उर्दू-कवियों ने इस तकलीफ को समझा है, 
उन्होंने कुछ उद्ंडता से काम भी लिया है । आवश्यकता पड़ने दर उन्होंने 
अपना नियमित मार्ग छोड़कर इधर-उधर भी हाथ-पैर फैला दिये हें । वे 
अपना काम निकालना जानते हे, किसी का कुछ बिगड़े, इसकी उन्हें 
परवा नहीं । उर्दू का एक शेर सुनिये-- 
खुलता नहीं दिल बन्द ही रहता है हमेशा | 
क्या जाने कि आजाता हें तू इसमें किधर से।। (जौक़ ) 
इस शेर में “है” “जाने”, “जाता है” और “इसमें”, इन बेचारों 
का ढांचा तो देखने में पूरा है, पर जान अधूरी है। है, ने”, ता”, 
और “मं” का रूप देखने में तो दीर्घ है, किन्तु उच्चारण में वे हृस्व 
हैं। हिन्दीवाले बेचारों का इतनी स्वतन्त्रता भी प्राप्त नहीं । उर्दू वाले 
और को (औ” और पर” को “प” लिखकर भी अपना भाव प्रकट कर 
सकते हें, किन्तु हिन्दी में यह गुनाह माना जाता है। हिन्दी में शब्दों के 
रूप और उच्चारण में अंतर नहीं होना चाहिए । नियमित संकरे रास्ते 


( ११३ ) 


उनमें शक्ति ही न रही, और कितने उसके किनारे ही पर नहाते-घोते 
ओर खेलते रह गये । 

भकक्‍त कवियों ने अपने अनुभव की बात कही है। वे प्रेमी थे, ज्ञानी 
थे और सदाचारप्रिय थे। हिन्दू-समाज की जीवनशक्ति को उन्होंने बल- 
प्रदान किया है । हिन्दुओं में जो कुछ ज्ञान, भक्ति, वेराग्य और सदाचार 
की चर्चा है, उसमें से अधिकांश हिन्दी-कवियों की सम्पत्ति है। कौन कह 
सकता है कि हिन्दुश्ों के दैनिक व्यवहार में तुलसी, सूर शौर कबीर की 
प्रेरणा नहीं है ! हिन्दी का भक्ति-साहित्य बड़ा उज्ज्वल, बड़ा सुन्दर और 
बड़ा मधुर है । उसमें प्राणों को श्राराम, मन को आनन्द और आत्मा को 
बान्ति मिलती है ' 

वीर रस की कविता हिन्दी में भ्रधिक नहीं । जो कुछ है, उसका 
सम्बन्ध हृदय से कम, शरीर से श्रधिक है । 

नीति की कविता वीर रस की कविता से अधिक हैं। और समाज में 
उसका प्रचार भो है | हिन्दी की यह सम्पदा अभ्रवश्य देखने की चीज हूँ। 

शगार के विषय में मुझे कुछ अधिक कहना हैँ, इसी से मेंने उसे 
सब के श्रंत में चुना हे । हिन्दी-कवियों में श्रगारी कवियों की संख्या 
सब से श्रधिक है । इनमें कुछ तो बहुत उच्च-कोटि के हे, उन्होंने हृदय 
के सौन्दर्य पर बड़ी ललित कविता की है । भकक्‍त कवियों ने जहां कहीं 
प्रसंगवश श्रृंगार का वर्णन किया हूँ, उसमें विशुद्ध प्रेम और मानव- 
स्वभाव की सच्ची कलक दिखाई पड़ती हैं। वे सदाचार की सीमा के 
बाहर नहीं गये हे । किन्तु सिर से पर तक श्वूगार में डूबे हुए कवियों ने 
सदाचार को लात मारी है| उन्होंने नायक-नायिका-भेद को कविता का 
सब से प्रधान अंग बना डाला है । नायिकाओ्ं को पता ही नहीं, किन्तु 
कवियों ने उनके सैकड़ों भेद कर डाले । सबकी अलग-अलग भाषा, सब 
के अलग-अलग भाव, वेष, भषा ओर चाल; बिलकुल नया संसार ही 
रच दिया | इस संसार में सदाचार की गंध नहीं । पअ्रभिसार-स्थान की 
सजावट है, दूतियों की दौड़ है, वाक्यविलास है, विरहोच्छवास और 


0] 


बेकली है । कोकिल और पपीहों के हजारों अपराध गिनाये जा रहे हे 
उन्हें लाखों गालियां दी जा रही है। उन बंचारों को इसका पता भी 
नही । विरह के वर्णन में तो और गजब ढाया गया हे । एक विरहिणी 
पावंती की पूजा करने गई थी! जैसे ही उसने हाथ में माला लेकर 
पार्वती के गले में डालना चाहा, वसे ही, हाथ लगते ही माला राख हो 
गई । तब उस विभूति को शिवजी को चढाकर वह वापस झ्राई । विरह 
की आंच हृदय ही में होती है, किन्तु कवियों को वही तक उसे रखने 
में सन्‍्तोष नही हुआ । उन्होंने हाथ में भी उसकी दाहक शक्ति पहुचा 
दी | एक विरहिणी पनवट पर जल लाने गई । घड़ा भरकर पिर पर 
रखते ही वह विरह की आंच से सूख जाता था। फिर उतारकर फिर 
मरती और सिर पर रखते ही वह फिर सूख जाता। दिनभर इसी 
चढ़ाव उतार में लगी रही। 
बिहारी ने एक विरहिणी का वर्णन इस प्रकार किया हैं-- 
इत आवत चलि जाति उत, चली छ सातिक हाथ । 
चढी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासिन साथ ॥ 
अर्थात्‌, विरह के मारे वह इतनी कमजोर हो गई हूँ कि सास लेने 
और छोड़ने के साथ वह छःसात हाथ आगे-पीछे आती-जाती रहती 
है । सास रूपी हिंडोले पर चढ़ी हुई इधर से उधर भूलती रहती है । 
ऐसा तो उस नायिका का हाल था । अ्रब यह बात यहां सम में 
नहीं आती कि जब वह हवा से भी इतनी हलकी होगई थी तो तितली 
का पंख लगाकर अपने प्रियतम के पास क्‍यों न उड़कर चली गई ? 
सवाल कवि ने एक विरहिणी का हाल ऐसा लिखा है-- 
तांदुर ले आई तिया आंगन में ठाढ़ी रही, 
कर के प्रसारबे में भात हाथ में भयो | । 
इस देश में जब से अंग्रेजी राज झ्राया तब से विरही-विरहिणियों की 
संख्या तो बढ़ गई, किन्तु पहले जेसी घटनाएं अब नहीं होतीं। लाखों 
विरही तो रोज रेल पर चढ़े फिरते हे, बीसों हजार कालेजों में भरे पड़े 





( ११५ ) 


हैं; डाक और तार का भी पूरा प्रबन्ध है फिर भी किसी विरही के घर 
से यहु खबर नहीं श्राती कि उसकी विरहिणी की आह से उसका घर 
जल गया या किसी कोयल या पपीहे की बोली से उसकी स्त्री मर गई । 
मालूम होता हैँ, इस बला को पूराने कवि अपने साथ ही स्व ले गये । 

दूसरा नम्बर नख-शिख वर्णन करनेवाले कवियों का है । इन्होंने 
नाथिका के जिस अ्रग को छम्रा हे उसे श्रन्तिम सीमा तक पहुंचा दिया 
हैं । चितवन से किसी को घायल होते सुना हो तो उसे वज्य और बिजली 
बना डाला । बीच में जरा-सी उठी हुई नाक अच्छी लगी तो उसे इतना 
भुकाया कि तोते की-सी नाक बनाकर तब दम लिया, चाहे वे ग्रपनी 
स्‍त्री की तोते ऐसी टेढ़ी नाक को स्वयं पसन्द न करें । स्तनों की कठो रता 
अच्छी लगी तो उसे पहाड़ बना डाला, नायिका दबकर मर जाय तो मरे, 
इनका कया बिगड़ा । नायिका की कमर पत्तली होने में कुछ सुभीता 
समभ पड़ा तो उसके पीछे पड़ गये | संसार की पतली-से पतली चीजें 
याद की गई और कमर को उनसे भी पतली कहा गया । पतलेपन का 
दौड़ यहाँ तक बढ़ी कि केशवदात् ने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया। 
बस, अब ग्रागे कहाँ जाओगे ? जो चीज ही नहीं, उससे अधिक पतली 
ओर क्‍या हो सकती हैं । केशवदास ने कहा है:-- 

सूम कैसो दान महामृढ़ कंसो ज्ञान 
मं डः दर 
यह तेरी कटि निपट कपट कंसो हितु हैं। 

चलो छटद्री हुई | इस प्रकार के कविगण प्रतिदिन नितम्ब और स्तनों 
के बीच में, नाभि के पास, कटिप्रदेश देखते रहे हें, फिर भी कहते हैं 
कि कटि हुई नहीं । ईस भुठाई का भी कुछ ठिकाना है ! कल्पना के 
प्रीछे ये लोग ऐसे उड़े कि असली वस्तु ही को भूल गए । श्रत्यक्ति और 
उत्प्रेक्षा को इतना महत्त्व दिया कि स्वाभाविकता ही से हाथ थो बैठे । 

उर्दू के सौदा कवि ने एक शेर में कहा -- 

समन्दर कर दिया नाम उसका नाहक़ सत्र ने कह-7हकर | 


( ११६ ) 


हुये थे जमा कुछ आँसू मेरी झ्राखों से बह-बहकर ॥ 
यह भूठ की अन्तिम सीमा है । इससे श्रागे कोई बढ नही सकता। 
एक ही पिनक में चले जाते हुए इन कवियों को देख कर कोई-कोई कवि 
इनकी दिल्‍लगी भी उड़ाने लगे। एक कवि कहता हैं -- 
मास की गरेथी कुच कचन कलस कहे 
मुख चन्द्रमा जो असलेषमा को घर है । 
दोऊ कर कमल मृनाल नाभी कप कहें, 
हाड़ही को जधा ताहि कहे रम्भा तर हू। 
हाड़ को दसन ताहि हीरा मूृगा मोती कहे, 
चाम को अधर ताहि कहे बिम्बा फर है। 
एती भूठी जुगती बताबे श्रौ कहाबे कंबि, 
तापर कहत हमें सारदा को बर है ॥ 
उर्दू-कवियों की मिथ्यावादिता से मोलाना हाली भी नाराज हुए 


५५३ शक, 


थे। वे कहते हें -- 

ब्रा शेर कहने की गर कुछ सजा हूँ, 

ग्रबस भूठ बकना अ्रगर ना रबा है। 

तो वह महकमा जिसका क्राज़ी खुदा हैं, 

मुकरंर जहाँ नेक व बद की जज़ा है। 

गुनहगार वाँ छूट जावेंगे सारे, 

जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। 

श्रुज्भारी-कवि-मंडल के सब से अन्तिम कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। 

श्ृद्धार में जो कुछ कहना-सुनना बाकी था, उसे उन्होने कहकर समाप्त 
किया । इसके सिवाय उन्होंने कुछ और भी कहा। उसे देखकर नये 
कवियों ने अपना रुख बदलना प्रारम्भ किया । वह रुख यहाँ _ तक बदला 
कि अ्रब खूंगार का कोई ताम भी. नहीं छेता । आजकल के कवि हाथ 
धोकर भारत के पीछे पड़ गए हे, कोई भारत को कायर बनाता है, कोई 
झभागा कहता है, कोई उसे पुरानी क्रहाती सुनाकर उठाना चयह्ता हैं, 


( ११७ ) 


खड़ीबोली की कविता को सबसे अ्रधिक प्रोत्साहन पडित महावर 
प्रसादजी 8छिवेदी से मिला हैँ | द्विवेदीजी ही के उद्योग से आज खड़ी- 
बोली की कविता का एक रूप देखने को मिल रहा है । सरस्वती ने इस 
क्षेत्र मे बड़ा काम किया है । श्रब भविष्य में, बहुत आशा है कि विशुद्ध 
खड़ीबोली में भी ब्रजमभाषा के समान भावपूर्ण कविता होने लगेगी। 
भ्रभी तो खड़ीबोली की कविता में भावों का चमत्कार देखने को बहुत 
ही कम मिलता हूँ । हि 

हिन्दी को वतेमान दशा 

हिन्दी की वर्तमान दशा बहुत ही आशापूर्ण है । देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक हिन्दी के लिए अनुराग जागृत हुआ हे । प्रत्येक प्रान्त के 
प्रमुख नेताग्रों और विद्वानों ने एक स्वर से हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वी- 
कार किया हेँं। सुलेखकों और सुकवियों की संख्या दिन-प्र ति-दिन बढ़ती 
जा रही हैँ । नये-नये समाचार-पत्र निकल रहे हें । हिन्दी के पुस्तकालयों 
की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । बड़े-बड़े नगरों में हिन्दी से सम्बन्ध 
रखने वाली संस्थाएं खुलती जारही हे। पुस्तक-प्रकाशकगण, अच्छे लेख को 
से मौलिक ग्रन्थ लिखवाकर, अन्य भाषाश्रों के उत्तम ग्रन्थों का अनुवाद 
कराके ओर उन्हें आवश्यकतानुसार सचित्र, सजिल्द तैयार कराके हिन्दी- 
साहित्य का कलेवर बढ़ाते जा रहे हैं । हिन्दू लोग तो हिन्दी की ओर 
खिंचते ही आ रहे है, मुसलमानों में भी हिन्दी के लिए बड़ी रुचि उत्पन्न 
हुई हैं । देशभक्त मुसलमान हिन्दी सीखने का उद्योग करते पाये जाते हे। 


( ११८ ) 


हटेस समय देश में हिन्दी की दा बर्ड' सस्थाएं काम कर रही हे -- एक 
हन्‍दी-साहित्य-सम्मेलन और दूसरे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
हिन्दी-साहित्य सम्मलन सार्वदेशिक सस्था' है । उसका प्रधान कार्या- 
लय प्रयाग में हैँ । वह मद्रास मे हिन्दो-प्रचार के लिए हजारो रुपये 
म।सिक व्यय कर रहा है और सफलता भो प्राप्त कर रहा हूँ । प्रतिवर्ष 
सर्वोत्तम ग्रन्धथकार को वह बडे सम्मान के साथ बारह सो रुपय पुरस्कार 
के देता हैं। भारत के कई प्रान्तो मे उससे सम्बद्ध प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन के कार्यालय है, जो सम्मेलन के उह्ृश्यों की पूर्ति में तत्पर रहते 
हैं । काशी-नागरो-प्रचारिणी सभा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से पुरानी हे । 
हिन्दी और नागरी लिपि के लिए खासकर युकतप्रान्त वालों में अनुराग 
उत्पन्न करने का श्रेय इस सभा ही को है। सभा ने हिन्दी की प्राचीन 
पुस्तको की खोज का बहुत ही उपयोगी काम किया हैँ। पुराने काव्य-ग्रथो 
का अ्नसधान, उत्तमोत्तम ग्रथो का सम्पांदन और प्रकाशन, हिन्दी के 
एक वृहत्‌ कोष की रचना, ये सब काम सभा का गौरव बहुत ऊचा 
करते हूँ | सभा जन्म से ही हिन्दी-साहित्य की बहुमूल्य सेवा कर रहो है । 
मासिक पत्रिकाओं में सरस्वती, माधुरी, प्रभा और श्रीशारदा सब से 
श्रच्छी है । इनका मूल भी दृढ हूँ और क्षेत्र भी विस्तुत है । साप्ताहिक 
पत्रों में प्रताप, प्रभ्युदय, कमंवीर का प्रभाव और प्रचार अधिक है। 
देनिक-पत्रों मे देनिक-भारतमित्र, स्वतत्र, आज और कलकत्ता समाचार 
हिन्दी जानने वाली जनता की बहुमूल्य राजनीतिक सेवा कर रहे हे । 
विद्याथियो के लिए विद्यार्थी और बालसखा आदि पत्र निकल रहे है । 
स्त्रियों के लिए स्त्रीदर्षण, गृहलक्ष्मी और ज्योति आदि मासिक पत्र-पत्रि- 
काए विशेष उल्लेखनीय हे ।' 
अब सम्मेलन का इस संस्था से संबंध नहीं रहा है। सम्मेलन 
वर्धा में राष्ट्रटभाबा प्रचार समिति! नामक एक नई संस्था का अहिन्दी 
भावी प्रांतों में हिन्दी-अचार के लिए संचालन कर रहा है । 
सासिक साप्ताहिक व देलिक पंत्रों की स्थिति में भी बहुत परिवर्तन 


( ११९ ) 


हिन्दी के वतंमान सुकवियों में 'पंडित नाथराम शंकर शर्मा, पडित 
श्रीघर पाठक, पंडित अयोध्यासिह उपाध्याय, लाला भगवान दीन, बाबू 
जगन्नाथ दास रत्नाकर, पं० जगन्नाथप्रसाद दतुबंदी, पडित कामताप्रसाद, 
पंडित रामचरित उपाध्याय, मिश्रबन्धु, पंडित गिरिधर शर्मा, पडित 
माधव शुक्ल, पडित गयाप्रसाद शुक्ल सनेही', पडित रूपनारायण पांडेय, 
बाबू मैथिलीशरण गृप्त, बाब्‌ जयशद्भू र, प्रसाद, पंडित रामचन्द शुक्ल, 
पडित लोचनप्रसाद पाण्डेय, पडित लक्ष्मीघर वाजपेयी, पंडित बदरीनाथ 
भट्ट, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपालशरण सिंह, पांडेय मुकुट- 
धर शर्मा, बाबू सियारामशरण गुप्त, बाब गोविन्ददास, पण्डित हरिप्रसाद 
द्विवेदी ( वियोगी हरि ) झादि की क्ृतियों से हिन्दी-साहित्य का उपवन 
सुरभित हो चला हूँ । सुलेखकों में पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित 
पद्मसिंह शर्मा, पण्डित अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, पण्डित गौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओफा, बाबू श्यामसुन्दर दास, बाब्‌ गणणशशड्ूर विद्यार्थी,बाब्‌ ब्र॒ज- 
ननन्‍्दन सहाय, श्रीयुत प्रेमचन्द, पण्डित रामजी लाल शर्मा, पण्डित चन्द्र- 
शेंखर शास्त्री, पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी, पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी, 
पण्डित माधव राव सप्रे, प० किगोरीलाल गोस्वामी, बाबू रामदास गौड़ 
बाबू पुरुषोत्त मदास टण्डन, पण्डित क्ृष्णाकांत मालवीय, पण्डित लक्ष्मण- 
नारायण गदें,बाबू रामचन्द वर्मा और श्रीयुत नाथूराम अमी आदि का स्थान 
बहुत ऊंचा हूँ। सुकवियों में प्रायः सभी सुलेखक हेँ। भिन्‍न भाषा- 
भाषी प्रान्तों में भी हिन्दी के अच्छे ज्ञाताओं की संख्या बढ़ती जा रही 
है । इस समय बड्भाल,गृजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र मद्रास आदि भारत 
के प्रायः सभी प्रान्तों के लोगों में हिन्दी के जानकार या लेखक मिलेंगे । 

इस तरह हिन्दी-साहित्य का बढ़ता हुआ वटव॒क्ष एक दिन कंलास से 
कन्याकुमारी तक,श्रटक से कटक तक श्रपनी सुखद शीतल छाया से तैंतीस 
हो चुका हूँ । पुराने कई पत्र बन्द हो गये हुं और कई नये श्रच्छे पत्र 
निकलने लगे हें । 

“इनमें कई महान्‌भाव स्वर्गीय हो चुके हे । 


(१३9 ) 


कोटि भारतवासियों को शांति और सुख प्रदान करेगा । सारे देश में एक 
भाषा के प्रचार से हम में एक राष्ट्रीयता जागृत होगी; पारस्परिक 
प्रेम, ऐक्प और बन्धुत्व की वृद्धि होगी और घनिष्टता और सहानभूति 
का भाव पुष्ट होगा । 

हिन्दी जीती-जागती भाषा है । उसकी ग्राहिका-शवित बड़ी प्रबल 
हैँ । उसने अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के हजारों शब्द हजम कर 
लिये, अब अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वह चुनचुनकर अपनाती जाती 
हैं । विदेशी भाषाओ्रों के जो शब्द अपनी भाषा में खप गये, वे सब हिन्दी 
की मिलकियत होगए । अच्छे लेखक उन शब्दों से बराबर काम लेने 
लगे हैं। नये-तये महावरों का भी रोज-रोज समावेश होता जाता है। एक 
दिन सर्वांगसुन्दर हिन्दी-भाषा भारत की भाषाओं में प्रधान पद को सुशो- 
भित करेगी । 


कविता-कोमुदी 


पहला भाग 
चन्दबरदाईं 


चन्दबरदाई का नाम राजपूताने में बहुत प्रसिद्ध है। वह भारतवर्ष 
के अन्तिम हिन्दू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान का राजकवि, मित्र 
और सामनन्‍्त था। वह भट्ट जाति के जगान (वर्तमान राव) नामक गोत्र 
का था। उसके पृर्वंज पंजाब के रहनेवाले थे, और उनकी यजमानी अज- 
मेर के चौहानों के यहां थी । 

चन्द का जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसा कहा जाता हैँ कि चंद और 
पृथ्वीराज का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और एक ही तिथि को 
दोनों ने शरीर भी छोड़ा । पृथ्वीराज का जन्म सवत्‌ १२०५ में और 
मृत्यु १२४८ में हुई। अ्तएवं चंद के भी जन्म-मरण का समय यही 
सममना चाहिए । 

चन्द के पिता का नाम राववेण और विद्या-गुरु का नाम गुरुप्रसाद 
था । वह षट्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, ज्योतिष, वेद्यक, मन्त्र- 
शास्त्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं में बड़ा निपुण था। वह 
जालन्धरी ( जालपा ) देवी का उपासक था । 

चंद ने दो विवाह किये थे । उसकी पहली स्त्री का नाम कमला 
उपनाम मेवा और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा था। उसके ग्यारह 
सन्‍्तति हुई, दस लड़के और एक लड़की । लड़की का नाम राजबाई था। 
चंद के दसों पूत्रों में जल्ह बड़ा योग्य था | पृथ्वीराज की बहन पृथाबाई 
का विवाह, रासो' के अनुसार, चित्तोर के रावल समरक्िह के साथ 


१२२ कविता-कौोमुदी, पहला भाग 


हुआ” था | पृथाबाई के साथ जल्ह भी रावल जी का दहेज में दिया गया 
थ। । जब शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अन्तिम युद्ध में रावल समर- 
सिंह जी मारे गए तब उनके साथ पृथाबाई सती हुई थी | सती होने के 
पहले पृथाबाई ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था। जिसमें सूचना दी 
थी कि श्री हुजूर समर में मारे गये और उनके संग ऋषिकेशजी भी 
बैकुण्ठ को पधारे हें । ऋषिकेशजी उन चार लोगों में से हे जो दिल्ली 
से मेरे संग दहेज में आये थे, इसलिए इनके वंशजों की खातिरी रखना। 
“ते पाछे मारा च्यारी गराँ का मनष्षाँ की षात्री राखजो | ई मारा जीव 
का चाकर हे जो थासु कदी हरामषोर नीवेगा” । यह पत्र माघ सुदी १२, 
'संवत्‌ १२४८ विक्रम का लिखा हुआ है । इससे प्रकट हें कि जल्ह पृथा- 
बाई के साथ चित्तौर गया था। 
चंद ने पृथ्वीराज का चरित्र जन्म से लेकर अन्तिम युद्ध तक “पृथ्वी- 
राज रासो” नामक महाकाव्य मे वर्णन किया हे । अन्तिम लड़ाई के 
समय चंद पृथ्वीराज के साथ उपस्थित नहीं था, वह देवी के एक मन्दिर 
में बंठकर “रासो” को पूरा कर रहा था। इसलिए अन्तिम लडाई का 
वृत्तान्त वह नहीं लिख सका । पीछे से उसके पुत्र जल्ह ने उस युद्ध का 
वृत्तान्त लिखा । रासो में लिखा हे कि पृथ्वीराज को शहाब॒द्वीन ने पकड़ 
लिया था । वह उन्हें गजनी ले गया और उनकी दोनों आंखें फोडवा कर 
उसने उन्हें कैदखाने में डाल दिया। “रासो” लिखकर चंद अपने घर 
आया और उसे जल्ह को देकर वह गजनी गया । वहां गौरी को प्रसन्न 
करके वह पृथ्वीराज से मिला । उसने कौशल से पृथ्वीराज के हाथ से 
शहाबुद्दीन को सरवा डाला । फिर राजा और कवि दोनों ने कठार से 
अपना-अपना प्रार्णांत वहीं किया । पृथ्वीराज के साथ चंद का जीवन- 
चरित्र ऐसा मिला हुआ हे कि उससे वह किसी तरह भ्रलग नहीं किया 
जा सकता | चंद पृथ्वीराज का लंगोटिया मित्र था| वह सदा पृथ्वीराज 
के साथ रहता था । इसलिए जो-जो घटनाएं उसने लिखी हैं, उनमें सत्य 
का अंश बहुत अधिक हूँ । उसने आंखों-देखी बातें लिखी हे। 


चन्दबरदाईं श्र्रे 


चंद महाकवि था । उसका बनाया हुआ “पृथ्वीराज रासो” हिन्दी 
में एक अपूर्व ग्रन्थ है । उसमें स्थान-स्थान पर कविता के नवो रसों का 
वन बड़ी मामिकता से किया गया हुूँ। चंद ने पृथ्वीराज का सम्पूर्ण 
चरित्र अपनी स्त्री गौरी से कहा है । जिस प्रकार तुलसीदास की चौयाई, 
सूरदास के पद, बिहारी के दोहे, गिरघर की कुण्डलियां और पद्माकर के 
धनाक्षरी छन्द प्रसिद्ध हें, उसी प्रकार चंद ने छप्पय लिखने में बड़ा 
नाम पाया हूँ । 

“रासो” की कविता मैं संयुकताक्ष रों की खूब भरमार हूँ । पढ़ते समय 
ऐसा मालूम होता है कि जीम को खूब ऊबड़-खाबड़ रास्ता तें करना पड़ 
रहा है । पर उस रास्ते में जो काव्य-रस के मनोहर पृष्प खिले हुए हैं 
उनकी सुगन्ध से मन मृग्ध हो जाता हे । “रासो” में वीर और श्द्भार- 
रस की कविता बहुत हूँ । उनमें बड़ा चमत्कार और बड़ी मनोमोह- 
कता हैं । 

चन्द की कविता की भाषा अच्छी तरह वे ही लोग समर सकते है 
जिन्हें संस्कृत और राजपूताने की बोली का अच्छा ज्ञान हो | साधारण 
हिन्दी जानने वालों की समझ में वह अच्छी तरह नहीं झा सकती । 

“रासो” बहुत बड़ा ग्रन्थ हैं। समय-समय पर चंद जो कविताएं 
रचता था, उसे वह कण्ठस्थ रखता था, या कागज पर लिख लेता होगा। 
उन्हें पुस्तकाकार उसने ६० दिलों में किया । रांसो में कुल ६६९ अध्याय 

हैं। प्रत्येक अ्रध्याय किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखा 
गया है । पृथ्वीराज ने अपने जीवन में बहुत-सी लड़ाइयां लड़ी थीं भौर 
उन्होंने विवाह भी कई किये थे। रासो में सब का विस्तार-पूर्वक वर्णान 
हैँ । श्राजकल के ऐतिहासिक विद्वान्‌ रासो में वर्णित पृथ्वीराज और 
* मुहम्मदगौरी-सम्बन्धी कई लड़ाइयों को सत्य नहीं मानते । 
चंद का जन्म लाहौर में हुआ था और वहां मुसलमानों का अधिक 
संसर्ग था इसलिए चंद की कविता में अरबी, फारती के भी बहुत-से 
शब्द आ गए हैं । 


१२४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा ने “रासो” को प्रकाशित किया है ॥ 
झभी इससे भी अ्रधिक शुद्ध संस्करण के प्रकाशित होने की आवश्यकता है। 
आगे हम चंद की कविता के कुछ नमूने उद्धृत करते हँ--- 


पद्मावती समय 


द्र्हा 
पूरब दिस गढ़ गढ़न पति, समुद शिखर अति दुर्ग । 
तह सु विजय सुरराज पति, जादू कुलह ग्रभग्ग ॥ १॥ 
हंसम हयग्गय देस अति, पति सायर म्रज्जाद। 
पबल भूप सेवहि सकल, धुनि निसान बहु साद ॥ २॥ 


कबित्त 
धुनि निसान बहु साद नाद सुरपच बजत दिन । 
दस हजार हय चढ़त हेम नग जठित साज तिन । 
गज असंख गजपतिय मुहर सेना तिय संखह। 
इन नायक कर धरी पिनाक धरभर रज रख्खह ॥ 
दस पुत्र पृत्रिय एक सम रथ सुरंग उम्मर डमर। 
भंडार लछिय अगनित पदम सो पदमसेन कवर सुघर ॥| ३ ॥॥ 
द््हा 
पदमसेन कूंवर सुघर, ता घर नारि सुजान। 
ता उर इक पुत्री प्रकट, मनहुं कला ससि' भान ॥ ४ ॥. 


कबित्त 
मनहुं कला ससि भाव कला सोलह सो बन्निय। 
वाल वेस ससिता समीप अमृत रस पिन्तिय । 
बिगसि कमल मृग्र भ्रमर बेन खंजन मृग लुट्टिया । 
हार कौर अरु बिम्ब मोति नख सिख अहि घुट्टिया । 
छत्रपति गयंद हरि हस गति विह बनाय संचे संचिय। 
पदमिनिय [रूप प्श्मावतिय मनहुं काम कामिनि रचिय॥ ५ ॥४ 


चन्दबरदाई १२५ 


ड््हा 
मनहुं काम कामिनि रचिय , रचिय रूप की रास । 


पशु पंछी सब मोहिनी , सुर नर मुनियर पास ॥ ६ ॥ 
सामुद्रिक लच्छन सकल , चौसठ कला सुजान । 
जानि चतुरदस अंग षट , रति बसंत परमान ॥ ७॥ 
'सखियन संग खेलत फिरत , महलनि बाग निवास । 
कीर इक्क दिप्पिय नयन , तब मन भयौ हुलास ॥ 5॥। 


कबित्त 


मन अति भयौ हुलास बिगसि जनू कोक किरन रवि। 

अरुन भ्रधर तिय सधर बिम्ब फल जानि कीर छवि । 

यह चाहत चख चक्कत उह जु तक्किय ररप्पि रर | 

चंच चहुट्टिय लोभ लियो तब गहित अप्प कर। 
“हरषत अनन्द मन महि हुलस ले जु महल भीतर गई। 
'पंजर अनूप नग मनि जठित सो तिहिं महं रष्षघत भई॥ ९॥ 


ड्हा 
तिहे महल रष्षघत भई , गई खेल सब भुल्ल । 
चित्त चहुट्थययो कीर सों , राम पढ़ावत फुल्ल ॥ १० ॥ 
कीर कुवरि तन निरखि दिखि ,नख सिख लौं यह रूप । 
करता करी करी बनांय के , यह पदमिनी सरूप ॥ ११ ॥ 


कबित्त 


कुट्टिल केस सुदेश पोह परचियत पिक्‍क संद | 
कमल गंध वय संघ हंस गति चलत मंद मंद। 
सेत बस्त्र सोहे सरीर नख स्वाति बुन्द जस। 
भमर भंवहि भुल्लहि सुभाव मकरंद वास रस । 
नैन निरखि सुख पाय सदिन मूरति रचिय। 
उमा प्रसाद हर हेरियत मिलहि राज प्रथिराज जिय ॥| १२ ॥ 


१२६ 


कविता-कौम्‌ दी, पहला भाग 


ड्र्हा 
सुक समीप मन कुवरि को , लग्यो बचन के हैत । 


अति विचित्र पंडित सुआ , कथत जू कथा अ्रमेत ॥ १३ ॥' 
गाथा 

पुच्छत बयन सु बाले उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये । 

कवन नाम तुम देस कवन यंद करय परवेस ॥ १४ ॥ 

उच्चरिय कीर सुनि बयन॑ हिन्दवान दिल्ली गढ़ अयन । 

तहां इन्द्र श्रवतार चहुआन तह प्रथि राजह सूर सुभारं ॥ १५ ॥॥: 


पद्धरी 

पदमावतीहि कुबवरी संघत्त, 

दुज कथा कहते सुनि सुनि सुबत्त ॥ १६॥ 
हिंदवान थान उत्तम सुदेस, 

तहं उदित द्रग्ग दिल्‍ली सुदेस॥ १७ ॥॥ 
संभरि नरेस चहुआन थान, 

प्रथिराज तहां राजंत भान ॥ १८ ॥।, 
बेसह बरीस षोड़स नरिद, 

आजान बाहु भुञत्र लोक यन्द ॥ १९॥ 
संभरि नरेस सोमेस पृत, 

देवेत रूप अवतार धूत ॥२०॥: 
सामंत सूर सब्बे अपार, 

भूजान भीम जिम सार भार ॥ २१॥ 
जिहि पककरि साह साहाब लीन, 

तिहुं बेर करिय पानीप हीन ॥ २२॥६ 
सिग्िनि सुसह् गून चढ़ि जंजीर, 

चुक्‍क्केन सबद बेघंत तीर ॥२३॥ 
बल बेन करन जिमि दान पान, 

सतसहस सील हरिचंद समान ॥ २४ ॥ 


चन्दबरदाई १२७ 


साहस सुक्रंम विक्रम जू वीर, 
दानव सुमत्त अवतार घधीर ॥ २५ ॥। 
दिस च्यार जानि सब कला भूप, 
कुंद्रप जानि अवतार रूप ॥ २६॥ 
| ड्र्हा 
कामदेव अवतार हुअझ , सुक्ष सोमेसर नन्‍्द । 
सहस किरन भलहल कमल , रिपि समीप वर विन्द ॥रणजा 
सुनत श्रवन प्रथिराज जस , उमग बाल विधि अड्भ । 
तन मन चित्त चहुवाँन पर , बस्यो सु रत्तह रू ॥रदा 
बेस बिती ससिता सकल , आगम कियो बसंत । 
मात पिता चिता भई, सोधि जुगति कौ कंत ॥२६॥ 
कबित्ता 
सोधि जुगति कौ कंत कियौ तब चित्त चहों दिस । 
लयो विप्र गुर बोल कही समझाय बात तस। 
नर नरिंद नरपती बड़े गढ़ द्रग्ग असेसह। 
सीलवन्त कुल सुद्ध ' देहु कन्या सु नरेसह। 
तब चलन देहु दुज्जह लगन सगून वन्द दिय अप्प तन | 
श्रानन्द उछाह समुदह सिघर बजत नह नीसान घन ॥३ण०ा 


डर्हा 
सवा लष्ष उत्तर सयल , कमऊं गढ़ दूरज्ध । 


राजत राज कुमोदमनि , हय गय द्विब्ब अमंग ॥३१॥ 
नारिकेलि फल परठिदुज , चौक पूरि मन मृत्ति । 
दई जु कन्या बचन बर , अति अनन्द करि जुत्ति ॥३२॥ 
भुजड़प्रयात हु 
बिहसित बरं लगन लिन्नौ नरिदं, 
बजी द्वार द्वारं सु आनन्द दूं दं ॥३३॥ 
गढंनं गढ़ पत्ति सब बोलि नत्ते, 
सब आइय भूप कदु बंस जुत्ते ॥रेडा। 


श्र कविता-कौमुदी, पहला भाग 


चले दस सहस्स असव्वार जान॑, ह 
पूरियं पैदल [तेतीस' थाव॑ ॥३५॥. 
मंद गल्लितं मत्त से पंच दंती, 
मनो सांम पाहार बुगपंति पंती ॥३६॥। 
चले अ्रग्गि तेजी जू तत्ते तुखारं, 
चौवरं चौरासी जूु साकत्ति भार ॥३७॥३ 
नग॑ कंठ नूप॑ अनूप सु लाल, 
रंगं पंच रंगं ढलक्कंत ढाल ॥३८॥। 
सुर॑ पंच साबह वाजित्र वाजं, 
सहस्स सहन्नाय मृग,मोहि राज॑ ॥ ३९॥। 
समुद सिर सिखर उच्छाह छाहं 
रचित मंडपं तोरनं श्रीयगाहूं ।।४०॥॥ 
पदमावती विलखि बर बाल बेली, 
कही कीर सों बात तब होइ केली ॥॥४ १॥। 
झट जाहु तुम्ह कीर दिल्ली सुदेसं, 
बरं चाहुआनं जू आनो नरेसं ॥४२॥ 


ड्हा 

आंनों तुम्ह चहुआन बर, अरु कहि इह संदेस । 

सांस सरीरहि जो रहे, प्रिय प्रथिराज नरेस ॥४३॥ 
कबित्त 


प्रिय प्रथिराज नरेस जोग लिखि कग्गर दिन्नौ । 

लगु नव रग रचि सरब दिल्न द्वादस ससि लिन्नौ ॥। 

सें अरु ग्यारह तीस साथ संवत परमानह। 

जोवित्री कुल सुद्ध बरनि वर रष्बहु प्रानह ॥ 
दिष्षंत दिष्ट उच्चरिय बर इकक पलक बिलम्ब न करिय। 
झलमार रयन दित पंच महि ज्यों रुकमनि कन्हर वरिय ॥४४॥ 


चन्दबरदाई 


डूहा 
ज्यों रुकमनि कन्हर वरो, ज्यों वरि संभर कांत । 
शिव मंडप पच्छिम दिशा, पूजि समय स॒ प्रांत ॥४५॥ 
ले पत्री सुक यों चल्यौ. उड़चो गगनि गहि बाव । 
जहूं दिल्‍ली प्रथिराज नर, अट्ठ जाम में जाव ॥४६॥ 
दिय कग्गर नूपराज कर, षलि वंचिय प्रथिराज | 
सुक देखत मन में हंसे, कियो चलन को साज ॥४७॥ 
कबित्त 
उहें घरी उहि पलनि उहेँँ दिन बेर उहेँ सजि | 
सकल सूर सामंत लिये सब बोल बंब बजि। 
अ्ररु कवि चन्द अनूप रूप सरसे बर कह बहु । 
और सेन सब पच्छ सहस सेना तिय सष्षहु । 
चामंडराय दिल्‍ली घरह गढ़पति कर गढ़ भार दिय। 


अलगार राज प्रथिराज तब पूरब दिस तब गमन किय ॥डेंदा 


ड््हा 
जा दिन सिषर बरात गय, ता दिन गय प्रथिराज । 
ताही दित पतिसाह कौं, भद्द गज्जने अवाज ॥४९॥ 


कबित्त 
सुनि गज्जने शभ्रवाज चढथों साहाब दीन बर। 


खुरासान सुलतान कास काबिलिय मीर घर । 

जंग जुरन जालिम जुफार भुज सार सार भुभ्न। 

धर घमंकि भजि सेस गगन रवि लुप्पि रैन हुझ्न । 
उलटि प्रवाह मनौ सिन्धु सर रुक्‍क्कि राह अड्डौ रहिय। 


“तिहि घरिय राज प्रधिराज सौं चन्द बचन इहि विधि कहिय ॥५०॥ 


निकट नगर जब जानि जाय वर विन्द उभय भय | 
समुद सिखर घन नह इंद दुहुँ ओर घोर गय। 
अगवानिय अगिवान कुंआर बनि बनि हय सज्जति । 
दिष्षन को त्रिय सबनि गौख चढ़ि छाजन रज्जति । 


१३० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बिलखि अवास कुंवरि, बदन मनो राहु छाया सुरत। 
मंषति गवष्षि पल पल पलकि दिखत पंथ दिल्‍ली सुपति ॥श शा 


पद्धरी 
दिष्पंत पंथ दिल्‍ली दिसान, 


सुख भयो सूक जब मिल्‍्यो आन ॥५२॥ 
सन्देश सुनत आनन्द नेन, 

उमगीय बाल मनमथ्य सैन ॥५३॥ 
तन चिकट चीर डारयो उतारि, 

मज्जन मयंक नव सत सिगार ॥५४॥ 
भूषन मंगाय नख सिख अनूप, 

सजि सेन मनो मनमथ्थ भूप ॥५५॥ 
सोब्रन्न थार मोतिन भराय, 

भलहल करंत दीपक जराय ॥४५६॥ 
संगह सखीय लिय सहस बाल, 

रुकमनिय जम मज्जत मराल ॥५७॥ 
पूजीय गवरि शंकर मनाय, 

दच्छिने अंग करि लगिय पाय ॥५५॥/ 
फिर देखि देखि प्रथिराज राज, 

हस मुद्ध मुद्ध चरपद्ट लाज ॥५6॥। 
कारें पकरि पीठ हय पर चढ़ाय, 

ले चल्यो नृपति दिल्‍ली सुराय ॥६०॥ 
भइद खबरि नगर बाहिर सुनाय, 

पदमावतीय हरि लीय जाय ॥६१॥ 
बाजी सु बंब हय गय पलान, 

दोरे सुसज्जि दिस्सह दिसान ॥६२॥: 
तुम लेहु लेहूु मुख जंपि जोध, ह 

हननाह सूर सब पहिरि क्रोध ॥६३॥: 


चन्दबरदाई श३े३६ 


प्रग्गे जु राज प्रथिराज भूप, 

पच्छे सु भयो वह सब सेन रूप ॥६४॥ 
पहुंचे सु जाय तत्ते तुरंग, 

भुअ सिरन भूप जुरि जोध जंग ॥६५॥ 
उलटी जू राज प्रथिराज बाग, 

धकि सूर गगन घर घसत नाग ॥६६॥ 
सामंत सूर सब काल रूप, 

गहि लोह छोह वाहे सु भूप ॥६७7 
कम्मान बान छुद॒हि अपार, 

लागंत लोह इम सारि धार ॥६८॥ 
घमसान घान सब बीर खेत 

घन श्रोत बहत अरु रुकत रेत ॥६९॥ 
मारे बरात के जोध जोह, 

परि रुंड मुंड अरि खेत सोह ॥७०॥ 


ड्र्हा 
परे रहत।रेत खेत अरि, करि दिल्लिय मुख रुक्ख । 
जीति चल्यो प्रथिराज रिन, सकल सूर भय सुक्ख ॥७१॥ 
पदमावति इम ले चल्यो, हरखि राज प्रथिराज । 
एतें परि पतिसाह की, भई जु आनि अवाज ॥७रा। 


कबित्त 


भाई जु आनि आवाज आय साहाबदीन सुर। 
ग्राज गहौं प्रथिराज बोल बुल्लंत गजत घुर। 
क्रोध जोध जोधा अनन्त करिय पन्‍्ती श्रनि गज्जिय । 
बांत नालि हथनालि तुपक तीरह सब सज्जिय । 
पव पहार मनो सार के भिरि भुजान गजनेस बल । 
आये हकारि ढुंकार करि खुरासान सुलतान दल ॥छरेी॥ 


ब३२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


भूजड्भधप्रयात 
खुरासान मुलतान खन्‍्धार मीरं, 

बलक सोबलं॑ तेग अच्चुक तीरं ॥७४॥ 
रहंगी फिरंगी हलंबी समाती, 

ठटी ठट्ट बल्‍लोच ढाल निसानी ॥७४५॥ 
मंजारी-चखी मुक्‍्ख जम्बक्क लारी, 

हजारी हजारी इकें जोध भारी ॥७६॥ 
लिन पष्षरं पीठ हय जीन सालं, 

फिरंगी कती पास सुकलात लाल ॥७७॥ 
तहां बाघ बाधं मरूरी रिछोरी, 

घनं सार सम्मूह अरु चौरं झोरी ॥७८॥ 
एराकी अरब्बी पटी तेज ताजी, 

तुरक्की महाबान कम्मान बाजी ॥७९॥ 
ऐसे भ्रसिव असवार अग्गेल गोलं, 

भिरे जून जेते सुतत्ते भ्रमोल॑ ॥८०॥ 
तिन॑ मद्धि सुलतान साहाब आप, 

इसे रूप सों फोज बरनाय जाप॑ ॥5८१॥ 
तिन॑ घेग्यिं राज प्रथिराज राजं, 

चिहो भ्रोर घनघोर नीसान बाजं ॥५२॥ 


कबित्त्‌ 


बज्जिय घोर ।निसान रान चहुआआन चिहौ दिस । 
सकल सूर सामन्त समरि बल जंंत्र मंत्र त्स। 
उदि्ठ राज प्रथिराज बाग लग मनो वीर नठ । 
कढ़त तेग मनो वेग लगत मनो बीज भट्ट घट । 
थकि रहे सुर कौतिग गगन रणगन मगन भइ श्रोन घर । 
हर हनषि वीर जग्गे हुलस हुरव रजझ्षि नव रत्त वर ॥वश्ा 


चन्दबरदाई शक 


ड््हा 
हुरव रज्भू नव रत्त वर, भयो युद्ध अति चित्त । 
निस वासुर समुभि न परत, न को हार नह चित्त ॥5४॥ 
कबित्त ह 
न को हार नह जित्त रहेइ न रहहि सूर वर । 
घर उप्पर भर परत करत अ्रति जुद्ध, महाभर। 
कहाँ कमघ कहाँ मथ्य कहां कर चरन श्न्त दुरि | 
कहौ कंधघ वहि तेग कहों सिर जुद्धि फुट्टि उर। 
कहाँ दन्‍्त मनन्‍्त हय खुर षुपरि कुम्भ असंडह रंंड सब । 
हिन्दवान रान भय भानमुख गहिय तेग चहुआन जब ॥८५॥ 
भुजंगप्रयात 
गही तेग चहवान हिंदवान रान॑, 
गज जूथ परि कोप केहरि समान॑ ॥ 5६ ॥ 
करे रुण्ड मुण्ड करी कुम्म फारे, 
बरं सूर सामनन्‍्त हुकि गर्ज भारे॥ 5७॥ 
करी चीह चिक्कार करि कलप भग्गे, 
मद तज्जियं लाज ऊमज्भ मग्गे॥ ८८ ॥॥ 
दौरे गजं अन्ध चहुआन केरो, 
करीयं गिरहूं चिहों चक्क फेरों॥ ८९ ॥ 
गिरहूं उड़ी भाव अन्धार रैनं, 
गई सूधि सुज्के नहीं मज्मकि नैन॑ं ॥ ९० ॥ 
सिरं नाय कम्मान प्रथिराज राजं, 
पकरिये साहि जिमि कुलिड्भ बाजं ॥ ९१ ॥ 
ले चल्‍यौ सिताबी करी फारि फौजं, 
परे मीर से पञ्चर तह खेत चौजं ॥ ९२ ॥ 
रज॑ं पुत्त पच्चास जुज्के अमोरं, 
वर्ज जीत के नह नसीन घोरं॥ ९३ 


श३४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ड्र्हा 
जीति भई प्रथिराज की, पकरि साह ले सद्भ । 
दिल्‍ली दिसि मारिग लगौ, उतरि घाट गिर गद्भ ॥ ९४ ॥॥ 
वर गोरी पद्मावती, गहि गोरी सुरतान। 
निकट ज़गर दिल्‍ली गये, चत्रभुजा चहुआन ॥ ९५॥ 


कबित्त 
बोलि विप्र सोधे लगनन्‍न सुभ घरो परिट्य । 
हर बांसह मंडप बनाय करि भांवरि गंठिय ॥ 
ब्रह्म वेद उच्चरहिं होम चौरी जु प्रत्ति वर। 
पद्मावति दुलहिन दुललह प्रथिराज राज नर ॥ 
डण्ड्यो साह सहाबदी अ्रद्ु॒सहस हय वर सूवर। 
दे दान मान षट भेस को चढ़े राज द्वुग्गा हुजर ॥ ९६ ॥ 
द््हा 
चढ़े राज द्रग्गह नपति, सुमत राज प्रथिराज । 
झति अनन्द झानन्द से, हिन्दवान सिरताज ॥ ९७ ॥। 


महोबा-खंड 
ग्राल्हा ओर पृथ्वीराज के युद्ध में पृथ्वीराज |के मृछित होने पर 


गिद्धनी का उसकी आंख निकालने लगना और युद्ध भूमि में घायल ग्रिदे 
हुए सञ्जमराय का उसे अपना मांस देकर राजा को बचाना । 


कबित्त 
लोह लागि चहुंवान परे म्रछा ह्ले घरतिय। 
उड़ गीघनि बेठि के चुञ्च बाहेति विरत्तिय । 
देख्यो सञ्जमराय नृपति दुग दाढ़ति पंछिन । 
अपने तन कौ मांस काटि भखु दियो ततच्छिन ॥। 
अपने सुनयन देख्यो नृपति अन्त समें ध्रम पल्लियब । 
श्राये बिवान बेकुण्ठ के देह सहत घरि चल्लियब ॥ 


विद्यापति ठाकुर 


द््हा 
गीघनि कौं पल भख्‌ दियो, नृप के नेन बचाय । 


देह हँसत बेकुण्ठ को, 


पहुंच्यो सञ्जमराय ॥| 


चंद के अन्य दोहे 


सरस काव्य रचना रचों, 
ज॑से सिधघुर देखि मग, 
तो पुनि सुजन निमित्त गुन, 
जू का भय जिय जानि कं, 
पुरन सकल बिलास रस, 
ग्रन्त होइ सहगामिनी, 
जसहीनो नागौ. गिनहु, 
लंपट हारे लोह छन, 
समदरसी ते निकट हैं, 


खलजन सुनिन हसन्‍्त | 
स्वान सुभाव भुसन्त ॥ १॥ 
रचिये तन मन फूल । 
क्यों डारिये दुकूल॥ २॥ 
सरस पुत्र फलदान | 
नेह नारि को मान ॥ ३॥ 
ढंकयो जग ,जसवान । 
त्रिय जीते बिन बान ॥ ४ ॥। 
भुगति मुंगति भरपूर। 


१३५ 


विषम दरस वा नरन तें, सदा सरबदा दूरि॥ ५॥ 

पर॒ योषित परसे नहीं, ते जीते जग बीच | 

परतिय तक्‍्कत रन दिन, ते हारे जग नीच ॥ ६ ॥ 
विद्यापति ठाकुर 


महोपाध्याय विद्यापति ठाकुर मंथिल ब्राह्मण थे। इनके पिता का 
नाम गणपति ठाकुर, पितामह का जयदत्त ठाकुर और प्रपितामह का 
धीरेश्वर ठाकुर था । इनका जन्म मिथिला देह के विसपी ग्राम में 
हुआ था । 

. विद्यापति का जन्म किस संवत्‌ में हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं 
चलता । बाबू नगेन्द्रनाथ गृप्त द्वारा संकलित विद्यापति की पदावली में 
राजा शिवर्सिह के सिहासनारोहण विषयक एक कविता है । उसके ऊपर 
के दो पद हम यहां प्रस्तुत करते हें :-- 


१३६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


के ९ २ ४ २ दे १ 

“गनल रन्ध्र कर लक्खन नरवय सक समृह कर आगनि ससी । 

चैत कारि छुठि जेंठा मिलिझशो बार बेहप्पप जात लसी ॥” 

इससे केवल इतना पता चलता है कि लक्ष्मणसेव (लक्खन) द्वारा 
प्रचारित सन्‌ २९३ (शकाब्द १३२४, विक्रम संवत्‌ १४५९) में राजा 
शिवरसिह गद्दी पर बेठे । विद्यापति राजा शिवर्सिह के दरबार में थे | 
दरबार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। राजा ने इनको विसपी ग्राम दान 
दे दिया था। उसका दानपत्र अभी तक इनके वंशजों के पास है। उस 
पर सत्‌ २९३ लिखा हैँ। इससे अनुमान होता है कि राजा ने गही पर 
बेठने की खुशी में विसपी ग्राम विद्यापति को दे दिया था । राज-दरबार 
में अपनी विद्वत्ता के बल पर इतना सम्मान प्राप्त करने के समय किसी 
मनुष्य की झ्रायु कम से क॑म कितती होनी चाहिए, इसकी कल्पना करके 
सन्‌ २९३ के उतना समय पहले विद्यापति का जन्म-काल अनुमान कर 
लेना चाहिए । 

विद्यापति की पदावली में बहुत से पद्य ऐसे हेँ जिनमें राजा शिवसिहं 
झौर उनकी रानी लखिमा देवी का नाम आया है| श्ंगार-रस का जहां 
कोई मधुर वर्गन आया है,वहां विद्यापति ने लिखा है कि इस रसको राजा 
शिवर्सिह और लाखिमा देवी ही जानती हें । रानी लाखिमा देवी के विषय 
में ऐसा कहने की स्वतन्त्रता जब कवि को प्राप्त थी, तब इससे प्रकट 
होता है कि विद्यापति को राजा शिवर्सिह बहुत मानते थे । 

विद्यापति प्रतिभाशाली कवि और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । 
इन्होंने संस्कृत भाषा में पांच उत्तम ग्रन्थ बनाये जिनका मिथिला में 
बड़ा आदर है । मैथिल-भाषा में इनके बनाये बहुत से पद हैं, जो मिथिला 
में काम-काज के अवसर पर गृहस्थों के यहां गाये जाते हें, और इनके 
कुछ पदों का बंगदेश में भी विशेष आदर है । इसी से कुछ बद्धाली 
महाशय इनको भी बजद्भाली-कवि कहते हैं; परन्तु ये बद्धाली नहीं थे । 

इनकी कविता में श्ृद्धार-रस प्रधान है । संयोग-वियोग के छोटे- 


विद्यापति ठाकुर १३७ 


छोटे भावों को भी दिखाने में इन्होंने बड़ी पटुता दिखलाई है । हमने 
इनकी कविता में से कुछ अ्रच्छे-अच्छे पद चुनकर आगे संग्रह कर दिये 
हैं, उसके पढ़ने से पाठकों को सहज ही में यह पता चल जायगा कि 
इन्होंने भावों के कलकाने में कितनी सूक्ष्मदशिता का परिचय दिया है । 
इनकी कविता को चेतन्य महाप्रभू बहुत पसंद्र करते थे । वास्तव में 
इनका कविता बड़ी ही श्रूतिमधुर और भाव-विभूषिता हैं । 


इनकी कविता की भाषा हिन्दी है । केवल थोड़े-से ऐसे शब्द हैं जो 
मिथिला में बोले जाते हैं । अपनी कविता में स्थान-स्थान पर इन्होंने 
ठेठ हिन्दी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया । 

इनकी कविता के कुछ चुने हुए पद यहां हम उद्धृत करते हें । 
बहुत-से पद चमत्कारपूर्ण होने पर भी हमने छोड़ दिये, क्योंकि उनके 
भावों में अह्लीलता भ्रधिक थी । 

तन्‍्दक ननन्‍्दन कदम्बेरि तरु तरे घिरे घिरे मुरलि बजाव। 


समय संकेत निकेतन बइसल बेरि ब्ररि बोलि पठाव ॥॥ 


सामरी तोरा लागि अनुखने विकल मुरारि। 

जमुना का तिर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहार। 
गोरस बिके प्रबइते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि॥ 

तो हे मतिमान सुमति मघुसूदन बचन सुनह किछू मोरा। 
भनइ विद्यापति सुन बर जौवति बन्दह नन्दकिशोरा ॥ १॥। 


कि कहब हे सखि आजुक बात, मानिक पड़ल कुबनिक हात । 
काच कांचन न जानय मूल, गुृह्जा रतन करइ समतूल। 
जे किछु कभु नहिं कला रस जान, नीर खीर दुहुं करे समान । 
तेन्हि सो कहाँ पिरित रसाल, बानर कण्ठे कि मोतिय माल । 
भनइ विद्यापति इह रस जान, बानर मुंह कि शोभय पान ॥ २॥ 


सजनी अपद न मोहि परबोध । 
तोड़ि जोड़िभ्न जाहां गेंठे पुए पड़ ताहां तेज तम परम विरोध ॥ 


१३८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सलिल सनेह सहज थिक सीतल ई जानइ सबे कोइ। 
से जदि तपत कए जतने जुड़ाइ तइञ्ओ विरत रस होइ॥। 
गेल सहज है कि रिति उपजाइग् कूल ससि नीली रंग। 
अनुभवि पुनि अनुभवए अचेतन पड़ए हुतास पतंग ॥ ३ ॥ 


कालि कहल पिश्ना ए सांभहि रे जायब मोये मारू देश। 

मोये अभागिली नहिं जानल रे संग जइतंझो योगिनी वेश ॥। 
हृदय बड़ दारुत रे पिया बिन बिहरि न जाइ। 

एक शयन सखि सूतल रे अभ्रछल बालभु निस भोर। 

न जानल कति खन तेजिगेल रे बिछुर॒ल चकवा जोर ॥ 
सून सेज हिय सालइ रे पियाए बिन घर मोये आजि । 
विनति करहु सुसहेलिनि रे मोहि देह अग्रिर साजि ॥ 
विद्यापति कवि गाझ्नोल रे आवि मिलत पिय तोर। 
लखिमा देइ वर नागर रे राय शिवसिह नहिं भोर॥ ४॥ 


हमर नागर रहल दूर देश, केऊ, नहिं कहि सक कुशल संदेश । 
ए सखि काहि करब प्पतोस, हमर अभागि पिया नहिं दोस । 
पिया बिसरल सखि पुरुष पिरीति,जखन कपाल वाम सब विपरीति । 
मरम क वेदनत मरमहि. जान, आन के दुख आन नहीं जान । 
भनइ विद्यापति न पुरइ काम, कि करति नागरि जाहि विधि वाम ॥५॥ 


लोचन धाए फेघायेल हरि नहिं श्रायल रे | 
शिव शिव जिवद्यो न जाए आसे अरुभाएल रे॥ 


मन करि तहें उड़ि जाइश जहां हरि पाइश्र रे । 
पेम परसमनि' जानि आनि उर लाइश्न रे ॥ 
सपनहु संगम पाझ्नोल रंग बढ़ाग्नोल रे । 
से मोर विहे विधठाओल निन्दों हेरायल रे॥ 
भतई विद्यापति गाओल धनि घइरज कर रे। 
झचिरे मिलत तोहि बालम्भु ,पुरत मन्प्स्‍ोंस्थ रे ॥%॥ 


विद्यापति ठाकुर १३६ 


सरसिज बिन्‌ सर सर बिन्‌ सरसिज 
की सरसिज बिन सूरे । 
जौवन बिनू तन तन्‌ बिन जौवन 


की जोवन पिय दूरे॥ 
सखि हे मोर बड़ देव विरोधी ॥ ७ ॥ 


माधव कत तोर करब बड़ाइ। 

उपमा तोहर हम ककरा कहब कहितहुँ भ्रधिक लजाइ।॥॥ 

जो श्रीखण्ड सौरभ अति दुलंभ तौ पुनि काठ कठोर । 

जो जयदीश निशाकर तो पुन इकहि पक्ष इजोर ॥ 
मनि समान्त अओरो नहिं दूसर तिन कहुं पाथर नामे। 
कनक कदलि छोट लज्जित में रहु की कहु ठामहि ठामे ॥ 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अनुमाने। 
सज्जन जन सौं नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने ॥ ८ ॥। 
सखि कि पुछसि अनुभव मोय । 

सेही पिरित अनुराग बखानइत तिले तिले नूतुन होइ ॥। 
जनम ग्रवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल । 

सेहो मधुर बोल स्रवनहि सुनल ख्रूति पथे परस न गेल ॥ 

कत मध्‌ जामिनअ रभसे गमाझोल न बुझल केसस केल । 
लाख लाखजूग हिँन्न हिश्न राखल तइश्नो हिझ्ला जुड़न न गेल ॥। 

कत विदगश्ध जन रस अनृगमन अनुभव काहु न पेख । 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाखवे न मिलल एक ॥ ९॥ 
ब्रह्म कमण्डल वास सुवासिनी सागर नागर गृह वाले, 
पातक महिष विदारण कारण धृत करबवाल वीचि माले, 
जय गंगे, जय गंगे, शरणागत भय भंगे ॥१०॥ 

पिय मोर बालक हम तरुणी, 
कोन तप चुकलौंह भेलोंह जननी । 
पहिर लेल सखि इक दछिनक चीर, 
पिया के देखत झोर दगध सरीर॥ 


कविता-कौमृदी, पहला भाग 


पिया लेलि गोद के चललि बजार;- 

हटिया के लोग पुछें के लागु तोहार । 
नहि मोर देवर कि नहिं छोठ भाइ, 

पुरब लिखल छुल स्वामी हमार ॥६१॥ 

सखी मोर पिया, 

अबहूँ न आओल कुलिश हिया। 
नखर खोझआयलू्‌ दिवस लिखि लिख, 

त्यन अ्रन्धयालूं पिया पथ पेखि। 
आ्रायब हेत कहि मोर पिया गैला, 

पूरबक तेज गुन बिसरिल भेला। 
भनहि विद्यापति शुन अ्रवराइ, 

कान समभाइते अब चलि जाइ ॥१२॥ 
मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरति छाति। 
गोपी सकल बिसरलनि रे जत छिल अहिवाति ॥ 
सुतिल छलहुं अपन गृह रे निन्‍्दई गेलउ सपनाइ । 
कर सों छुटल परसमनि रे कोन गेल झपनाइ ॥ 
केत कहो कत सुमिरब रे हम भरिय गराणी । 
भानक धन सों धनवन्ति रे कुबज्ा भेल राणी ॥ 
गोकुल चान चकोरल रे चोरी गेल चनन्‍्दा | 
बिछुड़ि चललि दृह जोड़ी रे जीव इह गेल' धन्दा ॥। 


“काक भाष निज भाखह रे पहु श्राश्रोत मोरा । 


क्षीर खांड भोजन देव रे भरि कन्नक छटोरा ै६ 
भनहिं विद्यापति गाशओल रे धर घर नारी । 
गोकुल होयत सुहाप्रोन फेरि मिन्नत म्रारी ॥१३॥ 


अंगने प्राओोब जब रसिया , पलटि चलब हम ईषत हंसिया। 
रस नागरि रमनी, कत , कत जुगुति मनहिं. प्रनुमानी । 
झावेशे प्ांचरे पिया धरबे / जाभोब हम जतन बहु करबे । 


कबौर साहब १४३ 


कंचुया घरब जब हठिया , करे कर बांघब कुटिल आध दिठिया। 
रभस मांगब पिय जबहीं , मुख मोड़ि विहंसि बोलब नहि नहिं। 
सहजह सुपुरुख भमरा , मुख कमल मधु पीयब हमरा। 
नैखने हरब मोर गेयाने , विद्यार्पति कह घनि तुय धेयाने ॥१४॥ 
सरस बसंत समय भल पाओलि दछिन पवन बहु धीरे। 
सपनहु रूप वचन यक भाषिय मुख से दुरि करु चीरे॥ 
तोहर वदन सम चांद होग्रथि नहिं जया जतन बिह देला । 
के बेरि काटि बनावल नव कय तेयौ तुलित नहिं भेला ॥ 
लोचन तृश्र॒ कमल नहिं भेसक से जभ्र के नहिं जाने। 
से फिर जाय लुकेनह जल भय पंकज निज अपमाने ॥ 
भनहि विद्यापति सुन वर जौवित ईसभ लछमि समाने । 
राजा शिवर्सिह रूपनरायत लखिमा देइ प्रति भाने ॥१५॥ 
जइत देखलि पथ नागरि सजनी आगरि सुबुधि सयानि। 
कनकलता सम सुन्दरि सजनी विह निरमावल आ्रानि ॥ 
हस्ति गमनि जगा चलइत सजती देखइत राजकुमारि। 
जिनका यह न सुहागिन सजनी पाय पदारथ चारि॥ 
नील वसन तन घेरलि सजनी सिरे लेल चिकुर संभारि। 
तापर भमर पिवय रस सजनी बेसल पंख पसारि ॥ 
केहरि सम कटि गुन॒ अछि सजनी लोचन अंबुज धारि । 
विद्यापति यह गाग्मोत सजनी गुन पाझ्नोलि अ्रवधारि ॥१६॥ 


कबीर साहब 


संयुकत-प्रान्त में शायद ही कोई ऐसा हिन्दू हो जो कबीर साहब को 
न जानता होगा । कबीर साहब के भजन मंदिरों में और सत्संग के अ्रव- 
सरों पर गाये जाते हैं। उनकी साखियां प्रायः कहावतों का काम दिया 
करती हैं । 

कबीर साहब एक पंथ के प्रवर्तक थे, जिसे कबीर-पंथ कहते हूँ । 


(४२ कविता-कौमुदी, पहला भाग॑ 


कबीर-पंथियों में निम्नश्रेणी के लोग अधिकांश पाए जाते हैं। उनमें से 
कुछ तो साध हैं जो गांवों में कुटी बनांकर रहते हैँ, और कुछ गृहस्थ 
हैं । कबीर-पंथी साधू सिर पर नोकदार पीले रंग की टोपी पहनते हैं । 
कबीर साहब कौन थे ? कहां और किस समय में वे उत्पन्न हुए ? 
उनका असली नाम क्या था ? बचपन में वह कौन धर्मावलंबी थे? उनका 
विवाह हुआ था या नहीं ? भौर वह कितने समय तक जीवित रहे ? इन 
बातों में बड़ा मतभेद हे। कबीर साहब की जीवनी लिखनेवाले भिन्‍न- 
भिन्‍न बातें बतलाते हैं । उनमें सत्य का अंश कितना है, इसका पता 
लगाना सहज नहीं है । “कबीर-कसौटी” में कबीर साहब का जन्म संवत्‌ 
१४५५४ वि० में और मरण १५७५ वि० में होना लिखा है । कबीर-पंथी 
लोग उनकी उम्र तीन सौ वर्ष की बतलाते हेँ। उनके कथनानृसार कबीर 
साहब का जन्म १२०४ वि० में और मरण १५०४ वि० में हुआ है। 
इनमें से किसकी बात सत्य है ? इसका निर्णय करना बड़ी खोज का 
काम हैँ । कबीर-पंथ के विद्वानों की राय में कबीर साहब का जन्म 
संवत्‌ १४५५ ही सत्य कहा जाता है । 
कबीर साहब ने अपने को जुलाहा लिखा हैँ। एक जगह वह कहते हँ--- 
तू बाह्यव में काशी का जुलहा बूभहु मोर गियाना। 
( आदि ग्रंथ ) 
इससे ग्रब इस बात में तो कुछ संदेह रह ही नहीं जाता कि कबीर साहब 
जुलाहे थे। परन्तु वह जन्म के जुलाहे नहीं थे,यह कहावतों से मालूम होता हैं। 
कहा जाता हैँ कि संम्वत्‌ १४४५४ की ज्येष्ठ शुक्ला पूणिमा को एक 
ब्राह्मण की विधवा कन्या के पेट से एक पुत्र पैदा हुआ । लोक-लज्जावश 
उसने बालक को लहर तालाब (काशी ) के किनारे फेंक दिया | संयोग से 
नीहू जुलाहा अपनी स्त्री नीमा के साथ उसी राह से आरहा था। उसने 
उस झ्नाथ बच्चे को घर लाकर पाला । पीछे वही कबीर नाम से 
विख्यात हुआ । 
कबीर साहब बालकपन ही से बड़े धर्मपरायण थे । जब उनको सुध- 


कबीर साहंब . १४३ 


बुध होगई तब वह तिलक लगाकर राम राम जपा करते थे । एक जुलाहे 
के घर में रहकर तिलक लगाना और राम राम जपना असंभव-सा प्रतीत 
होता है । परन्तु संगति का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, वह असंभव को 
संभव कर देता हैं । 

ऐसी कहावत हैँ कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य थे । 
स्वामी रामानंद शेष रात्रि में गंगा-स्नान के लिए मणिकणिका घाट पर 
नित्य जाया करते थे । एक दिन इसी समय कबीर साहब घाट की सीढ़ियों 
पर जाकर सो रहे। अंधेरे में स्वामीजी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। 
तब वे कुलबुलाये । स्वामीजी ने कहा--“राम राम कह; राम राम 
कह कबोर साहब ने उसी को गुरुमंत्र मान लिया । उसी दिन से उन्होंने 
काशी में अपने को स्वामी रामानंद का शिष्य प्रसिद्ध किया | बबन के 
घर में पले होने पर भी कबीर साहब की प्रवृत्ति हिन्दू-धर्म की तरफ 
अधिक थी । 

कबीर साहब अपने जीवन का निर्वाह अपना पैतृक व्यवसाय करके 
ही करते थे । यह बात वहु स्वयं स्वीकार करते हें-- 

“हम घर सूत तनाहि नित ताना” । 

कबीर साहब ने विवाह किया था या नहीं, इस विषय में भी बड़ा 
मतभेद हुँ । कबीर-पंथ के विद्वान्‌'कहते हें कि लोई नाम की स्त्री उनके 
साथ आजन्म रही, परन्तु उन्होंने उससे विवाह नहीं किया । इसी 
प्रकार कमाल उनका पुत्र और कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषय में 
भी विचित्र बातें सुनी जाती हँं--डूबे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल” 
यह भी एक कहावत-सा प्रसिद्ध होरहा हैं। इससे पता चलता हैँ कि 
कबीर ने विवाह अवश्य किया था और कमाल कबीर का पुत्र था । कमाल 
. भी कविता करते थे, परन्तु उन्होंने कबीर साहब के सिद्धान्तों के खंडन 
करने ही में अपनी सारी उम्र बितादी। इसीसे “डूबे बंस कबीर के 
उपजे पूत कमाल” कहा गया हूँ । 

कबीर साहब बड़े ही सुशील और बड़े सदाचारी थे । एक दिन की 


१४४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बात है कि उतके यहां बीस-पच्चीस भूखे फकीर श्राएं। कबीर साहब के 
पास उस दिन कुछ खाने को नहीं था । इसलिए वे बहुत घबराये। लोई 
नें कहा--यदि शआ्राज्ञा हो तो में एक साहुकार के बेटे से कुछ रुपया लाऊं, 
वह मुझ पर मोहित है, में पहुंची नहीं कि उसने रुपये दिये नहीं । कबीर 
साहब ने कहा--जाओ, छे झ्राओे । लोई साहकार के बेटे के पास गई 
और उसने उससे अपना अभिप्राय कह सुनाया | साहुकार के बेटे ने 
तत्काल धन देदिया । जब श्रन्त में उसने अपना मनोरथ अकट किया, 
तब लोई ने रात में मिलने का वादा किया । 

दिन खाने-खिलाने में बीत गया । रात हुई, चारों ओर अंधेरा छा 
गया । संयोग से उस दिन पानी बरस रहा था। लोई ने कबीर साहब से 
सब वृतान्त कह दिया था, इससे कबीर साहब को चेन नहीं था। वह 
सोचते थे कि जिसकी बात गई, उसका सब गया । उन्होंने हवा-पानी 
की कुछ भी परवा न की और कम्बल ओढ़कर स्त्री को कंधे पर बिठा 
कर वह साहूकार के घर पहुंचे; आप तो बाहर खड़े रहे और लोई भीतर 
चली गई | न तो उसके कपड़े भीगे थे और न उसके पैरों में ही कीचड़ 
लगी थी । यह देखकर साहूकार के लड़के ने इसका कारण पूछा । लोई 
ने सब सच-सच कह दिया। यह सुनकर साहुकार के बेठे की कुवृत्ति 
बदल गई । वह लोई के पेर पर गिर पड़ा और कहा--तुम मेरी मां हो । 
इतना कहकर वह बाहर झ्राया और कबीर साहब के पर से लिपट गया 
और उसी दिन से वह उनका सेवक बन गया । 

कबीर साहब के जीवन-चरित्र में ऐसी बहुत-सी कथाएं हे जिनसे 
उनकी सच्चरित्रता प्रकट होती है । 

कबीर साहब पढ़े-लिखे म थे। सत्संगी थे। सत्संग ही से उन्होंने 
हिन्दू-धर्म की गूढ़-गृढ़ बातें जानली थीं। उनके हृदय में हिन्दू-मुसलमान 
किसी के लिए द्वेष न था; वह सत्य के बड़े पक्षपाती थे । जहां उन्हें सत्य 
के विरुद्ध कुछ दिखाई पड़ा, वहां उन्होंने उसका खंडन करने में जरा भी 
हिचकिचाहट नहीं दिखाई । 


ड् 


कबौर साहब १४५ 


कबीर साहब ने अपना अधिकार हिन्दू-मुसलमानों दोनों पर जमाया। 
आजकल भी हिन्दून्मुसलमान दोनों प्रकार के कबीर-पंथी मिलते हैं; 
परन्तु सर्वसाधारण हिन्दू और मुसलमान दोनों का कबीर मत से बेर हो 
गया । हिन्दू-धर्म के नेता एक अहिन्दू के मुख से हिन्दू-घर्म का प्रचार 
देखकर भड़के और मुसलमान कबीर साहब के हिन्दू-आचाय का शिष्य 
होने तथा हिन्दू-धर्म का प्रचार करने के कारण कट्टर विरोधी होगये । 
इस विरोध के कारण उनको बड़ी-बड़ी कठिनाइयां भोगनी पड़ीं । परन्तु 
उनके हृदय में जो सत्य का दीपक जल रहा था, वह किसी के बुझा! 
नबुझा। 

कबीर साहब ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी। वे साखी और 
भजन बनाकर कहां करते थे और उनके चेले उसे कंठस्थ कर लेते थे, 
पीछे से वह सब संग्रह कर लिया गया । कबीर-पंथ के अ्रधिकांश उत्तम- 
उत्तम ग्रन्थ उनके शिष्यों के रचे हुए कहे जाते हे । 

“खास ग्रन्थों ' में तिम्न-लिखित पुस्तकें हें-- 

१--सुखनिधान, २--गोरखनाथ की गोष्ठी, ३--कबीर पांजी, 
४-- बलख की रमेती, ५--श्रानन्द्र राम सागर, ६--रामानन्द की गोठी 
७--शब्दावली, ८--मंगल, ९--बसनन्‍्त, १०--होली, ११--रेखता, 
१४--भूलन, १३--ककहरा, १४--हिन्दोल, १५--बारहमासा, 
१६--चांचर, १७--चौंतीसी, १८--अलिफनामा, १९--रमेनी, 
२०--साखी, २१--बीजक । 

कबीर-पंथियों में बीजक का बड़ा आदर हूँ। बीजक दो हें---.एक 
तो बड़ा, जो स्वयं कबीर साहब का काशिराज से कहा हुआ बतलाया 
जाता है, और दूसरे बीजक को कबीर के एक शिष्य भग्गूदास ने संग्रह 

किया है । दोनों में बहुत कम अन्तर है । 

... कबीर साहब का उलटा प्रसिद्ध है। मेरी समझ में लोगों को अपनी 
ओर आकषित करने के लिए ही कबीर साहब ऐसा कहा करते थे । यों 
तो अर्थ लगानेवाले कुछ न कुछ उलठा-सीधा श्रथ॑ लगा ही छेते हैं; 


१४६ कविता-कौमूदी, पहला भाग 


परन्तु खींच-तानकर लगाये गए ऐसे अर्थों में कूछ विशेषता नहीं रहती । 
नमूने के लिए एक पद यहां दिया जाता है-- 
ठगिनी क्‍या नैना भकमकावे, कबिरा तेरे हाथ न आवे ॥ 
कह काटि मृदद्भधा बनाया नींबू काटि मंजीरा। 
सात तरोई मंगल गावे नाचे बालम खीरा॥ 
भेंस पदमिनी आसिक चूहा भेढ़क ताल लगावे। 
चोला पहिरि गदहिया नाचे ऊंठ बिसुनपद गाव ॥ 
आम डार चढ़ि कछआ तोड़े गिलहरि चुनि चुनि लावे। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, बगुला भोग लगावे ॥ 
बे सिर-पर की बातें है । तब भी कबीर-पंथी लोग इनका कुछ-न- 
कुछ श्र बेठा ही लेते हें । 
कबीर साहब मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी थे। यद्यपि ईंब्वर का 
अवतार धारण करना भी वह नहीं मानते थे, परन्तु अपने को उन्होंने 
स्वयं सत्य-लोक-वासी प्र भु का दूत बतलाया है । वह कहते हँ-- 
कांशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चेताये । 
समरथ का परवाना लाये हंस उबारन आये।॥ 
( शब्दावली ) 
लोगों का ऐसा कथन है कि मगहर में प्राण-त्याग करने से मुक्ति 
नहीं मिलती । मला, सत्यान्वेषक कबीर इस बात को कंसे मान सकते 
थे ? उन्होंने लोगों का यह भ्रम मिटाने के लिए ही मगहर में जाकर 
दरीर छोड़ा । इस विषय में उन्होंने कहा है-- 
जो कबीर काशी मरे तो राम कौन निहोरा। 
का कै 4 
जस काशी तस मगहा ऊसर हृदय राम जो होई । 
कबीर साहब की कविता में बड़ी शिक्षा भरी है । एक-एक पद से 
उनकी सत्य-निष्ठा प्रकट होती है । उन्होंने जो कहा है, प्रायः सभी एक- 
से-एक बढ़कर है । हमने उन्हींमें से कुछ साखी और भजन चुन लिये 


कबीर साहंबे १४७ 


हैं । हमें कबीर साहब की साखी में बड़ा श्रानन्द मिलता हूँ। बातें तो 
छोटी-सो हैं, परन्तु उनमें अगाध ज्ञान भरा हुआा हैं । 
हम यहां कबीर साहब की कुछ साखियां और भजन उद्धृत 
करते हें--- 
साखी 
गुरु गोविन्द दोऊ खड़े , काके लागूं पांय । 
बलिहारी गुरु आपने , जिन गोविन्द दिया बताय ॥ १॥ 
यह तन बिष की बेलरी , गुरु - अमृत की खान । 
सीस दिये जो गुर मिलें , तौ मी सस्ता जान॥२॥ 
बहे बहाये जात थे, लोक बेद के साथ । 
पेंडा में सतगृरु मिले , दीपक. दीन्हा हाथ ॥ ३॥ 
ऐसा कोई ना मिला , सत्त नाम का मीत। 
तन मन सौंपे मिरग ज्यों , सुने बधिक का गीत। | ४॥ 
सतगरू साचा सूरमा , नल सिख मारा पुर। 
बाहर घाव न दीखई , भीतर चकनाचर ॥| ५॥। 
सुख के माथे सिलि परे , (जो) नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुकख की , पल पल नाम रटाय ॥ ६॥। 
लेने को सतनाम है , देने को म्रन दान । 
तरने. को आधघोनता , बड़न को अ्रभिमान ॥ ७॥। 
दुख में सुमिरन सब करे , सुख में करें न कोय। 
जो सुख में सुमिरन करें , तो दुख काहे होय ॥ 5॥ 
सुमिरन की सुधि यों करें , ज्यों गांगर पनिहार | 
हाले डोले सुरति में , कह कबीर विचार ॥ ९॥ 
माला तो कर में फिर , जीभम फिरे मुख माहि। 
मन॒वां तो दहुं दिसि फिरे , यह तो सुमिरन नाहि ॥१०॥ 
गगन मंडल के बीच में , जहां सोहंगम डोरि। 
सबद अनाहद होत है , सुरत लगी तहं मोरि ॥११॥ 


3. 


कबिरा गब॑ न कीजिये 
ना जानों कित मारि हू 
हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी 
सब जग जरिता देखि कर 
भूठे सुख को सुख कहे 
जगत चबेना काल का 
पानी केरा बुदबुदा 
देखत ही छिपि जायगी 
रात गंवाई सोय करि 
हीरा जनम अमोल था 
प्राज कहूँ कलह भजूंगा 
आज कालके करत ही 
ग्राछझे दिन पाछे गये 
अब पछतावा क्‍या करे 
काल करें सो आज कर 
पल में परले होयगी 
कबिरा नौबत आपनी 
यह पुर पट्टन यह गली 
पांचो. नौबत बाजती 


सो मन्दिर खाली पड़ा , बेठन 
मेड़ियां - 


कहा चुनाव 
घर तो साढ़े तीन हथ 
मादी कहें कुम्हार को 
इक दिन ऐसा होइगा 
यह तन कांचा कुम्भ हैं 
टपका लागा फूठिया 


है 


५ 


ऐ। 


ररै 


ह 


7 


रैँ 


रैँ 


हे 


7 


न्‍ै 


है 


रै 


है 


रे 


रै 


ह 


प्र 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


काल गहे कर केस ॥ 
क्या घर क्या परदेस ॥१श।॥। 
केस जरे ज्यों घास। 
भये कबीर उदास ॥ ९ ह॥ 
मानत हैं मन मोद। 
कुछ मुख में कुछ गोद ॥१४॥ 
ग्रस मानृष की जात। 


ज्यों तारा परभात ॥१५॥ 
दिवस गंवायो खाय। 
कौड़ी बदले जाय ॥१६॥। 


काल कहें फिर काल । 
गऔसर  जासी चाल ॥१७॥ 
गुरु से किया न हेत । 
चिड़ियां चुग गईं खेत ।।॥१५॥। 
प्राज करे सो अब्ब । 
बहुरि करेगा कब्ब ॥१९॥ 
दिन दस लेहु बजाय । 
बहुरि न देखो आय ॥२०॥। 
होत छतीसो  राग। 
लागे काग ॥२१॥ 
लम्बी भीति उसारि। 
घना तो पौने चारि ॥२२॥ 
तू क्‍या रूँदे मोहि। 
में हरूँदुंगी तोहि ॥२३॥। 
लिए फिरे था साथ। 
कछ नहिं आया , हाथ ॥२४॥ 


कबीर साहब॑ ' १४९ 


प्राय हैं सो जांयगे , राजा रंक फकीर | 
एक सिघासन चढ़ि चले , एक बंधे जंजीर ॥२५॥। 
आसपास जोधा खड़े , सभी बजाबें गाल । 
मंभक महल से ले चला , ऐसा काल कराल ॥२६॥ 
यां दुनिया में आय के , छाड़ि देइ तू ऐंठ। 
लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पेंठ ॥२णा। 
कबीर ग्राप ठगाइये , और न ठगिये कोय | 
आप ठगे सुख ऊपजे , श्रौर ठगे दुख होय ॥२८॥ 
ऐसी गति संसार की , ज्यों गाड़र की ठाठ। 
एक पड़ा जेहि गांड में , सबे जाहि. तेहि बाटद ॥२९॥ 
तू मत जाने बावरे , मेरा हे सब कोय । 
पिंड प्रान से बंधि रहा . सो अपना नहिं होय ॥३०॥ 
इक दिन ऐसा होयगा , कोड काहू का नाहि। 
घर की नारी को कहे , तन की नारी जाहि॥३९। 
नाम भजों तो अब भजों , बहुरि भजोगे कब्ब। 
हरिंयरय हरियर रूखड़े , ईंधन हो गये सब्ब ॥रेर॥। 
मालीं आवत देखि के , कलियां करी पुकार । 
फूली फूली चुनि लिये , कालि हमारी बार ॥रे३॥ 
हम जानें थे खाहिंगे , बहुत जरमीं बहु भाल। 
ज्यों का त्यों ही रहि गया , पकरि ले गया काल ॥३४॥ 
पक्ति भाव भादों नदी , सबें चलीं घहराय । 
सरिता सौंइ सराहिये , जो जेठ मास ठहराय ॥३२५॥ 
जब लगि भक्ति -सकाम हे , तब लगि निष्फल सेव। 
कह कबीर वह क्‍यों मिले , निकामी निज देव ॥३६॥ 
लागी लागी क्या करें , लागी बुरी बलाय। 
नंगी सोई जानिये , जी वार पार हुँ जाय ॥३७॥ 


डक 


कबीर साहब १५१ 


ञ्रागि लगी आकास में 
कबिरा जरि कंचन भया 


रँ 


7 


कबिरा वेद बुलाईया , 


वेद न॒ वेदन जानई 
जाहु वेद घर आपने 
जिन या बेदन निर्मई 
सीस उतारे भुइं धरे 


ह। 


है 


हट 


हा 


दास कबीरा यों कहे , 


प्रेम न बाड़ी ऊपजे 
राजा परजा जेंहि रूचे 
छिनहि चढ़े छिन ऊतरे 
ग्रधघट प्रेम पिजर बसे 
प्रेम प्रेम सब कोई कहे 


रै 


हि 


| 


ररैँ 


रे 


भरि भरि परें अंगार। 
कांच भया संसार ॥५१।॥ 
पकरि के देखी बाहि । 
करक . करेजे मांहि ॥५२॥ 
तेरा किया न होय । 
भला करेगा. सोय ॥५३॥। 
तापर राख पांव । 

ऐसा होय तो आवब ॥५४॥ 
प्रेम न हाठ बिकाय | 
सीस देइ ले जाय ॥५५॥ 
सो तो प्रेम न होय । 

प्रेम कहावे सोय ॥॥५६॥ 
प्रेम न चीन्हें कोय । 


झाठ पहर भीना रहे , प्रेम कहावे सोय ॥५७॥ 


जब में था तब गुरु नहीं 
प्रेम गली अ्रति सांकरी 
जा घट प्रेम न संचरे 
जेसे खाल लुहार को 
प्रेम तो ऐसा कीजियो 
घींच टूटि भुईइं मां गिरे 
जहां प्रेम तहूं नेम नहिं 
प्रेम मन जब मन भया 
प्रेम छिपाया न छिपे 


है 


*।' 


गँ 


रँ 


7 


्रै 


ख््ही 


जो प॑ मुख बोले नहीं , 


पीया चाहे प्रेम रस 
एक म्यान में दो खड़ग 


अब गुरु हें हम नाहि। 
ता में दो न समाहि ॥५८॥ 
सो घट जान मसान। 
सांस लेत बिन प्रान ॥५९॥ 
जैसे चंद. चकोर | 
चितवे वाही ओर ॥६०॥ 
तहां न बुधि व्यौहार । 
कौन गिने तिथि वार ॥६१॥ 
जा घट परगट होय। 
नेन देत हैं रोय ॥६२॥ 
राखा चाहें मान । 


देखा सुना न कान ॥६३॥ 


१५२ कविता-कौमुदा, पहला भाग 


कबिरा प्याला प्रेम का , अन्तर लिया लगाय। 
रोम रोम मे रमि रहा , और अमल क्‍या खाय ॥६४।। 
नैनों की करि कोठरी , पुतती पलग बिछाय। 
पलको की चिक डारि के , पिय को लिया रिभाय ॥६५॥। 
जल में बसे कमोदिनी , चन्द्र बसे अकास। 
जा :हैं जाको भावता , सो ,ताही के पास ॥६६॥ 
प्रीतम को पतियां लिख , जो कहुं होय बिदेस। 
तन में मन में नैन में, तोाको कहा सदेस ॥६७।॥। 
साईं इतना दीजिये , जा में कुटुम्ब समाय। 
में भी भूखा न रहूं , साधु न भूखा जाय॥६८॥ 
बिनवत हो कर जोरि के , सुनिये कृपा-निधान । 
साधु सगति सुख दीजिये , दया गरीबी दान ॥६९॥। 
क्या मुख ले बिनती करो , लाज आवत है मोहि। 
तुम देखत ओऔगुन करों , कसी भावों तोहि ॥७०॥ 
अवगून॒ मेरे बापजी , बकसु गरोबनिवाज । 
जो में पृत कपृत हों , तऊ पिता को लाज ॥७१॥ 
साहिब तृमहि दयाल हो , तुम लगि मेरी दौर। 
जसे काग जहाज को , सूझे और न ठौर ॥७२॥ 
सिख तो ऐसा चाहिये , गुर को सब कछु देय। 
गुरू तो ऐसा चाहिये, सिख से कछ नहिं छेय ॥७३॥ 
सिहों के छेहड़े नहीं , हंसों की नहिं पांत। 
लालों की नहिं बोरियां , साधु न चलें जमात ॥७४॥ 
साधु कहावन कठिन है , ज्यो खांडे की धार। 
डगमगाय तो गिरि परे , निःवल . उतरे पार ॥७शा। 
गाठी दाम न बांधई , नहि. तारी से नेह। 
कह कबीर ता साधु के , हम चरनन की खेह ॥७६॥ 


कबीर साहब १५३ 


साधु हमारी झातमा , हम साधुन के जीव। 
साधन मद्धे यों रहा , ज्यों पथ मद्धे घीव ॥७७॥ 
जाति न पूछो साधू की , पूछि लीजिये ज्ञान। 
मोल करो तलवार का , पड़ा रहन दो म्यान ॥७८॥ 
कबीर संगत साधु की , हरे और की ब्याधि। 
संगत बुरी असाधु को , झाठों पहर उपाधि ॥७९॥ 
कबीर संगत साध की , जौ की भूसी खाय। 
खीर खांड भोजन मिले , साकटद संग न जाय ॥5०॥ 
कबीर संगत साथु की , ज्यों गंधी का बास। 
जो कछ गंधी दे नहीं , तो भी बास सुबास ॥5१॥। 
कबीर संगत साधु की , निष्फल कभी न होय। 
होसी संदन बासना , नीम न कहसी कोय ॥6र॥।। 
संगति भई तो क्‍या भया , हिरदा भया कठोर। 
नो नेजा पानी चढ़े ; तक न भीजे कोर ॥८5३॥। 
हरियर जाने रूखड़ा , जौ पानी का नेह। 
सूखा काठ न जानही , केतह बूड़ा. मेह ॥5ड॥। 
मारी मरे कुसंग की , ज्यों केले ढिग बेर। 
वह हाल वह चीरई , साकदट संग निबेर ॥5श।। 
केला तबहि न चेतया , जब ढिग जामी बेरि। 
ग्रब के चेते क्‍या भया , कांटों लीन्‍्हा घेरि ॥८६॥| 
समदृष्टी सतगूरू किया , मेठटा. भरम बिकार। 
जहंँ देखों तहं॑ एकही , साहिब का दीदार ॥८७॥। 
सहज मिले सो दूध सम , मांगा मिले सो पानि। 
कह कबीर वह रक्‍त सम , जामें ऐंचातानि ॥८८॥। 
साधू ऐसा चाहिये , जैसा सूप सुमाय। 
सार सार को गहि रहे , थोथा देह उड़ाय ॥८९॥। 


१५४ 
मराठा तजि भूसी गहे 
कबीर सारहि छांडि के 
उततें कोई न बाहुरा 
इततें सबही जात हो 
उतते  सतगुरह 
भवसागर के जीव को 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


, चलना देखू 
, करे. असार 
/ जाते बूझू 
, भार लदाय 


, खेइड. लगायें 


निहार । 
अहार ॥॥९०॥ 
धाय ।! 
लदाय ॥॥९१॥ 


ग्राइया , जा की बुधि है धीर । 


तीर ॥९२॥ 


जो आ्ाव तो जाय नहिं , जाय तो आवे नाहिं। 


ग्रकथ. कहानी प्रेम 


सूली ऊपर घर 
ताको काल कहा 


की , समझ लेहु मन माहि ॥९३॥ 


करे , विष का करें अहार । 
करे , जो आठ पहर हुसियार ॥९४॥ 


तांव न जानों गांव का , बिन जानें कित जांव। 


चलता चलता जुग भया , पाव कोस पर 


सतगुरु. दीनदयाल 
कोटि जनम का पंथ था 
चलन चलन सब कोइ कहें 


साहिब से परिचय नहीं , 


कबीर का घर सिखर पर 
पांव न टिक पिपीलिका 
मरिये तो 
ऐसा मरना को मरे 
कस्त्री कुंडल. बसे 
ऐसे घट में पीव है 


मरि जाइये , छूटि 


हैं , दया करी मोहि 
/ पल में पहुंचा 
, मोंहि अंदेशा 
पहुचेंगे.. केहि 
» जहां सिलहली 
, पंडित खादे 
परे 


गांव ।॥९५॥। 

श्राय । 

जाय ॥॥९६॥।। 

श्रौर । 

ठोर ॥९७॥। 

गेल । 

बेल ॥९५।॥। 
जंजार । 


, दिन में सौ सो बार॥९९। 
/ मेंग ढूंढे बन माहि । 


» दुनिया जाने 


नाहि ॥१००॥ 


द्वार धनी के पड़ि रहे , धका धनी का खाय । 


कबहुंक धनी 


निवाजई , जो दर छाड़ि न जाय ॥॥१०१॥ 


जरा मीच व्यापे नहीं , मुझआ न सुनिये कोय । 
चलु कबीर वा देस को , जहेँ बंद साइयां होय ॥१०२॥ 


कबीर साहब 


साध 


१५५ 


सती भर सूरमा , ज्ञानी औ गज-दंद । 


एते निकसि न बहुरें, जो जूग जाहि अ्रनन्त ॥१०३॥ 
सिर राखे सिर जात है , सिर काटे सिर सोय ॥ 


जसे बाती दीप की 
जूझेंगे... तब कहेंगे 
भीड़ पड़े मन मसखरा 
अगिन आंच सहना सुगम 
नेह अनीभावन एक रस 
सूरा नाम धराइ के 
मंडि रहना मैदान में 
पतिबरता को सुख घना 
मन मैली बिभिचारनी 
पतिबरता पति को भर्जे 
सिंह बचा जो लंघना 
नेनों अन्तर आव ता 
ना में देखों और को 
में सेवक समरत्यथ का 
पिृतिबरता नांगी रहें 
सब आये उस एक में 
ग्रब॒ कहो पाछे क्‍या रहा 
चन्दन गया 


ड़ 


हैँ 


है 


। 


्र 


है 


रे 


है 


हि 


है 


शक 


रै 


गे 


रह 


। 


्र 


कटि उजियारा होय ॥१०४॥ 
अब कछ कहा न जाय । 
लड़े किधों भगि जाय ॥१०४श॥। 
सुगम खड़ग की घार। 
महा कठिन ब्यौहार ॥१०६॥ 
ग्रब॒ का इडरपे बीर । 
सन्‍्मृूखल सहना तीर ॥१०७॥ 
जाके पति हैँ एक 
ताके खसम अनेक ॥१०८५॥ 
ओर न गान सुहाय । 
तो भी घास न खाय ॥१०९।। 
नेन मभांपि तोहि लेव॑ । 
ना तोंहि देखन देवं ॥११०॥ 
कबहुँ न होय अकाज । 
तो वाही पति की लाज ॥१११॥ 
डार पात फल फूल । 
गहि पकड़ा जब मूल ॥११२॥ 


विदेसड़े , सब कोइ कहें पलास । 


ज्यों ज्यों चुल्हे फ्ोंकिया , त्यों त्यों ग्रधिकी बास ॥११३॥ 
लाली मेरे लाल की , जित देखों तित लाल । 


लाली देखन में 


गई , में भी होगई लाल ॥११४॥ 
हम बासी वा देश जहं , बारह 
प्रेम मिरे बिगसे कंवल , तेज पुंज 


मास बिलास । 
परकास ॥ ११५॥ 


१५६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


कबीर जब हम गावते , तब जाना गुरु नाहि । 
ग्रब गुरु दिल में देखिया , गावन को कछु नाहि ॥११६॥ 
ज्ञानी से कहिये कहा , कहत कबीर लजाय । 
अंधे आगे नाचते , कला अकारथ जाय ॥११७॥ 
जो तोको कांटा बुबं , ताहि बोव तू फूल । 
तोहि फूल को फूल है , वाको है. तिरसूल ॥११५॥ 
दुबंल को न सताइये , जाकी मोटी हाय। 
बिना जीव की स्वास से , लोह भस्म होजाय ॥११९॥ 
ऐसी बानी बोलिये , मन का आपा खोय। 
औरन को सीतल करे , श्रापहूा. सीतल होय ॥१२०॥। 
हस्ती चढ़िये ज्ञान की , सहज दुलीचा डारि। 
स्वान रूप संसार है , भूसन दे भूख मारि॥१२१॥ 
प्राववः गारी एक हैं, उलटत होय पनेक। 
कि कबीर नहिं उलठिये , वही एक की एक ॥१२२॥ 
कथा कीरतन रात दिन , जाके उद्यम येह। 
कह कबीर ता साधु की , हम चरनन की खेह ॥१२३॥ 
बन्दे तू कर बन्‍न्दगी , तौ पाव॑ दीदार। 
ओसर मानुष जनम का , बहुर न॒ बारम्बार ॥१२४॥ 
साधु भया तो क्‍या भया , बोले नाहि. बिचार। 
हते. पराई प्रात्मा , जीम बांधि तरबार ॥१२५॥ 
मधुर बचन है प्रौषधी , कटुक बचन है तीर। 
स्रवन द्वार हूँ संचरे , साले [सकल सरीर॥१२६॥ 
बोलत ही पहिचानिये , साहु चोर को घाट। 
अन्तर की करनी सबे , निकसे मुख की बाट ॥।१२७।॥ 
जिन ढूंढ़ा तिन पाइयां , गहिरे पानी  पैठ। 
ज़ो बोरा डूबन डरा , रहा किनारे . बैठ ॥१२८५॥ 


कबीर साहब 


पढ़ना गुनना 
काम दहन मन बसि करन 
भय बितु भाव न ऊपजे 
जब हिरदे से भय गया 
कथनी मीठी खांड सी 
कथनी तज करनी करे 


है 


रैँ 


जे 


हि 


ैँ 


१५७ 


चातुरी , यह तो बात सहल | 


गगन चढ़न मुस्कल ॥१२९॥ 
भय बिन होय न प्रीति। 
मिटी सकल रस रीति ॥१३०॥ 
करनी विष की लोय। 
तौ विष से अ्रमृत होय ॥१३१॥ 


लाया साखि बनाय करि , इत उत अ्रच्छर कांट। 


कह कबीर कब लग जिये , जूठी पत्तल चाट ॥ १३२॥। 
पानी मिलें न आपको , औरन बकसत छोीर। 
झपन मन निस्चल नहीं , और बंधावंत धीर ॥१३३॥ 
मारग चलते जो गिरे , ताकौ नाहीं दोस। 
कह कबीर बेंठा रहे , ता सिर करड़े कोस ॥8३४॥ 
रोड़ा होइ रहु बाठ का , तजि आपा अभिमानत्त । 
लोभ मोह तृसना तजे , ताहि मिले भगवान्‌ ॥१३५॥ 
रोड़ा भया तो क्या भया , पंथी को दुख देह। 
साधू. ऐसा चाहिये , ज्यों पेंडे की खेंह ॥१३६॥ 
खेंह भई तो क्‍या भया , उड़ि उड़ि लागे अ्रंग। 
साधू. ऐसा चाहिये , जेसे नीर निपंग ॥१३७॥॥ 
नीर भया तो क्या भया , ताता सीरा जोय।, 
साधू ऐसा चाहिये , जो हरि ही जेसा होय ॥१३८॥ 
हरी भया तो क्‍या भया , जो करता हरता होय। 
साध्‌ ऐसा चाहिये , जो हरिभज निरमल होय ॥१३९॥॥। 


निरमल भया तो क्‍या भया , निरमल 


४५४ 


मल निरमल तें रहित है ,ते साधू कोई 
सांच बराबर तप नहीं , मूठ 
हिरदे सांच है, ताके 


जाके 


मांगे ठोर। 
और ॥॥१४०॥। 

बराबर पाप | 
हिरदे आप ॥१४१॥ 


श्श्८ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सांचे स्रापा न लागई 
सांचा को सांचा मिले 
सांचे. कोइ न पतीजई 
गली गली गोरस फिर 
सांचे को सांचा मिले 
झूठे को सांचा मिले 
जहां दया तहं धर्म हैं 
जहां क्रोध तहूं काल हैं 
ब्रा जो देखन में चला 
जो दिल खोजों आपना 
दाया दिल में राखिये 
साईं के सब जीव हे 
काटि करम लागे रहें 
किया कराया सब गया 
दसो दिसा से क्रोध की 
सीतल संगति साध को 
बड़ा हुआ तो क्‍या हुआ 
पंथी को छाया नहीं 
जहूं आपा तह आपदा 
कह कबीर कैसे मिटें 
कबीर जोगी जगत गुर 
जो जग की आसा करे 
तन तुरंग' असवार मन 
त्रिस्साी चली सिकार को 


न्‍ 


रै 


7 


रै 


॥। 


रै 


न्‍ै 


7 


न्‍ँ 


गे 


7 


रे 


7 


डर 


है 


॥। 


7 


7 


*। 


रे 


कै 


्र 


चलौ चलो सब कोई कहै , 


एक कनक अरु कामिनी , दुरगम 


सांचे काल न खाय। 
सांचे. माहि. समाय ॥१४२॥ 


झूंठे जग पतियाय । 
मदिरा बैंठि बिकाय ॥१४३॥ 
आधिक बढ़े सनेह। 
तड़दे. टूटे... नेह ॥ १४४॥ 


जहां लोभ तहं पाप। 
जहां छिमा तहूं झाप ॥१४५॥। 
ब्रा न मिलिया कोय। 
मुझसा बूरा न कोय ॥१४६॥ 
तू क्‍यों निरदइ होय। 
कीड़ी कुंजर सोय ॥१४७॥ 
एक क्रोध का लार । 
जब आया हुंकार ॥१४४०॥ 
उठी अपरबल आगि । 
तहां उबरिये भागि ॥१४९॥। 
जसे पेड़ खजूर । 
फल लागे अति दूर ॥१५०॥ 
जह॒ संसय तहं सोग । 
चारो दीरघ रोग ॥१५१॥ 
तजे जगत की आस । 
तो जगत गुरू वह दास ॥१५२॥ 


कर्म पियादा साथ। 

विषे बाज लिये हाथ ॥१५३॥ 

पहुंचे बिरला कोय । 
घादठी दोय ॥१५४॥ 


कबीर साहब १५५९ 


पर नारी पेनी छूुरी 
रावन के दस सिर गये 
सब सोने की सुन्दरी 
जो जननी हर आपनी 
छोटी मोटी कामिनी 
बरी मारे दांव दे 
जागत में सोवन करे 
सुरति डोर लागी रहे 
निन्दक नियरे राखिये 
ब्रिन पानी साबुन बिना 
तिनका कबहुं न निदिये 
कबहूं उड़ि आंखिन परे 
दोष पराये देखि करि 
अपने याद न आवई 
माखी गुड़ में गड़ि रही 
हाथ मले औ सिर घुने 
ओऔगन कहों शराब का 
मानुष से पसुत्रा करे 
रूखा सूखा खाइ के 
देखि बिरानी चुपड़ी 
कबीर साई मुज्ञ को 
चुपड़ी मांगत में डडूं 
सत्त नाम को छांडि के 


बेस्या केरे पृूत ज्जों , 


। 


गैँ 


्ै 


ँ 


रँ 


है 


्ै 


7 


्ँ 


् 


ग्र 


ररँ 


है 


रँ 


है 


ह 


रै 


रैँ 


रै 


ह। 


मत कोइ लावो अंग । 
परतारी के संग ॥१५५॥ 
आवे बास सुबास । 
तऊ न बैठे पास ॥१५६॥। 
सब ही विष की बेल । 
यह मारे हंसि खेल ॥१५७॥ 
सोवन में लौ लाय । 
तार टूटि नहि. जाय ॥१५८॥ 
आंगन कुटी छुवाय । 
निपंतल करें सुमाय ॥१५९॥॥ 
जो पांयन तर होय । 
पीर घनेरी होय ॥१६०॥ 
चले हसनन्‍त हसनन्‍्त । 
जिनका आदि न अन्त ॥१६१॥ 
पंख रह्यो लपटाय । 
लालच बुरी बलाय ॥१६२॥ 
ज्ञानवंत सुनि लेय । 
द्रब्य॒ गांठि को देय ॥१६३॥ 
ठंडा पानी पीव | 
मत ललचावे जीव ॥१६४॥ 
ख्खी रोटी. देय । 
रूखी छीन न लेय ॥१६५॥ 
करे और को जाप । 
कहूँ कौन को बाप ॥१६६॥ 


एक साध सब सर्थ , सब साथे सब जाय । 
जा गहि सेवे मूल को , फूल फल अधघाय ॥१६७॥। 


१६० कविता-कौमुदी, पहला भागे 
पाहन पूजे हरि मिलें / पो में पुजाँ पहार । 
ताते ये चाकी भली , पीस खाय संसार ॥१६५॥ 
कॉकर पाथर जोरि के , मसजिद लई चुनाय ।६ 


ता चढ़ि मुल्ला बांग दे 
पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ्रा 


” क्‍या बहिरा हुआ खुदाय ॥१६९॥ 
/ पंडित हुआ न कोय । 


ढाई शभ्रक्षर प्रेम का / पढ़े सो पंडित होय ॥॥१७०।॥। 
सपने में साई मिले / सोवतत लिया जगाय । 
आंखि न खोलूं डरपता , मति सुपना छू जाय ॥१७१॥ 
सांके पड़े दिन बीतव॑ / पर्केवी दीन्ही रोय। 
तल चकवा वा देस को , जहां रेन ना होय॥ १७२॥ 
चात्रिक सुतहि पढ़ावही , आन 'नीर मत्ति लेय | 
नस तुल यही स्वभाव है , स्वाति बूंद चित देय ॥१७३॥ 
जूंआ चोरी मुखबिरी , व्याज घूस पर॒ नार। 
जो चाहें दीदार को / वी वस्तु निवार ॥ १७४॥ 
घरती करते एक पग / मुंदर करते काल। 
हाथन परबत तौलते , तिनहूँ खाया काल ॥ १७५॥ 
तत्व तिलक माथे दिया , सुरति सरवनी कान। 
करनी कंठी कंठ में ? सा पद निर्बान ॥१७ ६॥। 
गगन गरजि बरसैश्रमी , बादल गहरि गंभीर । 
चहुँदिस दमके दामिनी , भीजें दास कबीर ॥१७७॥। 
सुन्त मंडल में घर किया / बाज सबद रसाल । 
रोम रोम दीपक भया प्रकटे दीनदयाल ॥|१७८।। 
सो जोजन साजन बसे / भीनों हृदय मंझार। 
कंपट सनेही आंगने ” आय समुंदर पार ॥१७९॥ 


हरि से तू जनि हेत कर न्‍ 
माल मुत्रुक हरि देत हे 


/ हैरिजन 


कर हरिजन से हेत। 
हरि हीं देत ॥१८०॥ 


कैबीर साहब १६१ 


कबिरा माला मनहिं की , और  संसारी मेख। 
माला फरे हरि मिलें , गले रंहट के देख ॥१८१॥ 
साधू गांठि न बांघई , उदर समानता लेप। 
झागे पाछे हरि खड़े , जब मांगे तब देय ॥१८२॥ 
बात बनाई जग ठगा , मन परबोधा नाहि। 
कह कबीर मन ले गया , लख चौरासी मांहि ॥१८३॥ 
कबिरा माला काठ की , बहुत जतन का फेर! 
माला साँस उसास की , जामें मांठ ने मेर॥१८४॥ 
सती न पीसे पीसना , जो पीस सो रांड। 
साधू भीख न मांगई , जो मांगे सो भांड ॥१5८५॥ 
आब गई आदर गयां , नेनेन गया सनेंह। 
ये तीनों तब ही गये , जबहि कहा कछु देह ॥१८६॥ 
कबिरा नवे सो आपको , पर को नवेन कोय। 
घालि तराजू तोलिये , नवें सो भारी होय १८७ 
तरवर तासु बिलम्बिये , बारह मास फलन्त। 
सीतल छाया सघन फल , पंछी केल  करन्त ॥१८८॥ 
कबिरा हम ग्ूर रस पिया , बाकी रही न छाक | 
पाका कलस कुम्हार का , बहुरि न चढ़सी चाक ॥१८९॥ 
सब रंग तांत, रबाब तन , बिरह बत्ावे नित्त। 
और न कोई सुनि सके , के सांई की चित्त ॥१९०॥ 
गुरु कुम्हार सिष कुम्भ हें, गढ़ गढ़ काढ़ें खोट। 
अन्तर हाथ सहार दें, बाहर बाहे चोट ॥१६१॥ 
केसन कहा बिगारिया , जो मूंडो सौ बार। 
मन को क्‍यों नहीं मुंड़िये , जामें विषय विकार ॥१९२॥ 
कबिरा रसरी पांव में , कह सोवे॑ं सुख चैन। 


रँ 


स्वांस नगारा कूच का , बाजत हैँ दिन रैन ॥१९३॥ 


१६२ 


कविता-कौमृदी, पहला भाग 


शब्दावली 

( $ ) 
मन फूला फूला फिरे जक्त में कसा नाता रे ॥ टेक ॥ 
माता कहे यह पुत्र हमारा बहिन कहे बिर मेरा । 
भाई कहेँ यह भुजा हमारी नारि कहे नर मेरा ॥ 
पेट पकरि. माता रोवे बाह पकरि के भाई। 
लपदि भरृपदि के तिरिया रोबे हस अकेला जाई ॥ 
जब लगि माता जीवे रोबवे बहिन रोबवे दस मासा। 
तेरह दिन तक तिरिया रोवे फेर करें घर बासा॥ 
चार गजी चरगजी मगाया चढ़ा काठ की घोड़ी । 
चारो कोने आग लगाया फूक दियो जस होरी॥ 
हाड़ जरे जस लाह कड़ी को केस जरे जस घासा। 
सोना ऐसी काया जरि गई कोई न झायो पासा ॥ 
घर की तिरिया देखन लागो दूृढ़ि फिरी चहु देसा। 
कहूँ कबीर सुनो भई साधो छोडो जग की आसा ॥ 

( २ ) 
काया बोरी, चलत प्रान काहे रोई ॥ टेक ॥। 
काया पाय बहुत सुख कीन्हो नित उठि मलि मलि धोई । 
सो तन छिआ्मा छार हूं जहँ नाम न लेह कोई ॥ 
कहत प्रान सुन काया बोरी मोर तोर सग न होई । 
तोहि अस मित्र बहुत हम त्यागा सद्भ न लीन्हा कोई ॥ 
ऊसर खेत के कुसा मगावे चाचर चवर के पानी । 
जीवत ब्रह्म को कोई न पूर्ज म्रदा के मिहमानी ॥ 
सब क्षनकादिक आदि ब्रह्मादिक सेस सहस मुख होई । 
जो जो जन्म लियो बसुधा में थिर न रह्यो हैं कोई ॥ 
पाप पुन्य है जन्म सघाती समुक्ति देखि नर लोई। 
कहत कबीरा अन्तर की गति जानत बिरला कोई ॥। 


कबौर साहब 


( ३ ) 

आई गवनवाँ की सारी, उमिरि अबहीं मोरी बारी ॥टेक।। 
साज समाज पिया ले आये और कहरिया चारी। 
बम्हना बेदरदी अचिरा पकरि के जोरत गंठिया हमारी ॥ 

सखी सब गावत गारी॥ 
विधि गति बाम कछ समभपरत ना बरी भई महतारी । 
रोय रोय अंखियां मोर पोंछत घरवां से देत निकारी ।। 

भई सबकौ हम भारी ॥ 
गवन कराय पिया ले चाले इत उत बाट निहारी। 
छूटत गांव नगर से नाता छूटे महल शब्रटारी ॥ 

करम गति टरे न ठारी ॥ 
नदिया किनारे बलम मोर रसिया दीन्ह घूषट पट टारी । 
थरथराय तन कांपन लागे काहू न देख हमारी ॥। 

पिया ले आये गोहारी || 
कहूँ कबीर सुनो भई साधो यह पढदुं लेहु बिचारी । 
श्रब के गौना बहुरि नह औना करिले भेंट अंकवारी ॥। 

एक बेर मिलि ले प्यारी। 

की, 

हमन हें इस्क मस्ताना हमन को होसियारी क्‍या? 
रहें आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्‍या ? 
जो बिछड़े हें पियारे से भटठकते दर बदर फिरते। 
हमारा यार है हम में हमन को इन्तिजारी क्‍या? 
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है । 
हमन गुरु नाम सांचा हूँ हमन दुनिया से यारी क्‍या ? 
न पल बिछूड़े पिया हम से न हम बिछुड़े पियारे से । 
उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्‍या ? 


१६३ 


१६४ कविता-कौम्‌ दी, पहला भार 


कबीरा इस्क का माता दुई को दूर कर दिल से। 
जो चलना राह नाजुक है हमत सिर बोझ भारी क्‍या ? 
५ 

भज ले सिरजनहार, सुधर तनके पायके ।।ठेक ।। 

काहे रहा अचेत कहां यह औसर पेहो। 

फिर नहिं ऐसी देह बहुरि पाछे पछितहौ ।॥। 

लख चौरासी जोनि में, मानुष जन्म अनूप । 

ताहि पाय नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥ सुघर० ॥। 
गर्भ वास' में रह्मो कह्यो में भजजिहों तोहीं । 

निसदिन सुमिरों नाम कष्ट से काढ़ौं' मोहीं ॥ 

चरनन ध्यान लगाइके, रहों नाम लौ लाय । 

तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहें कि जाय। सुघर० ॥ 
इतना कियो करार काढ़िंगुरु बाहर कीना । 

भूलि गयो यह बात भयौ माया आधीना | 

भूलि बातें उद्र की, आन पड़ी सुधि एत । 

बारह बरस बीतिगे या विधि, खेलत फिरत अचेत ।|सुध २०॥। 
बिषया बान समान देह जोबन मदमाती । 

चलत निहारत छाँह तमक के बोलत बाती ॥ 

चोवा चन्दन लाइ के, पहिरे बसन रोगाय । 
गलियां-गलियां फ्रांकी मारे,पर तिरिया लख मुसकाय।।सुध र०।। 
तरुनापन गई बीत बुढ़ापा आानि तुलाने । 

कांपन लागे सीस जलत दोउ चरन पिराने ॥ 

नेन नासिका चूवत्त लागे, मूख तें श्रावत बास । 

कफपित कंठे घेर लियो है, छुटि गइघर की आस ।। सुध र० ।। 
मातु पिता सुत नारि कहौ काके सद्भु जाई। 

तन घन घर ओकाम घाम सब ही छुटि जाई । 


कबीर साहब १६५ 


आखिर काल घसीटि हैँ, पड़ि हौ जम के फनन्‍्द | 
बिन सतगुरुनहि बांचिहों, समुझदेख मतिमन्द ॥ सुघर० ॥ 
सफल होत यह देह नेह सतगृरु से कीज। 
मक्‍ती मारग जानि चरन सतगुरु चित दीजे॥ 
क नाम गहो निरभय रहौ, तनिक न व्याप॑ पीर । 
यह लीला हैं मुक्ति की, गावत दास कबीर ॥ सुघर० ॥। 
( ६ ) 
जाग पियारी अ्रब का सो | रेन गई दिन काहे को खोवे ॥ 
जित जागा तिन मानिक पाया । तें बौरी सब सोय गँवाया ॥ 
पिय तेरे चतुर तू म्रख नारी । कबहुँ न पिय की सेज सवारी ॥ 
हों बौरी बौरापन कीन्‍्हों। भर जोबन श्रपना नहिं चीन्हों ।। 
जाग देख पिय सेज न तेरे। तोहि छांडि उठि गये सबरे ॥ 
कहें कबीर सोई धन जागे। सबद बान उर अन्तर लागे ॥ 
( ७ ) 
या जग अंधा, में केहि समूझावों |। टेक ॥ 
इक दुइहोयें उन्हें समुकावों, सबहि भुलाना पेट के घन्धा ॥में केहि०॥ 
पानी के घोड़ा पवन भ्रसवरवा , ढरकि परे जस श्ोस क॑ बुन्दा ॥ में केहि ०॥ 
गहिरी नदिया भ्रगम बहें धरवा , खेवनहारा के पड़िगा फन्दा ॥।में केहि ०॥। 
घर का बस्तु निकट नहिं भ्रावत , दियना बारिके ढंढ़त अंधा ॥।में केहि०।॥। 
लागी शब्राग सकल बन जरिगा , बिन गुरु ज्ञान भटकिगा बंदा ॥भें केहि ०॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साधो ,इकदिन जाय'लंगोटी भार बंदा।।मेंकेहि ०।॥ 
। ( ८ ) 
सूर संग्राम को देखि भाग नहीं , देखि भाग सोई सूर नाहीं। 
काम और क्रोध मद लोभ से जूकना , मंडा घमसान तहं खेत माहीं ॥ 
हशील झौ' साच संतोष साही भये , नाम समसेर तहूं खूब बाजे। 
कहूँ कब्बीर कोई जूकि हैं सूरमा , कायरां भीड़ तहं तुरत भाज || 


१६६ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


( ९ ) 
ज्ञान का गेंद कर सुरति का दंड कर , खेल चौगान मेंदान माहीं । 
जगत का भरमना छोड़दे बालके , आयजा भेख भगवंत पाहीं ॥ 
भेष भगवंत की सेस महिमा करे , सेस के सीस पर चरन डारे 
कामदल जीतिके कंवल दल सोधिके , ब्रह्म को बेधि के क्रोध मारे.॥ 
पदम झ्ासन कर पवन परिच करे , गगन के महल पर मदन जारे। 
कहत कब्बीर कोई संत जन जौहरी , करम की रेख पर मेख मारे ॥। 


( १० ) 
माया महा ठगिनि हम जानी । 
तिरगून फांस लिये कर डोले मधुरी बानी ॥ 
केशव के कमला ह्लै बंठी शिव के भवन भवानी । 
पंडा के म्रत ह्वै बैठी तीरथ में भई पानी ॥ 
योगी के योगिन हल वेठी राज़ा के घर रानी । 
काहू के हीरा है बेठी काहू के कौड़ी कानी ।। 
भकक्‍तन के भक्तिन है बंठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी । 
कहे कबीर सुनो हो सन्‍्तो यह सब अकथ कहानी ॥। 


( ११ ) 
पायो सत नाम, गरे के हरवा । 
सांकर खटोलना रहनि हमारी दुबरे दुबरे पांच कहरवा। 
ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही जब चाहों तब खोलों किवरवा ॥ 
प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी जब चाहों तब नाचौं सहरवा। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो बहुर न ऐलबे एही नगरवा ॥ 
( १२ ) 
कैसे दिन कटिहें, जतन बताये जइयों ॥ 
एहि पार गंगा वोहि पार यमुना 
बिचवा मड़इया हमको छवाये जहयो ।| 


कबीर साहब १६७ 


झंचरा फारि के कागद बनाइन 
अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइयो ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथों 
बहियां पकरि के रहिया बताये जइयो ॥। 
( १३ ) 

करम गति टारे नाहि दरी । 
मुनि बसिष्ट से पडित ज्ञानी सोधि के लगन घरी। 
सीता हरन मरन दसरथ को बन में बिपति परी ॥ 
कहं वह फन्‍्द कहां वह पारधि कह वह मिरग चरी। 
सोता को हरि लेगोौ रावन सुबरन लंक जरी ॥ 
नीच हाथ हरिश्चन्द्र बिकाने बलि पाताल घरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आपु सारथी तिन पर विपति परी। 
दुरजोधन को गरब घटायो जदुकल नास करी ॥ 
राहु केतु औ भानु चन्द्रमा विधि संयोग थरी। 
कहत कबीर सुनो भई साधो होनी होके रही ॥ 

| ही.) 

सन्‍्तो राह दोऊ हम दीठा । 
हिन्दू तुरुक हटा नह माने, स्वाद सबन को मीठा ॥। 
हिन्दू बरत एकादसि साध, दूध सिंघधाड़ा सेती। 
अन को त्याग मन नहि हटके, पारन करे. सगोती ॥ 
रोजा तुरुक नमाज गुजार, बिसमिल बांग पुकार । 
उनकी भिस्त कहां ते हौइ है, सांझे. मुरगी मार ॥ 
हिन्दू दया मेहर को तुरकन, दोनों घट सों त्यागी । 
वें हलाल वे झटका मारे, आगि दुनों घर लागी।॥ 
हिन्दू तुरुक की एक राह है, सतगुर इहे. बताई । 
कहें कबीर सुनो हो सन्‍्तो, राम न कहेउ खोदाई ।॥ 


१६८ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


( १५ ) 
अरे इन दोउन राह न पाई। 
हिन्दू अपनी करे बड़ाई सागर छुवन न देई। 
बेस्था के पायन तर सोवें यह देखो हिन्दुआई ॥। 
मुसलमान के पीर औलिया मुरगी मुरगा खाई। 
खाला केरी बेटी ब्याहें घरहि में करें सगाई॥ 
बाहर से एक म्‌ रदा लाये घोय धाय चढ़वाई। 
सब सखियां मिल जेंवन बंठीं घर भर करे बड़ाई ।। 
हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हु जाई ॥ 
( १६ ) 
मन न॒ रंगाये , रंगाये जोगी कपरा । 
आसन मारि मंदिर में बैठे , नाम छाड़ि पूजन लागे पथरां ॥ 
कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ौले , बाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गेलें बकरा । 
जज्भुल जाय जोगी धुनिया रमौलें , काम जराय जोगी बनि गेलें हिजरा। 
मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगौलें , गीता बांचि के होइ गेलें लबरा । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो , जम दरवजवां बांधल जेबे पकरा ॥ 
४». ( १७ ) 
“ रमेयो की दुलहिन लूटा बजार। 
सुरपुर लूट नागपुर लूठा , तीन लोक मच हाहाकार। 
ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे , नारद मुनि के परी पिछार॥॥ 
स्रिड्री की मिद्भीकरि डारी , पारासर के उदर विदार। 
कनफूंका चिरकासी लूटे , लूटे जोगेसर करत विचार ॥ 
हम तो बचिगे साहब दया से , दब्द डोर गहि उतरे पार । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो , इस ठगनी से रहो हुसियार ॥ 
( १७ ) 
घघट का पद खोल रे , तोहें पीव मिलेंगे । 


कबीर साहब १६९ 


घट घट में वह साई रमता , कटुक बचन मत बोल रे। 

धन जोबन को गरब न कीजे , झूठा पंचरद्ध चोल रे॥ 

सुन्न महल में दियना बारि ले , आसन सों मत डोल रे। 

जोग जुगुत सीं रज्ध महल में , पिय पायो अनमोल रे॥ 

कहे कबीर आनन्द भयो है , बाजत अनहद ढोल रे॥ 
५ 5. ) 

तेरे दया धरम नहिं तन में , मुखड़ा क्या देखें दरपनमें ।। 

घरबारी तो घर में राजी , फक्कड़ राजी बन में॥ 

ऐंठी धोती पाग लपेटी , तेल चुवत जुलफन में । 

गली गली की सखी रिफ्राई , दाग लगाया तन में ॥ 

पाथर की एक नाव बनाई , उतरा चाहे छन में। 

कहत कबीर सुनो भई साधो , कायर चढ़े न रन में ॥ 
(.. ह8- 
मेरा तेरा मनृवां , कैसे एक होइ रे । 

कहता हों आंखिन देखी , तू कहता कागद की लेखी ॥ 

कहता सुरझावन हारी , तू राख्यों अभ्ररुकाइ रे॥ 

कहता तू जागत रहियो , तू रहता है सोइ रे। 

” कहता निरमोही रहियो , तू जाता है मोहि रे ॥ 
जुगन जुगन समभावत हारा , कहा न मानत कोइ रे। 
तू तो रंगी फिरे बिहंगी , सब घन डारा खोइ रे॥ 
सतगुरु धारा निरमल बाहे,, वा में काया धोइ रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो , तब ही वसा होइ रे ॥ 

( २१ ) 

ु बीत गये दिन भजन बिना रे । 

बाल अवस्था खेल गंवायो , जब जवानि तब मान किया रे॥ 

लाहें कारन मूल गंवायो , अजहुं न मिटी तेरे मनकी तृषारे। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो , पार उतरि गये सन्त जना रे ॥ 


पं न्‍य/ # मे -_पू 


१७० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


( २२ ) 
तोहि मोरी लगन लगाये रे फकिरवा । 
सोवत ही में अपने मंदिर में , सबदन मारि जगाये रे फकि० । 
बूड़त ही भव के सागर में , बहियां पकरि समुझाये रे फकि० । 
एक बचत बचन नहिं दूृजा , तुम मोसे बंद छुड़ाये रे फकि०। 
कहूँ कबीर सुनो भाई साधो , सत्त नाम गून गाये रे फकि०,। 
| ( हक 
अंधियरवा में ठाढ़ि गोरी, का करलू । 
जब लगि तेल दिया में बाती , एही अंजोरवा बिछाय घलतू। 
मन का पलंग सन्‍्तोष बिछौना , ज्ञान का तकिया लगाय रखतू। 
जरि गया तेल बुझाइ गई बाती , सुरत में मुरत समाय रखतू। 
कहे कबीर सुनो भाई सांबों , जोतियामें जोतिया मिलाय रखतू । 
( २४ ) 
झीनी झीनी बीनी चदरिया। 
काहे के ताना काहे के भरनी , कौन तार से बीनी चदरिया। 
इंगला पिंगला ताना भरती , सुख मन तार से बीती चदरिया ॥ 
भ्राठ कंवल दल चरखा डोले , पांच तत्त गृन तीनी चदरिया | 
साईं को सियत मास, दस लागे , ठोक ठोक के बीनी चदरिया॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओडढ़े , शरोढ़ि के मेली कोनी चदरियों | 
दास कबीर जतन से ओ,.ोढ़ी , ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया ॥ 
0 १-०) 
रहना नहि देस बिराना हैं । 
यह संसार कागद की पुड़िया , बूंद पड़े घुल जाता हूँ। 
यह संसार कांट की बाड़ी , उलमक पुलक मर जाना हैं ॥ 
यह संसार फाड़ औ कम्रांखर , आग लगे बरि जाना है। 
कहत कबीर सूनो भाई साधो , सतगुरु नाम ठिकाना है॥। 


रंदास १७१ 


( २६ ) 
लोका मति का भोरारे। 
जो कासी तन तज्ज कबीरा रामे कौन निहोरा रे ॥ 
राम भगति पर जाको हित चित ताको अचरज काहा। 
गुरु प्रताप साधु सगति जग जीते जाति जोलाहा॥ 
कहत कबीर सुनो रे सन्‍्तो भरम परौ जनि कोई । 
जस कासी तस मगहा ऊसर हृदय राम जो होई ॥। 
भर 
रदास 
रेदासजी कबीर साहब के समय मे हुए थे । ये जाति के चमार थे । 
इनके पिता का नाम रग्घू और माता का नाम घ॒रबिनिया था। इनका 
जन्म काशी में हुआ था । ये भी महात्मा रामानन्द के शिष्यों में थे । 
रैदासजी और कबीर साहब मे बहुत वादविवाद हुआ करता था । 
रैदासजी जब कुछ सयाने हुए तब भक्तों और साधुझों की सेवा में अधिक 
रहने लगे । जो कुछ कमाते, सब साधृ-सन्‍्तों को खिला-पिला दिया करते 
थे | यह बात इनके पिता रग्धू को अच्छी नहीं लगी । उसने स्त्री सहित 
रैदासजी को घर से अलग कर दिया । खर्च के लिए वह इनको एक कौड़ी 
भी नहीं देता था । रदासजी जूता बनाकर किसी तरह अपना गुजर करते 
झौर रात-दिन भगवत्‌-चर्चा मे मग्न रहा करते थे। ये मास मदिरा को 
छुते!'तक न थे । १२० वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर छोड़ा । 
इनके विषय में बहुत-सी करामात की कहानियां लोगों में प्रसिद्ध 
है । गुजरात प्रांत मे इनके मत को माननेवाले लाखों श्रादमी हे जो अपने 
को रविदासी कहते हे । ये मी राबाई के गुरु थे। इनकी कविता से इनकी 
बड़ी भक्ति प्रकट होती है । रैदासजी के बनाये हुए कुछ दोहे और पद 
हम यहां उद्घृत करते हें--- 
(१) 


हरि सा हीरा छांडि के , करें आन को आस। 


७२ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ते नर जमपुर जाहिंगे, सतः भाष॑ रेदास ॥ 

(5) 
रैदास रात न सोइये , दिवस न करिये स्वाद । 
अहनिसि हरिजी सुमिरिये , छाड़ि सकल प्रतिवाद | 

( ३ ) 

भगती ऐसी सुनहु रे भाई। 

आइ भगती तब गई बड़ाई। 
कहा भयो नाचे अरु गाये कहा भयो तप कीन्‍्हे ।' 
कहा भयो जे चरन पखारे जोलों तत्व न चीन्‍्हे ॥ 
कहा भयो जे मृंड मुड़ायो कहा तीथ॑ ब्रत कीन्हे । 
खाली दास भगत ग्रर सेवक परम तत्व नहि चीन्‍्हे ॥ 
कह रैदास तेरी भगत दूर है भाग बड़े सों पावे । 
तजि अभिमान मेटि आपा पर पिपलिक हे चुनि खावे ॥। 

( ४ ) " 
पहले पहरे रन दे बनजरिया तें जनम लिया संसार वे । 
सेवा चूकी राम की तेरी बालक बूद्धि गंवार वे ॥ 
बालक बुद्धि न चेता तूं भूला माया जाल वे। 
कहा होय पीछे पछताये जल पहिले न बांधी पाल वे ॥। 
बीस बरस का भया अयाना थांभि न सक्‍का भार वे । 
जन रंदास कहे बनजरिया जनम लिया संसार वे ॥ 

( *# ) 
राम में पूजा कहा चढ़ाऊं । फल अरू मूल अनूप न पाऊं ॥ 
थनहर दूध जो बछरू जुठारी । पुहुप भंवर जल मीन बिगारी ॥ 
मलयागिर बेघधियों भुगंगा । विष अमृत दोउ एके संगा ॥ 
मन ही पूजा मन ही घृूप । सन ही सेऊं सहज सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानूं तेरी । कह रैदास कवन गति मेरी ॥ 


रेदास १छ३ 


६४.) 
'रे चित चेत अचेत काहे बालक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नहिं पहुंचा राम भगति विशेष रे ॥ 
'खट क्रम सहित जे विप्र होते हरि भगति चित दृढ़ नाहि रे। 
हरि क्री कथा सोहाय नाहीं स्वपच तूले ताहि रे ॥ 
मित्र शत्रु अजात सबतें अन्तर लावे हेत रे। 
लाग वाकी कहां जाने तीन लोक पवेत रे॥ 
अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पास रे ! 
'ऐसे दुरमत मुक्त कीये तो क्‍यों न तर रेदास रे ॥ 
(७) 
जो तुम गोपारलहि नहीं गही । 
'तो तुमका सुख में दुख उपज सुखहि कहां ते पैहो ॥ 
माला नाय सकल जग डहको झूंठो भेख बनहौ। 
'मंठे ते सांचे तब होइ हो हरि की सरन जब ऐहौ॥ 
'कनरस, बतरस और .सर्ब रस झंठहि मूड़ डुलेहौ। 
जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझ जहौ ॥ 
जो जन राम नाम रंग राते और रंग न सोहेहो। 
कह रैदास सुतो रे कपानिधि प्रान गये पछितेहो ॥ 
॥ .. 
प्रभु जी संगति सरन तिहारी । 
जग जीवन राम मुरारी ॥ 
'गली गली को जल बहि आयो सुरसरि जाय समायो | 
संगत के परताप महातम नाम गंगोदक पायो ॥। 
स्वांति बूंद बरसे फनि ऊपर सीस विष होइ जाई। 
वही बूंद के मोती निपजे संगत की अधिकाई॥ 
तुम चंदन हम रेंड बापुरे निकट तुम्हारे आसा। 
संगत के परताप महातम आवबे बास सुबासा॥ 


ँ 


१७४ कविता-कौमूदी, पहला भाग 


जाति भी श्रोछी करम भी ओछा, श्रोछा कसब हमारा । 
नीचे से प्रभु उच कियो है कह रैदास चमारा ५ 
(९) 
श्रब कैसे छूटे नाम रठ लागी।॥ टेक ॥। 

प्रभु जी तुम चंदत हम पानी । जाकी अग अग बास समानी ६ 
प्रभु जी तुम घन बत हम मोरा । जेसे चितवत चद चकोरा॥॥ 
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती । जाकी जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रभू जी तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहि मिलत सोहागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्थामी हम दासा । ऐसी भक्ति करे रेंदासा॥ 


धमंदास 


धर्मदासजी जाति के कसौवन बनिये और बाधवगढ़ के बड़े भारी 
महाजन थे । इनके जन्म और मरण के समय का ठीक पता नही चलता । 
परन्तु ये कबीर साहब के समकालीन थे, यह निश्चय है । 

धर्मंदास जी बालकपन ही से बड़े धर्मात्मा और भगवत्‌-चर्चा के प्रेमी 
थे, साधु-सतों श्ौर पड्चितो का बड़ा आदर-सत्कार करते थे । इन्होंने 
दूर-दूर तक तीर्थों की यात्रा की थी । 

मथुरा से आते समय कबीर साहब से इनका साक्षात्‌ हुआ । कबीर 
साहब ने मूतिपूजा और तीथ व्रत आदि का खंडन मंडन करके इनका चित्त 
संत-मत की ओर भूुकाया । फिर तो ये बराबर कबीर साहब से मिलते 
रहे और अपना संशय मिटाते रहे | अमर सुख निधान” ग्रन्थ में इनकी 
आर कबीर साहब की बातचीत विस्तार के साथ लिखी है । उनमें बहुत- 
सी ज्ञान की बाते है । 

कबीर साहब की शरण में आने पर धर्मदासजी ने अपना सारा धन 
लूटा दिया । सं० १५७५ वि० में जब कबीर साहब परमधाम को सिधारे 
तब उनकी गद्दी धर्मंदास जी को मिली । उससे पंद्रह या बीस वर्ष के बाद 
इन्होंने भी इस संसार को छोड़ा । 


धर्मंदास १७४५ 


इनकी शब्दावलो में से कुछ पद चुनकर हम यहां उद्धृत करते हैं--- 
( १ ) 
मोरे पिया मिले सत़ ज्ञानी । 
ऐसन पिय हम कबहुं न देखा , देखत सुरत लुभानी ॥ 
आपन रूप जब चीन्हा बिरहिन , तब पिय के मन मानी ॥ 
कर्म जलाय के काजल कीन्हा , पढ़े प्रेम की बानी ॥ 
जब हंसा चले मानसरोवर , मुक्ति भरे जहं पानी ॥ 
धर्मदास कबीर पिय पाये , पिट गई आवाजानी ॥। 
( रे ) 
ग्र पेर्या लागों , नाम लखा दीजो रे॥ 
जनम जनम का सोया मनआं , शब्दन मारि जगा दीजो रे॥ 
घट अंधियार नेन नहिं सूमे , ज्ञान का दीपक जगा दीजों रे ॥ 
विष की लहर उठत घट ग्रन्तर , अमृत बूंद चुवा दीजो रे॥ 
गहिरी नदिया अभ्रगम बह धरवा , खेय के पार लगा दीजो रे॥ 


५३ 


धरमदास की अरज गसाई , अब के खेष निभा दीजो रे ॥ 
हे | 
हम सत्त नाम के बपारी । 
कोई कोई लादे कांसा पीतल , कोई कोई लौग सुपारी॥ 
हम तो लाद्यो नाम धनी को , पूरत खेप हमारी॥ 
पूंजी न टूटे नफा चौगुना , बनिज किया हम भारी॥ 
हाट जगाती रोक न सकि है , निर्भधभ गेल हमारी॥ 
मोती बूंद घट ही में उपज , सुकिरत मरत कोठारी॥ 
नाम पदारथ लाद चला है , धरम दास बेपारी ॥ 
( ४ ) 
झारि लागे महलिया / गगन घहराय। 
खन गरजे खन बिजुली चमक , लहर उठ शोभाबरनि न जाय ॥ 
सुन्‍न्न महल से श्रमृत बरसे , प्रेम आनन्द छ्वू साधु नहाय ॥ 


१७६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


खुली किवरिया मिटी अश्रंधियरिया , धनसतगृर जिन दिया लखाय ॥ 
धरमदास बिनवैे कर जोरी , एतगर चरन में रहत समाय ॥ 
( * ) 
मितऊ मड़ैया सूनी करि गेलो । 
अपन बलम परदेस निकरि गैलो हमरा के कछुवो न गुन दे गेलो ॥ 
जीगिन है के में बन बन ढूंढ़ों हमरा के बिरह बेराग दे गेलो॥ 
संग की सखी सब पार उतरि गैलीं हम धन ठाड़ी अ्रकेली रहि गलो ॥ 
धरमदास यह भ्ररजण करतु हैँ सार सबद सुमिरन दे गेलो॥ 
( ६ ) 
मोरा पिया बसे कोने देस हो । 
अपपे पिया के ढूंढ़न हम निकसी कोई न कहत सनेस हो ॥ 
पिय कारन हम भई हें बावरी धर्‌यो जोगिनिया के भेस हो । 
ब्रह्मा विष्ण महेस न जाने का जाने सारद सेस हो॥ 
धनि जो अ्रगम अगोचर पइलन हम सब सहत कलेस हो । 
उहां के हाल कबीर गुरु जाने आवत जात हमेस हो ॥॥ 


गुरु नानक 


गुरु नानक का जन्म सं० १५२६ वि०, कारतिक की पूणिमा के दिन, 
चार घड़ी रात रहे, कल्यानचन्द खत्री की धर्मपत्नी तप्ता के गर्भ से 
हुआ । कल्यानचन्द, जिला लाहौर, तहसील शकरपुर के तलवंडी नगर 
के सूबाराय बुलार पठान के कारकुन थे । 

गुरु नानक ने बालकपन ही में अपनी विलक्षण बुद्धि के अपूर्वे 
चमत्कार दिखाये । ये बहुत सीधे-सादे और संत स्वभाव के थे । सं० 
१५४५ वि० में इतका विवाह गुरुदासपुर के मूलचन्द खत्री की कन्या' 
सुलक्षणी से हुआ । संवत्‌ १५५१ और १५५३ वि० में सुलक्षणी देवी के , 
गर्भ से क्रमशः श्रीचन्द्र और लक्ष्मीचन्द्र, दो पुत्रों का जन्म हुआ । आगे 
चलकर श्रीचन्द्र उदासी साधु-सम्प्रदाय के मूल पुरुष हुए । और लक्ष्मी- 


गुरु नानक १७७ 


चन्द्र के वंश के लोग भ्रब तक वर्तमान हें । 
गृरू नानक जी के समय में मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दू-जाति 
त्राहि-त्राहि कर रही थी । गुरु नानक जी के सदुपदेश से हिन्दुओं में एक 
ऐसा सिख-समुदाय पैदा हो गया जिसने हिन्दुओं की मान-मर्यादा ही नहीं 
बचाई, बल्कि मुसलमानी सल्तनत की जड़ तक हिला दी । विचार करके 
देखा जाय तो गुरू नानकजी ने हिन्दुओं का बड़ा भारी उपकार किया | 
गुरू नानकजी ने सं० १५२६ से १५७९ तक आगरा, बिहार, 
बद्भधाल, आसाम, ब्रह्मा, उड़ीसा, मारवाड़, हैदराबाद, मद्रास, लंका, 
बद्रीनारायण, नेपाल, सिकम, भूटान, सिंध, मक्का, जहा, मदीना, रूम, 
बगदांद, ईरान, बिलोचिस्तान, कंधार, काबुल, और काइमीर की यात्रा 
की। यात्रा में ये जहां-जहां गये, वहां-वहां के लोग इनके उपदेश से 
बहुत लाभ उठाते रहे । काशी में गुरू नानक और कबीर साहब से भी 
धमं-चर्चा हुई थी। अन्त के १६ वर्ष इन्होंने कर्तारपुर में बिताकर ६९वर्ष 
१० महीना और १० दिन की अवस्था ( सं० १५९४५) में शरीर छोड़ा । 
गुरू नानक जी की शिक्षा ने पंजाब में सिखों की एक जाति ही बना 
दी । इनके बाद जितने गुरू हुए, सब एक से एक बढ़कर पराक्रमी, प्रतापी 
ओर बुद्धिमान हुए । यह गुरू नानक जी ही की शिक्षा का फल था कि 
“गुरू गोविन्दर्सिह सरीखे शूरवीर हिन्दुश्रों में पेदा हुए । 
हम गुरू नानकजी की कविता के कुछ नमूने यहां उद्धुत करते है-- 
कलियां थी धड़ले भये , धड़लियों भये सुपदु । 
नानक मता मतो दियां, उज्जरे गइया खेडु ॥ १॥ 
जागोरे जिन जागना , अब जागनि की बारि। 
फेरि कि जागो “नानका” , जब सोवउ पांव पसारि॥ २ ॥ 
मित्रां दोस्त माल धन , छुंडि चले अ्रति भाइ। 
संगि न कोई ानका” , उह हंस अकेला जाइ ॥ ३ ॥ 
जेही पिरीति लगंदिया , तोड़ निबाहू होइ । 
(नानक दरगह जांदियां , ठकक न सक्‍के कोइ ॥ ४॥। 


१७८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सूरा एकत ओआंखियन , जो लड़नि दला में जाय । 
सूरे सोई “नानका” जो , मनणू हुकुम रजाय ॥ ५॥ 
हिरदे जिनके हरि बसे ,से जान कहियहि सूर। 
कही न जाई “'तानका , पूरि रह्मा भरपूर ॥ ६॥ 
मन की दुबिधा ना मिटे , मुक्ति कहा ते होइ। 
कउड़ी बदले “तानका” , जन्म चल्या नर खोइ ॥ ७ ॥ 
जिन बोले अमृत बसे ,जीयां होवे दाति। 
तिन बेले तू उठि बहु , चिह पहरे पिछली राति ॥ ८ !॥ 


( ६ ) 
इस दम दा मेन कीबे भरोसा , आया आया न आया न आया ॥ 
या संसार रैन दा सुपना , कहि दीखा कहि नाहि दिखाया। 
सोच विचार करे मत भन में , जिसने ढृढ़ा उसने पाया॥ 
“नानक भक्‍तन के पद परसे , निस दिन रामचरन चित लाया ॥ 
(00. ॥ 
सब कछ जीवत को व्योहार । 
माता पिता भाई सुत बाधव, अरु पुन गृह की नार ॥। 
तन ते प्रान होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार ॥ 
आध घरी कोऊ नहिं राखे घर ते देत निकार ॥ 
कहु नानक भज राम नाम नित जाते हो उद्धार ॥ 


(20 ॥ 
मन की मनहीं माहि रही ।। 
ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही।॥ 
दारा मीत पूत रथ संपति धन जन पूर्न मही ॥ 
और सकल मिथ्या यह जानो भजना राम सही | 
फिरत फिरत बहुते जृग हारुयो मानस देह लही ॥! 
“नानक” कहत मिलन की बिरियां सुमिरत कहा नही ।॥ 


भर नानक १७९. 


० ०] 
जो नर दुख में दुख नहिं माने ॥ 
सुख सनेह शभ्ररु भय नहिं जाके कंचन माटी जाने ॥ 
नहिं निन्‍दा नहिं अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना || 
हर्ष जोक ।तें रहे नियारों नाहि मान अपमाना ॥ 
झासा मनसा सकल त्यागि के जगते रहे निरासा ॥ 
काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर प॑ कीन्ही तिन यह जुगति पिछानी ॥ 
“नानक” लीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी संग पानी ॥॥ 
( १३ ) 
रे मत कौन गत होइ' है तेरी । 
गहि जग में राम नाम , सो तो नहिं सुन्यो कान, 
विषयन सों अ्रति लुभान , मति नाहिन फेरी ॥९ 
मानस को जनम लीन्‍न्ह , सिमरन नहिंनिभिष कीन्‍न्ह, 
दारा सुत भयो दीन , पगहुँ परी बेरी॥। 
“नानक” जन कह पुकार , सुपने ज्यों जग पसार, 
सिमरत नहिं क्‍यों म्रार , माया जाकी चेरी॥ 
है. 
सुमरन के मेरे मना । 
तेरि बिति जाति उमर हरिनाम बिना ॥ 
कप नीर बितु धेनु छीर बिन मंदिर दीप बिना | 
जैसे तरुवर फल बिन हीना तैसे प्राणी हरनाम बिना ॥ 
देह नैन बिन रैन चंद बिन घरती मेह बिना।.. 
जैसे पंडित वेद विहीना तेसे प्राणी हरनाम बिना ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निहारो छांड़ दे श्रब संतजना । 
कहे 'नानकशा” सुन भगवंता या जग में नहिं कोइ अपना | 
( १४ ) 


बिसर गई सब तात पराई। जब से साधू सद्भत पाई ॥॥ 


4८० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


नहिं कोई बरी नहिं बेगाना सकल सद्भ हमरी बनि आई | 
जो प्रभु कीन्हों सो भला करि मानो यह सुमति साधू से पाई ॥। 
सब में रम रहा प्रभु॒ एकाकी पेख पेख “नानक” बिगसाई || 
( १६ ) 
साधो मन का मान त्यागों। 
काम क्रोध संगति दुर्जन की ताते अहनिस भागों ॥! 
सुख दुख दोनों सम करि जाने और मान अपमाना । 
हर्ष शोक ते रहें अ्तीता तिन जग तत्व पिछाना ॥ 
अस्तुति निन्‍दा दोऊ त्याग खोजे पद निरबाना। 
जन “नानक” यह खेल कठिन है किनहूं गुरुमुख जाना ॥। 
( १७ ) 
काहे रे बन खोजन जाई। 
सर्द निवासी सदा अलेपा तोही सझ्भ समाई ॥॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मकर मांहि जस छाई । 
तेसे ही हरि बसे निरन्तर घट ही खोजो भाई ॥। 
बाहर भीतर एके जानो यह गृरु ज्ञान बताई। 
जन “नानक” बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई ॥ 


रुरदास 


सूरदास का जन्म अनुमान से १५४० वि० में और मरण १६२० 
वि० में कहा जाता है। उन्होंने ६७ वर्ष की अवस्था में सरसारावली 
लिखी । सूरदास का सबसे बड़ा ग्रन्थ स्रसागर है, स्ूरसारावली उसी की 
सूची हे,जो सूरसागर के बननेके बाद बनी है । सूरसारावली में लिखा है-- 

गुरु प्रसाद होत यह दरसन , सरसठि बरस प्रवीन । 

शिव विधानतप करेउ बहुत दिन , तऊ पार नहिं लीन ॥ 
इससे पता चलता हे कि सुरसारावली लिखते समय सूरदास की 
अवस्था ६७ वर्ष की थी । उन्होंने साहित्य-लहरी नाम का एक और ग्रन्थ ' 


सूरदास १८१ 


बनाया है । उसमे सूरसागर के दुष्ट-कूट पदों का संग्रह है। साहित्य» 
लहरी में सूरदास ने एक स्थान पर लिखा हँ- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख । 
दसन गौरी नन्‍द को लिखि सुबल संवत पेख ॥ 
नन्‍्द नन्दन मास छे ते हीन तृतिया वार। 
नन्‍द नन्‍्दन जनम ते हूँ बाण सुख आगार ॥ 
तृतिय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन ; 
नन्‍द नन्‍्दन दास हित साहित्य लहरी कीन ॥ 
अर्थ---मुनि ८ ७, रसन ८ रसह्ीन अर्थात्‌ शून्य, रस ८६, दसन 
गौरीनन्दन ८: १८ १६०७, नन्‍्द नन्‍्दत मास ८ बेशाख, छे हीन तृतिया ८ 
अक्षय तृतिया, तृतिय ऋक्ष ८ कृतिका नक्षत्र, सुकर्म योग। (देखो सरदार 
कवि कृत साहित्य लहरी की टीका) । 
इससे प्रकट होता है कि साहित्य लहरी १६०७ वि० मे बनी । उस 
समय सूरदास की अ्रवस्था ६७ वर्ष की थी । क्योंकि साहित्य लहरी और 
सूरसारावली के बनने का समय प्रायः एक ही अनुमान किया जाता हूँ । 
इस अनुमान के श्राधार पर सूरदास का जन्म (१६०७--६७) १५४० 
वि० में होना सिद्ध होता है । 
सूरदास का जन्म दिल्‍ली के पास 'सीही” गांव में हुआ था । ये 
सारस्वत ब्राह्मण थे । कुछ लोग रुनकता गांव ( रेणुकाक्षेत्र ) को, जो आगरा 
मथरा की सड़क पर है, इतका जन्म-स्थान बतलाते हैँं। इनके माता-पिता 
दरिद्र थे । पिता का नाम रामदास था। सूरदास सात भाई थे। छ: भाई 
मुसलमानों के साथ लड़ाई में मारे गये । सरदार कवि ने सूरदास को 
चन्दबरदाई का वंशज बतलाया है । 
सूरदास जन्म के अन्धे न थे । ऐसी कहावत हैँ कि एकबार ये एक 
युवती को देखकर उस पर मुग्ध हो गये । उसकी शोर एकटक ताकते 
हुए ये बहुत देर तक खड़े रहे । अन्त में वह युवती इनके पास स्वयं श्राई 
और कहने लगी--महाराज ! क्‍या आज्ञा हे ? सूरदास को उस समय 


श्दर कविता-कौमुदा, पहला भाग 


अपनी स्थिति पर बडी लज्जा आई। इन्होने यह दोष भ्राखों का समझ 
कर यूवती से कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा मानती हो तो सुई से मेरी 
दोनो आखे फोड़ दो । युवती ने आज्ञानुसार ऐसा ही किया | तब से सूर- 
दास अन्धे हो गये । भकतमाल में लिखा हैं कि सूरदास जन्म के अन्धे थे; 
परन्तु इस पर सहसा विश्वास नही होता; क्योकि इन्होने श्रपतती कविता 
मे रगो का, ज्योति का और अनेक प्रकार के हाव-भाव का ऐसा यथार्थे 
वर्णन किया है जो बिना आख से देखे, केवल सुनकर, नही किया जा 
सकता । 

सूरदास की कविता के लालित्य ओर माधूर्य के विषय में तो कहना 
ही क्या हैं ? हिन्दुओं के घर-घर मे इतके भजन बडे प्रेम से गाये और 
सुने जाते हे । हिन्दुस्तान के गवेये सूरदास के भजन बडे चाव से गाते हे। 
राम-चरित्र लिखने में जेसी तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा दिखलाई 
है, उसी तरह श्री कृष्ण की लीला लिखकर सूरदास ने भी अपनी/(अनुपम 
कंवित्व-शक्ति का परिचय दिया हैँ । प्रेमी और भवतजनो के हृदयों में 
सूरदास के भजनो से आनन्द का समुद्र उमड पडता है । कविता द्वारा 
बाल-चरित्र का ठीक-ठीक चित्र आखो के सामने कर देने की इनमे अ्रलौ- 
किक पदटुता थी । हिन्दी-साहित्य में सूरदास का गौरव कितना है, यह इस 
दोहे से मली-भाति समझा जा सकता हँ-- 

“सूर सूर, तुलसी ससी , उड्ुगतव केशवदास । 
श्रब के कवि खतद्योत सम , जह तह करे प्रकास ॥” 

गावो की साधारण जनता ने भी सूर, तुलसी और कबीर की कविता 
के सम्बन्ध में अपनी राय अपनी ही बोली में स्थिर की है । उनकी समा- 
लोचना का एक नमूना यह हँ--- 

जो कुछ रहा सो भ्रधरा कहिगा , कठवउ कहेसि अनूठी । 

बचा खुचा सो जोलहा कहिगा , और कहूँ सो जूठी ॥ 

गोपियो के विरह-वर्णन में सूरदास ने हृद्गत भावों के ऋलकाने में 
कमाल कर दिया हैँ । सूरदास काव्य-शास्त्र के पडित थे । पुराणों का 


ष्क 


सूरदास श्यरे 


इन्होंने अच्छा अध्ययत किया था। महाप्रभू बल्‍्लभाचाये ने ब्रजभाषा के 
सुप्रसिद्ध आठ कवियों को मिलाकर अष्टछाप स्थापित किया था। ४नके 
ताम ये हें--कष्णदास, परमानन्द दास, कुंभनदास, चतुर्भजदास, छीत 
स्वामी, नन्‍्ददास, गोविन्द स्वामी, सूरदास | इन आठो में सूरदास सब से 
उत्तम थे । महाप्रभु बललभाचार्य जी के उपदेश से इन्होंने श्री मद्भागवत 
का उल्था किया, जो सूरसागर नाम से प्रसिद्ध है। इसमें सवा लक्ष पद 
थे, किन्तु अब पांच हजार ही उपलब्ध हे। सूरसागर के सिवा ब्याहलो, 
नल दमयंती और हरिवंश की टीका भी इन्होंने लिखी थी। किन्तु ये 
तीनों अब श्रप्राप्य हे । 
सूरदास ने ८० वर्ष की अवस्था में गोकुल में शरीर छोड़ा । इनका 
भ्रन्तिम भजन यह हैँ, जो शरीर छोड़ते समय इन्होंने कहा--. * 
खज्जन नेत रूप रस माते। 
ग्रति से चारु चपल अतियारे पल पिजरा न समाते॥ 
चल चल जात निकट श्रवतन के उलट-पलठ ताटंक 'फंदाते । 
सूरदास अज्जन गुन भ्रठके नतरु अबहि जड़ि जाते॥ 
प्राचीन मनुष्यों की कहावत है कि ये उद्धव के अवतार थे। इसमें 
सन्देह नहीं कि उनके हृदय में वास्तविक प्रेम था। ये प्रेम की दशा से 
पूर्ण अभिज्ञ थे और भगवान श्रीकृष्ण को सखा-भाव से भजनेवाले भक्त थे । 
यद्यपि इनके पद-पद में लालित्य भरा है, परन्तु स्थानाभाव से इनके 
थोड़े से पद सूरसागर से चुनकर यहां लिखे जाते हे । 
( १ ) 
मेरो मन अनत कहां सुख पावे |! 
जैसे उड़िजहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवे॥ 
कमल नयन को छांड़ि महातम और देव को ध्यावें । 
परम गंगा को छांड़ि पियासों दु्मेति कप खनावे॥ 
जिन मधुकर अंबज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे । 
“सूरदास” प्रभु कामधेनु तजि छेरी कौन दुह्ावे ॥ 


श्दड कविता-कौमुदी, पहला भाग 


( २ ) 
सोभित कर नवनीत लिये । 
घुटुरुवन चलत रेनू तन मंडित मुख में लेप किये ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन छवि गौरोचन को तिलक दिये । 
लर लटकन मानो मत्त मधुप गत माधुरी मधुर पिये ॥ 
कठला क॑ बज्य केहरि नख राजत है सखि रुचिर हिये। 
धन्य “सूर” एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये॥॥ 
( रे ) 
यशोदा हरि पालने भुलावें । 
हलरावे दुलराइ मल्हावे जोइ सोई कछु गावें ॥। 
मेरे लाल को आउ निदरिया काहे न आनि सुवावे। 
तू काहे न वेगी सी आवे तोकों कानन्‍्ह बुलावे ॥ 
कबहूं पलक हरि मूंदि लेत हैं कबहूं अधर फरकावे। 
सोवत जानि मौन हे हो रही कर-कर सेन बतावे ॥॥ 
इहि अन्तर अकुलाइ उठे हरि यशुमति मधूरे गावें। 
जो सुख “सूर” श्रमर मुनि दुलंभ सो नंदभामिनि पावें 
, 
लालन हों बारी तेरे या मुख ऊपर । 
माई मेरिहि डीठि न लागे तातें मसि विन्दा दयो श्रू पर ॥ 
सवंसु में पहिले ही दीनीं नान्‍हीं नान्‍हीं दंतुली दू पर। 
अरब कहा करों निछावरि “सूर” यशोमति अपने लालन ऊपर ॥ 
( * ) 
घुटरुवन चलत श्याम मणि आंगन मात पिता दोउ देखत री । 
कबहुंक किलकिलात मुख हेरत, कबहुँ जननि मुख पेखत री ॥। 
लटकन लटकत ललित भाल पर काजर बिन्दु श्रुव ऊपर री । 
वह सोभा नेननि भरि देखें नहिं उपमा कहुं भू पर री ॥ 
कबहुंक दौर घुटरुवन लटकत गिरत परत फिरि धावत री । 


सूरदास 40]. 


है, 


इतते ननन्‍्द बुलाइ छेत हें उतते जननि बुलावति री॥ 
दंपति होड़ करत आपुस में इ्याम खिलौना कीनो री। 
“सूरदास” प्रभु ब्रह्म सनातन सुत हितकरि दोउ लीनो री ॥॥ 


द्‌ 
गहे अंगुरिया तात की नंद चलन सिखावत । 


अरबराई गिरि परत हूँ कर टेकि उठावत्त ॥ 
बार बार बकि श्याम सों कछ बोल बकावत । 
दृहंधा दोउ दंतुली भई' भ्रति मुख छवि पावत ॥ 
कबहुं कान्ह कर छांडि नंद पगद् करि धावत। 
कबहुं धरणि पर बंठि के मन महं कछ गावत ॥ 
कबहुँ उलटि चलें धाम को घुटरुन करि धावत । 
'सूर श्याम मुख देखि महर मन हर्ष बढ़ावत ॥ 
3 
मेया कबहि सो चोटी । 
कितीवार मोहि दूध पियत भइ यह अजहूं हे छोटी ॥ 
तू जो कहृति बल की बनी ज्यों हे है लांबी मोटी। 
काड़त गृहत नहावत ओछत नागिन सी भ्वें लोटी ॥ 
काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी । 


“मर इयाम चिरजीवो दोऊ भैया हरि हलधर की जोटी ॥ 
प् 
खेलत अरब. मेरी जात बलेया। 


जबहि मोहि देखत लरिकन संग तबहिं खिफत बल भैया ॥ 
मोसों कहत तात बसुदेव को देवकी तेरी मैंया। 
मोल लियो कछ दे बसुदेव को करि करि जतन बढेया ॥ 
अब बाबा कहि कहत नंद को यसुमति को कहै मेंया। 
ऐसेहि कहि सब मोहि खिफावत तब उठि चलो खिसेया ॥ 
पाछे नंद सुनत हें ठाढ़े हंसत हंसत उर लेया। 
“भर” नंद बलिरामहि घिरयों सुनि सन हरख कन्हेया ॥ 


है८९ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


| आए -) 
कमलनयन कछू करो बियारी। 
लुचुई लपसी सद्य जलेबी सोइ जेबहु जो लगे पियारी ॥ 
बेवर मालपुआ मृतिलाडू सुधर सजूरी सरस सवारी। 
दूध बरा उत्तम दधि बाटी दाल मसूरी की रूचि न्यारी॥ 
आछो दूध औ्रौटि धौरी को में ल्याई रोहिणि महतारी। 
“सूरदास” बनराम श्याम दोउ जेवे है जर्नान जाइ बलिहारी ॥ 
है हक  ) 
जेबत श्याम नद की कनिया। 
कछक खात कछ धरनि गिरावत छवि मिरखत नदरनिया ॥। 
बरी बरा बेसन बहु भातिन व्यजन विविध अनगनिया। 
डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दनिया॥ 
मिश्री दधि माखन मिश्रित करि मुख नावत छविधनिया । 
आपुन खात नन्‍द मुख नावत सो सुख कहत न बनिया ॥ 
जो रस नन्‍द यशोदा बिलसत सो नहिं तिह भृवनिया। 
भोजन करि ननन्‍्द अ्चवन कियो मागत “सूर” जुठनिया ॥ 
( ११ ) 
चंद्र खिलौना लेहौ मेया मेरी, चद्र खिलौना लेहौ॥। 
धौरी को पय पानन करिहो बेनी सिर न गृथहौ। 
मोतिन मालन धरिहो उर पर भगुली कठ न लेहाँ।। 
जेहो लोट अभी घरनी पर तेरी गोदन ऐहौ। 
लाल कहेहौँ नद बबा को तेरो सुत न कहंहौ ॥ 
कान लाय कछ कहत यसोदा दाउहि नाहि सुनेही । 
चदा टू ते अभ्रति सुन्दर तोहि नवल दुलहिया ब्यहौ॥। 
तेरी सोह मेरी सुन मेया अबही ब्याहन जैहौं । 
“सूरदास” सब सखा बराती नूतन मगल गैहौ ॥ 


सूरदास 


8 
मेया मेरी, में नहि माखन खायो । 
भोर भयो गेयन के पाछे मधुबन मोहिं पठायो। 
चार पहर बंतीबट भटक्‍यो सांभ परे घर आयो ॥ 
में बालक बहियन को छोटो छीको किस बिध पायो | 
ग्वाल बाल सब बेर परे हे, बरबस मुख लपटायो ॥ 
तू जननी मत की अति भोरी इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कछ भेद उपज है जान परायो जायो॥ 
यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुतहि नाच नचायो । 
“सूरदास” तब बिहसि जसोदा ले उर कंठ लगायो॥। 
( ९३ ) 
मेया मे न चरेहो गाइ | 
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाईं पिराइ। 
जो न पत्याहि पूछ बलदाउहि अपनी सोंह दिवाइ ॥ 
में पठझवति अपने लरिका क्‌ आवे मन बहराइ। 
“सुर” इ्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाइ ॥ 
( ऐएैं४ ) 
नेना ढीठ अ्तिहो भए । 
लाज लकुट दिखाय त्रासी नेकहूं न नए॥ 
तोरि पलक कपाट घूषट झट मेटि गए। 
मिले हरि को जाइआतुर जे हे गुणनि मए ॥ 
मुकुट कुण्डल पीतपठ कटि ललित भेस ठए । 
जाइ लुब्धे निरखि वह छवि “सूर” नन्द-जए ॥ 
( १५ ) 
बिछरे श्री ब्रजराज आजु तौ नेनन ते परतीत गई। 
उठि न गई हरि संग तबहि ते ह्वै न गई सखि श्याममई ॥। 
रूप रसिक लालची कहावत सो करनी कछुवे न भई। 


(८७ 


सूरदास 


जब ते पनिघट जाऊं सखीरी वा जमुना के तीर। 
भरि भरि यमुना उमड़ि चलत है इन नैनन के नीर ॥ 
इन नेनन के नीर सखीरी सेंज भई घरनाव। 
चाहत हों ताही पे चढ़िके हरि जी के ढिग जावं ॥ 
लाल पियारे प्राण हमारे रहे अधर पर आय। 
“मृरदास प्रभु कुंज बिहारी मिलत नहीं क्यों धाय ॥ 

( १९ ) 

प्रीति करि काहू सुख न ल्यो | 

प्रीति पतंग करी दीपक सों आप प्राण ददह्यों॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों सम्पति हाथ गद्यो। 
सारंग प्रीति करी जो नाद सों सनन्‍्मख बाण सह्यो ॥। 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कछ क्यो । 
“सूरदास” प्रभु बिन दुख दूनो नेनन नीर बच्यो॥ 

( २० ) 

प्रीति तौ मरनऊ न बिचारे । 

प्रीति पतंग जोति पावक ज्यों जरत न आपु संभारे॥ 
प्रीति कुरंग नाद स्वर मोहित बधिक निकट ह्लै मारे। 
प्रीति परेवा उड़त गगन ते उड़त न आपु संभारे ॥ 
सावन मास पपीहा बोलत पिउ पिउ करि जो पुकार । 
“सूरदास” प्रभु॒ दरसन कारन ऐसी भांति बिचारे॥ 

६ ३६ ) 

जिन कोउ काहु के वश होहि। 

ज्यों चकोर दितकर वश डोलत मोह फिरावत मोहि ॥। 
हम तो रीक लटू भइ लालन महा प्रेम जिय जानि। 
बन्ध अबन्ध अ्रमति निशिवासर को सुरभावत्ति श्रानि | 
उरझे सग शप्रग अंग प्रति विरह बेलि की नाई। 
मृकुलित कुसुम नेन निद्रा तजि रूप सुधा सियराई ॥ 


१८९ 


१९० 


कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


गति श्राधीन हीन अति ब्याकुल कहा लो कहों बनाइ । 
ऐसी प्रीति करी रचना पर सूरदास” बलि जाडह़ ॥ 

( रे२ ) 

कद्यो कान्ह सुन यशुमति मैया । 

आवहिंगे दिन चार पाच मे हम हलधर दोउ भेया। 
म्रली वेत विषाण देखिये श्गी बेर सबेरो। 
ले जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलौना मेरो ॥। 
जा दिन ते तुमसे बिछूरे हम कोऊ न कहत कन्हया । 
भोराहि नाहि कछेऊ की नो साझ न पय पीयो ना घेया ।॥ 
कहत न बन्यो सदेशों मोपे जननि जितो दुख पायो । 
अब हम सों बसुदेव देबकी कहत आपनो जायो॥॥ 
कहिये कहा नन्‍्द बाबा सों बहुत निठर मन कीनो । 
“सूर” हमहि पहुचाइ मधृुपुरी बहुरों सोध न लीनो ।। 

( २३ ) 


मधुकर हम न होहि वे बेली । 


जिन भजि तजि तुम फिरत और रग करत कुसुम रस केली ॥॥ 


वारे ते वर बाजि बढी हे अरू पोषी पिय पानि । 
बिनु पिय परस प्रात उठिफलत होत सदा हित हानि ॥ 
है बेली विरहा बुन्दावन उरभी द्याम तमाल। 
पुहुप बास रस रसिक हमारे विलसत मधुप गोपाल ॥ 
योग समीर धीर नहिं डोलत रूप डार ढिग लागि। 
“सूर” परागनि तजति हिये ते श्री गुपाल अनु रामि ॥ 
६ मा ॥) 
समृक्तमि न परत तुम्हारी ऊधो । 
ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागत बोलत बचन न सूधो ।॥ 
आपुन को उपचार करो कछ तब औरन सिख देह । 
बड़ो रोग उपज्यो है तुमको मौन सवारे लेह ॥ 


सूरदास 


वहाँ भेषण नाना विधि को अरु मर्धारिपु से है वैद । 
हम कातर डरपत अपने सिर यह कलंक है कैद ॥ 
सांची बात छांड कत भूठी कहो कौन विधि सुनहीं । 
“सूरदास” मुकताहल भोगी हंस ज्वारि को चुनहीं ॥ 
( २५ ) 
अंखियां हरि दरसन की प्यासी । 
देख्यों चाहत कमलनेन को निसिदिन रहत उदासी ॥ 
आये ऊधो फिरि गये आ्रांगन डारि गये गर फांसी । 
केसरि को तिलक मोतिन की माला बन्दावन को वासी ॥ 
काहू के मन की कोऊ न जानत लोगन के मन हांसी । 
सूरदास प्रभ तुमरे दरस को जाइ करवट लयों कासी ॥ 
६. 
ऊधो अखियां अति अनुरागी । 
इकटक मग जोवति अरु रोवति भूलेहु पलक न लागी ॥ 
बिन पावस पावस्त ऋतु आई देखत हैं विदमान । 
अब धों कहा कियो चाहत हूँ छाड़हु निर्गुन ज्ञान ॥ 
सुनि प्रिय सखा श्यामसुन्दर के जानत सकल सुभाइ। 


+५३ 


जैसे मिले सूर के स्वामी तेसी करहु उपाइ ॥ 
( २७ ) 
हमको हरि की कथा सुनाउ | 
ये आपनी ज्ञान गाथा अ्रलि मथ्रा ही ले जाउ॥ 
वे नर नारिन ही समुभहिंगी तेरो बचन बनाउ। 
पालागों ऐसी इन बातनि उनहीं जाइ रिराउ ॥ 
जो शुचिसखा द्यामसुन्दर को अरु जिय श्रति सतिभाउ । 
तो बारक आतुर इन नैेनन वह मुख आनि दिखाउ।॥। 
जो कोउ कोटि करे कैसे ह विधि विद्या व्यसाउ | 
तो सुन “सूर” मीन को जल बिन नाहि न और उपाउ ॥ 


१९१ 


है९२ कविता-कौमदी, पहला भाग 


5 


मी 
ऊधो जी हमहि न योग सिखेये । 
जेहि उपदेश मिले हरि हमको सो ब्रत नेम बतैये 
मुक्ति रहो घर बैठि आपये निरगुन सुतत दुख पये 
जेहि सिर कंस कुसुम भरि गूथे तेहि केसे भसम चढ़ेवे 
जानि जानि सब मगन भये हे आपुत आपु लखेंये 
“सूरदास” प्रभु सुनत न वा बिधि बहुरि किया ब्रज ऐये 
( २६ ) 
| ऊधो कहा मति दीनन्‍्हो हमहि गोपाल । 
ग्रावहु री सखी सब॒ मिलि बेठो जो पावे नदलाल || 
'घर बाहर ते बोलि लेहु सब जावदेक ब्र॒जबाल। 
कमलासन बेठहु री माई मूदहु नेन विशाल || 
घटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कछु नहिं भ्राई। 
सुन्दर ब्याम कमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई ।॥॥। 
फिरि भई मगन विरह सागर में काहुहि सुधि न रही । 
प्रण प्रेम देखि गोपिन को मधुकर मौन गही ॥ 
कछु ध्वनि सुनि स्रवनन चातक की प्रान पलटि नन्‌ आये। 
“सर” सो अब के टेरि पपीहँ विरही मृतक जिवाये ॥ 
( ३० ) 
मुख देखे की कौन मिताई । 
जैसे कृपनहि दीन मागनों लालच लीने करत बडाई ॥। 
प्रीतम सो जो रहे एक रस निसिवासर बढ़ि प्रेम सवाई। 
चित महि और कपट अन्तर्गत ज्यो फलखीर नीर चिकनाई ॥ 
तब वह करी नन्‍्द ननन्‍दन अलि बन बेली रसरास खिलाई। 
प्रब यह कितही दूर मधपुरी ज्या उड़िभवर बेल तजि जाई ॥ 
योग सिखाये क्यो मनमाने क्योज्ब ओसकन प्यास बुझाई। 
“सूरदास” उदास भई हम पूरब प्रीति उघरि निज आई || 


अभष्शकककरी। 


| 


अफजफाब्का कभाकाबाह 
पपकरक, 


सूरदास 


( ३१ ) 
ऊघो योग योग हम नाहीं। 

अबला सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान धराहों 
ते ये मूंदन नेन कहत हैं हरि मूरति जा माही 
ऐसी कथा कपठ की मधुकर हमतें सुनी न जाही 
ख्रवन चीर अरु जटा बंधावहु ये दुख कौन समाही 
चदन तजि अंग भस्म बतावत विरह अनल श्रति दाही 
योगी भरमत जेहि लगि भूले सो तो है पश्रपु माही 
'स्रदास" ते न्यारे न पल छिन ज्यों घट तें परदाही 

हा ॥) 

कहां लो कीज बहुत बड़ाई । 

अति अ्रगाध मन अ्रगम अगोचर मनसो तहां न जाई 
जाके रूप न रेख बरन बपु नाहिन सद्भत सखा सहाई 
ता निर्गुण सों नेह निरन्तर क्‍यों निबहे री माई 
जल बिन तरंग भीति बिन लेखन बिन चेर्ताह चतुराई 
या ब्रज में कछ नहीं चाह है ऊधो आनि खुनाई 
मन चुमि रह्यों माधुरी मूरति अंग अंग उरभाई 
सुन्दर ब्याम कमल दल लोचन “सूरदास” सुखदाई 

( रेरे ) 

कहत कत परदेसी की बात । 

मन्दिर अरध अवधिबदि हम सों हरि अहार चलि जात ।। 
शशि रिपु बरषसूर रिपु यूगवर हर रिपु किये किरे घात । 
मघपचक ले गये इ्यामघन आइ बनी यह बात ॥ 
नखत वेद ग्रह जोरि श्रद्ध॑ करि को बरजे हम खात । 
“सूरदास” प्रमु तुमहि मिलन को कर मीजत पछितात ॥ 

( ३४ ) 

ऊधो जो तुम हर्माह बतायो । 


अदरक, अकमनाइट, _अरकलन्‍पत- अनया, _अन्‍्कलकान अजममन्के 5 
अकममरमक, हल सनम १७७७र्श 


#अमकाकादी 


नगद, अरन्‍न्‍०+, _समममलत. 
नकल, 


| 


१९४ कविता-कौम्‌दी, पहला भाग 


सो हम निपट कठिनई करि करिया मन को समुझायों || 
योग याचना जबहि अगह गहि तबहीं हैं सो ल्यायो। 
भटक परयो बोहित के खग ज्यों फिरि हरि ही प॑ आयो ॥॥ 
झब के तो सोई उपदेशो जेहि जिय जाय जिग्मायो | 
बारक मिले “सर” के प्रभु तौ करों आपनो भागों ॥ 
( रे४ ) 
मधुकर इतनी कहियहु जाइ । 
ग्रति कृसगात भई ये तुम बिन परम दुखारी गाय | 
जल समूह बरसत दोउ आंखें हंकति लीने नाउं । 
जहाँ जहाँ गोदोहन कीनों सूंघति सोई ठाउं ॥ 
परति पछार खाइ छिनहीं छिन प्रति आतुर छ्वै दीन । 
मानहु 'सूर” काढ़ि डारी हूँ बारि मध्य तें मीन ॥ 
( रे६ ) 
जाके रूप बरन बपु नाहीं । नेन मूंदि चितवो चित मांहीं ॥ 
हृदय कमल में ज्योति बिराजे । अनहद नाद निरन्तर बाजे ॥॥ 
इड़ा पिगला सुखमन नारी । सहजयु तामें बसे म्रारी ॥ 
माता पिता न दारा भाई । जल थल घठ-घट रह्यो समाई ॥ 
इहि प्रकार भव दुख सरि तरह । योग पंथ क्रम क्रम अनुसरह ॥ 
( रे७ ) 
प्रेम प्रेम तें होय , प्रेम तें पर है जीये। 
प्रेम बंधो संसार , प्रेम परमारथ लहिये॥ 
एके निदचय प्रेम को , जीवन मुक्ति रसाल। 
सांचो निरचय प्रेम को , जिहि रे मिले गोपाल ॥ 
ऊधो कहि. सतभाय , न्याय तुम्हरे मुख सांचे । 
योग प्रेमस कथा , कहो कंचन की कांचे ॥ 
जाके पर है हजिये , गहिये सोई नेम । 
मधुप हमारी सों कहो , योग भलो या प्रेम ॥॥ 


सूरदास 


सुनि गोपी के बेन , नेम ऊधो के भूले। 
गावत गृुन गोपाल , फिरत कुंजन में फूले ॥ 
खिन गोपी के पां परें , धन्य सोइ है नेम। 
धाइ धाइ द्रुम भेंटहीं, ऊधो छाके प्रेम ॥ 
धति गोपी धनि ग्वाल , धन्य सुरभी बनचारी। 
धनि यह पावन भूमि , जहाँ गोविंद अभिसारा ॥ 
उपदेसत आये हुते , मोहि भयो उपदेस। 
ऊधो यदुपति पे चले , धरे गोप को भेंस ॥ 
भूले यदुपति नाव॑ , कहो गोपाल गोसाई। 
एक बार ब्रज जाहु , देहु गोपिन दिखराई 
वुन्दाबन सुख छांड़ि के , कहां बसे हो आइ। 
गोबद्धंन प्रभु जानि के , ऊधो पकरे पाइ॥ 
ऊधो ब्रज को नेम , प्रेम बरनो सब आई। 
उमग्यो नेनन नीर , बात कछ क्यो न जाई ॥ 
“सूर” द्याम भूलत भये , रहे नेन जल छाइ। 
पोंछि पीतपट सों कह्यों , भल आये योग सिखाइ ॥। 
६ रैक. ) 
कहां लौं कहिये ब्रज की बात । 
सुनहु श्याम तुम बिन उन लोगन जेसे दिवस बिहात ७४ 
गोपी गाइ ग्वाल गोसुत वे मलिन बदन कुंस गात । 
परम दीन जन सिसिर हिमी हत अंबुज गत बिन पात ॥ 
जाकहुंँ आवत देखि दूरते सब पूछति कुसलात। 
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरनन लपटात ॥ 
पिक चातक बन बसन न पावहि बायस बलिहि न खात । 
“सूर” श्याम संदेसन के डर पिथिकन उहि मग जात ॥। 


( २९ ) 
सुन ऊधो मोहिं नेक न बिसरत वे ब्रजवासी लोग | 


१९३. 


१९६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


तुम उनको कछू भली न कीनी निसिदिन दियो बियोग ॥। 
यदपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राजसुख भोग ' 
तद्यपि मनहि बसत बशीवंट ब्रज यसुना संयोग ।॥ 
बे उत रहत प्रेम अवलम्बन इतते पठयो योग। 
“सर” उसास छांडि भरि लोचन बढो विरह ज्वर सोग ।। 
। ( ४०6 ) 
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। 

चुन्दाबन गोकुल तन आवत सघन तृणन की छाही ।। 
ग्रात समय माता यसुमति श्रस नन्‍्द देख सुख पावत । 
साखन रोटी दह्यो सजायो श्रति हित साथ खवबावत || 
गोपी' ग्वाल बाल सग खेलत सब दिन हसत खिरात । 
“स्रदास” धनि धनि ब्रजवासी जित सो हसत ब्रजनाथ । 


( ४१ ) 
हरि बिन कौन दरिद्र हरे । 
कहत सुदामा सुन सुन्दरि जिय मिलन न हरि बिसर || 
और मित्र ऐसे समया मह कत पहिचान करे। 
बिपति परे कुसलात न बे बात नहीं उचर || 
उठिके मिले तदुल हम दीने मोहन बचन फूरे। 
सूरदास” स्वामी की महिमा टारी विधिन टरे॥। 


४ अ) 
और को जाने रस की रीति। 
कहा हो दीन कहां त्रिभुवनपति मिले पुरातन प्रीति ।। 
चतुरानन सन निमिष न चितवत इती राज की नीति । 
मोंसे बात कही हिरदय की गये जाहि युग बीति ॥ 
'बिनु गोबिन्द सकल सुख सुन्दरि भुस पर की सी भीति । 
'हो कहा कहो “सूर" के प्रभु की निगम करत जाकी क्रीत |॥। 


सूरदास 


( ४३ ) 
नेना भये अनाथ हमारे । 

मदन गोपाल वहां तें सजनी सुनियत दूरि सिधारे ॥ 
वे जल सर हम मीन बापुरी कैसे जिवहिं निनारे। 
हम चातक चकोर श्यामघन बदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मलुबन बसत आस दरसन की जोई नैन मंग हारे । 
सूरज” श्याम करी पिय ऐसी मृतकहु ते पुनि मारे ॥ 

( ४४ ) 

रुकमिनि मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 

वा कीड़ा खेलत यमुना तट विमल कदम की छाहीं ॥ 
सकल सखा अरु नन्‍्द यसोदा वे चिततें न टराही। 
सुत हित जानि नन्द प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाही ॥ 
यद्यपि सुखनिधान द्वारावति तउ मन कहुं न रहाहीं । 
“म्रदास” प्रभु कुजबिहारी सुमिरि सुमिरि पछताही ॥ 


१) 
सखीरी श्याम सबे इक सार। 
मीठे बचन सुहाये बोलत अन्तर जारनहोर ॥ 
अवर कुरंग काम अरु कोकिल कपटिन की चटसार $ 
सुनहु सखी री दोष न काहु जो बिधि लिखों लिलार ॥ 
उमड़ी घटा नाखि श्रावे पावस प्रेम की प्रीति अपार । 
“सूरदास” सरिता सर पोखत चातक करत पुकार ॥ 
( ४६ ) 
सखीरी इ्याम कहा हित जाने । 
कोऊ प्रीति करे कंसेह वे अपनो गुन ठाने ॥ 
देखो या जलधर की करनी बरसत पोषे श्राने । 


“सूरदास” सरबस जो दीज कारो कृतहि न माने | 


१९७: 


श्श्द 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


४७ 
मेरे कुंआर कान्ह बिनू सब कुछ वेसहि धरयो रहे । 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गहें॥ 
सूने भवन यसोदा सुत के गुन गुनि सूल सहे। 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारिनि उरहन कोउ न कहें ॥ 
जोब्रज में आनन्द हो तो मुनि मनसाहू नगहं। 


“सूरदास” स्वामी बिनू गोकुल कौड़ीहू न लहे॥ 
है ६ 


जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। 
के घर घर भरमत यदुपति बिन के सोवत की वसे ॥ 
के कहुँ खान पान रसनादिक के कहुं बाद अनंसे । 


'क कहुं रंक कहूं ईश्वरता नट बाजीगर जैसे ॥ 


चेत्यो नहीं गयो टरि अवसर मीन बिना जल जेसे । 
यह गति भई “'सूर” की ऐसी श्याम मिलें धों कैसे ॥ 


४६ ) 
काया हरि के काम न आई। 


“भाव भक्ति जहं हरियश सुनयो तहां जात अलसाई ॥ 


लोभातुर हू काम मनोरथ तहां सुनत उठि घाई। 
चरन कमल सुन्दर जहूं हरि को क्‍योंहूं न जात नवाई ॥ 
जब लगि श्याम अंग नहिं परसत आंखें जोग रमाई। 
“सूरदास” भगवंत भजन बिनु विषय परम विष खाई ॥ 


० 
सब दिन गये विषय के हेत। 


तीनौपन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत॥ 
आंखिन अन्ध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरन समेत ॥ 
“गंगाजल तजि पियत कपजल हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
राम नाम बिन क्‍यों छूटोगे चन्द्र गहे ज्यों केत। 
सूरदास” कछु खर्च न लागत राम नाम मुख लेत ॥। 


सूरदास 9९९ 


( ११ ) 
जो तू राम नाम चित धरतो। 

अबको जन्म आगलो तेरो दोऊ जन्म सुधरतौ॥ 
यम को त्रास सबे मिटि जांतो भक्त नाम तेरो परतौ । 
तंदुल धृत संवारि श्याम को सत परोसो करतौ॥ 
होतो नफा साधु की संगति मूल गांठते टरतौ। 
“सूरदास” बेकुण्ठ पेठ में कोऊ न फेंट पकरतौ ॥ 

( #रे ) 

दो मे एको तो न भई। 

ता हरि भजे न गृह सुख पाये वृथा बिहाय गई ॥ 
ठानी हुती और कछ मन में औरे झानि भई। 
ग्रविगत गति कछु समुझ्ि परत नहिं जो कछ करत दई ॥। 
सुत सनेह तिय सकल कुटुम मिलि निसिदिन होत खई। 
पद नख चंद चकोर विमुख मन खात अंगार भई ॥ 
विषय विकार दवानल उपजी मोह बयार बई। 
अमत भ्रमत बहुते दुख पायो अजहुंन टेव गई ॥ 
कहा होत श्रब के पछताने होती सिर बितई। 


० मी] 


“सूरदास” सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई॥ 
ही .) 
अदभुत एक अनूपम बाग। 
जुगुल कमल पर गजवर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
हरि पर सरवर,सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग । 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर ताहू पर श्रमृत फल लाग ॥ 
फल पर पुहुप,पुहुप पर पालव, ता पर सुक,पिक, मृगमद, काग । 
खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर यक मनिधर नाग॥ 
अग अंग प्रति और और छवि उपमा ताको करत न त्याग । 
“सूरदास” प्रभु पियहु सुधारस मानहु अ्रधरन को बड़ भाग ॥। 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


( शेड ) 
ग्रापको आपनहीं बिसरो | 
ज॑से स्वान कांच के मन्दिर अ्रमि भ्रमि भूंकि मरो + 
ज्यों केहरि प्रतिमा के देखत बरबस कूप परो॥ 
मरकट मूठि छोड़े नहीं दीनी घर घर द्वार किरो। 
“सूरदास” नलिनी के सुवना कह कोने पकरो | 
( ४५ ) 
प्रभु मोरे भ्रवगुन चित न घरो । 
समदरसी हैं नाम तिहारो चाहे तो पार करो || 
इक नदिया इक नार कहावत मेलोहि नीर भरो । 
जब दोनों मिल एक बरन भये सुरसरि नाम परो ॥! 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो । 
पारस गुन झ्वगुन नहिं चितवे कंचन करत खरो ।॥ 
यह माया भ्रम जाल कहावे “सूरदास” सगरो । 
ग्रबकी बार मोहि पार उतारो नहि प्रन जात टरो ॥। 
( ह॥#६ ) 
जा दिन मन पंछी उड़ि जेंहें। 
ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात भरि जेंह ॥॥ 
घर के कहें बेग ही काढ़ों भूत भये कोउ खेंहें। 
जा प्रीतम से प्रीति घनेरी सोऊ देखि डरेहें 8 
कहूं वह ताल कहाँ वह सोभा देखत घूर उड़हें। 
भाई बंध कुटुम्ब कबीला सुमिरि सुमिरि पछतेहे 
बिन गोपाल कोऊ नहिं अपना जस कीरति रहि जेहे 
सो तो 'सूर” दुर्लभ देवन को सतसंगति में पैहै 
( ४७ ) 
छाड़ मन हरि बिमुश्वन को संग। 
जाके संग कुब॒ुद्धी उपजे परत भजन में भंग ।॥ 


अकोकननक,. 


|; 


| 


खे्मकल, 


सूरदास २०१ 


कागहि कहा कपूर खवाये स्वान नहवाये गंग । 

खर को कहा अरगजा लेपत मरकट भूषण अंग ॥ 

पाहन पतित बान नहिं बंधत रीतो करत निषंग । 

“स्रदांस”खल कारी कामरि चढ़त न दूजो रग॥ 

( दोहे ) 

भौरा भोगी बन श्रम , मोद न माने ताप। 
सब कुसुमनि मिल रस करे , कमल बँधारे झ्राप॥ १ ॥ 
सुनि परमित पिय प्रेम की , चातक चितवत पारि। 
घन आशा सब दुख सह , अंत न याँचे बारि॥ २॥ 
देखो करनी कमल की , कीनों जल सों हेत। 
प्राण तज्यों प्रेम न तज्यो , सूख्यो सरहि समेत ॥| ३ ॥ 
दीपक पीर न जानई , पावक परत पतछ्ु। 
तनु तो तिहि ज्वाला जरचो , चित न भयो रस भज् ॥ ४ ॥ 
मीन वियोग न सहि सके , नीर न पूछे बात। 
देखि ज॒ तू ताकी गतिहि , रति न घटे तन जात ॥ ५ ॥ 
प्रीति परेवा की गनो , चाहत चढ़न अ्कास। 
तहं चढ़ि तीय जु देखिये , परत छांड उर स्वांस ॥ ६ ॥ 
सुमर सनेह कुरज़् को , पवन न राच्यो राग। 
घरिन सकतपग पछपतनों , सर सनमुख उर लाग॥ ७ ॥ 
सब रस को रस प्रेम हैं , बिषपी खेले सार। 
तन,मन, धन, यौवन खिसे , तऊ न माने हार॥ 5 ॥ 
ते जू रत्न पायो भलो , जान्यो साधु समाज। 
प्रेमकथा श्रनुदिन सुनी , तऊ न उपजी लाज॥ ९ ॥ 
सदा संघाती आपनो , जिय को जीवन प्रान | 
सो तू बिसरभों सहज ही , हरि ईदवर भगवान ॥ १० ॥ 
वेद पुरान स्मृति सबे , सुर नर सेंवत जाहि। 
महामूढ़ अज्ञान मति , क्यों न संभारत ताहि॥ ११ ॥ 


२०२ 


कविता-कौम्‌दी, पहला भाग 


खग मृग मीन पतंगर लाँ , 
जल थल जीव जिते तिते , 


प्रभु पुरन पावन सखा , 


परम दयालु कृपाल प्रभु , 
गर्भवास श्रति च्ास में 
सुनि सठ तैरो प्रानपति 
दिना राति पोखत रह्मो 


असन बसन बहुबिधि दिये 
मात पिता भेया मिले , 
सजन कुटुम परिजन बढ़े , 
महामूढ़ विषयी भयो 


रैँ 


रै 


खान पान परिधान रस , 
ज्यों बिट परि परतीय बस , 
जैसे सुख ही मन बढयो , 
धूम बढ़यो लोचन खसयो , 
जम जान्यो सब जग सुन्यो , 


बीच न काहू तब कियो , 
कह जानो कहँवा मुवो , 
हरिसों हेत बिसारि के , 


जो प॑ जिय लज्जा नहीं , 
एकहु भ्रंक न हरि भजे , 


रै 
रैँ 


वा दुख तैं तोहि काढ़ि के , 
जिन जड़ ते चेतन कियो , 
चरन चिकुर कर नख दिये , 


अरे 


में सोबे सब ठोर। 
कहों कहां लगि और ॥ १२ ॥ 
प्राननह को नाथ । 
जीवन जाके हाथ ॥ १३ ॥ 
जहां न एको अंग। 
तहां न छांड्यो संग ॥ १४ ॥ 
ज्यों तंबोली पान । 
ले दीनो पथ मान॥ १४ ॥ 
रचि गून तत्व-विधान । 
नयन नासिका कान ॥ १६ ॥ 
गऔसर-ओऔसर ओआनि । 
नई रुचहि पहिचानि॥ १७ ॥ 
सुत दारा धन धाम। 
चित प्राकष्यों काम ॥ १८ ॥ 
यौवन गयो व्यतीत । 
भोर भये भयभीत ॥ १९ ॥ 
तेसे बढ़यो अनंग। 
सखा न सूझूयों संग ॥ २० ॥ 
बाढ़यो अभ्रजस अपार । 
(जब ) दूतनि काढ़चो बार ॥ २१। 
ऐसे कुमति कुमीच । 
सुख चाहत है नीच ॥ २२ ॥ 
कहा कहाँ सना बार। 
रे सठ सुर” गँवार ॥ २३ ॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी २०३ 


“ मत्निक मुहम्मद जायसी 


मलिक मृहम्मद जायसी का असली नाम मुहम्मद था। मलिक इनकी 
उपाधि थी, और जायस में रहने के कारण लोग इनको जायसी कहते 
थे। वास्तव में यह जायस के रहनेवाले न थे । पद्मावतके तेईसवे दोहे की 
पहली चौपाई---“जायस नगर धरम असथान्‌, तहां श्राइ कवि कीन्ह 
बखान” से स्पष्ट है कि ये कही बाहर से जायस में झ्राये श्रोर वहां इन्होंने 
पद्मावत लिखी । जायसी रायबरेली जिले में एक बड़ा कस्बा ग्लौर रेल 
का स्टेशन है । 

बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म-स्थान गाजीपुर है। ये एक 
दरिद्रकुल में उत्पन्त हुए थे | सात वर्ष की अ्रवस्था में शीतला निकलने 
से इनकी दाहिनी झ्रांख जाती रही और चेहरा भी ऊबड़खाबड़ होगया । 
इसी झ्रवसर में इनकी माता भी मर गई। पिता शीतला निकलने के 
पहले ही मर चुके थे । ये ग्रनाथ होकर साधु-फकीरों के साथ फिरने लगे 
ग्जौर उनकी संगति से ही इन्होंने बहुत-सी बाते सीखी | वेदान्त और 
योग-क्रिया की भी बहुत-सी बातें इनको मालम थीं। पद्मावत में स्थान- 
स्थान पर इन्होंने भ्रपने इस ज्ञान का परिचय दिया है। अखरावट में तो 
वेदान्त ही की चर्चा मुख्य है । 

योगी समझकर बहुत से लोग इनके शिष्य होगये । शिष्य लोग 
इनके बनाये हुये बारहमासों को गाया करते थे। इनका एक चेला अमेठी' 
आया । वह इनका बनाया हुझ्ना नागमती का बारहमासा गा-गाकर घर- 
घर भीख मांगा करता था। एक दिन श्रमेढी के राजा ने भी उसे सुना । 
उन्हें वह बहुत पसंद आया । खासकर इस दोहे ने तो उनके हृदय पर 
बहुत ही प्रभाव डाला -- 

“कंबल जो बिगसत मानसर , बिनु जल गयउ सुखाइ । 
सूख बेलि फिर पलुहइ , जउ पिउ सींचइई आइ ॥” 
राज। ने उस चेले से बारहमासे के रचयिता का परिचय पाकर मलिक 


२०४ . कविता-कौमुदी, पहला भाग 


मुहम्मद को लाने के लिए अपना एक सरदार भेजा। तब से मलिक 
मुहम्मद अमेठी में रहने लगे । राजा को कोई संतान न थी। मलिक 
मुहम्मद की कृपा से उनका वंश चला । तब से इनका बहुत आदर होने 
लगा । वहीं पर इनका देहान्त भी हुआ । राजा ने अपने महल से उत्तर 
की ओर थोड़ी दूर पर इनकी कब्र बनवादी, जो श्रब तक हैं । 


एक दिन अवध के एक रईस ने इनके चेहरे को देखकर ठटठा मार- 
कर हंस दिया । इस पर इन्होंने बड़े धैय्य॑ से कहा-- 
“मोहि का हँससि कि कोहरहि" 
श्र्थात्‌ मेरी हँसी उड़ाते हो या उस कुम्हार की, जिसने मुझे ऐसा 
कुरूप गढ़ा हैं ? इस पर रईस साहब बहुत शमिन्दा हुए औश्रौर इनका परि- 
चय पाकर उन्होंने अपने अपराध की क्षमा मांगी । 


जायसी के जन्म-मरण की ठीक तिथि का पता नहीं चलता । पतद्मा- 
वत में उसका रचनाकाल हिजरी सन्‌ ९२७ (सं० १५८४) दिया हुआ्रा 
दे । इससे इनके समय का अनुमान किया जा सकता है । 


जायसी ने दो पुस्तकें पद्य में लिखीं, एक पद्मावत और दूसरी अख- 
रावट । पद्मावत में रानी पद्मावंती की कहानी बड़ी कुशलता से लिखी 
गई है । यद्यपि उसकी भाषा जायस के आसपास की देहाती है, परन्तु 
उसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा भ्रादि का बहुत सुन्दर समावेश हुआ्रा 
है। सारी कथा दोहे-चौपाई में है। मुसलमान होने पर भी प्रसंग के 
अनुसार हिन्दू देवताश्रों के प्रति भक्ति का वर्णन करने में जायसी ने बड़ी 
उदार-हृदयता का परिचय दिया है। एक मुसलमान के द्वारा हिन्दी-भाषा 
की ऐसी सेवा होनी बड़े हर्ष की बात हैं । 


अखरावट पद्मावत के बाद बना । अखरावट में क से लेकर प्राय: 
सभी अक्षरों पर कविता की गईं है । इसमें ईश्वर की स्तुति और संसार 
की अ्रसारता बतलाई गई हैँ । 

जायसी की कविता का कुछ नमूना हम श्रागे प्रस्तुत करते हँ--- 


मलिक मुहम्मद जायसी 


राजा का स्वगंवास ( पद्मावत से ) 


तौलहि श्वास पेट महँ अही । 
काल आइ देखलाई सांटी । 
काकर लोग कुटुम घर बारू । 
वही घड़ी सब भयो परावा । 
रहि जे हितू साथ के नेगी । 
हाथ भार जस चले जुवारी । 
जब लग जीव रतन सब काहा । 


गढ़ सौंपा तेहि बादल 
छोड़ी राम प्रयोध्या 


पद्मावति पुनि पहरि पटोरा । 
सूरज छिपा रयनि ह्लै गई । 
छोरे केश मोति लठ छूटी । 
सेंदुर परा जो शीस उधारी । 
यही दिवस हों चाहत नाहीं । 
सारस पंखि नहि जिये निरारे । 
न्योछावर की तन छहराऊं । 

दीपक प्रीति पतंग ज्यों , 

न्योछावर चहुंपास ही, 


पद्मावत का 


नागमती प्मावत रानी । 
दोउ सौत चढ़ खाट जो बठी । 
बैठो कोइ राज' श्री पाठा। 
चन्दन श्रगर काढ़ सर साजा । 
बाजन बाजहि होय श्रगोता । 


। 


जोलहि दशा जी उ की रही ॥ 
उठि जिय चला छांड़ के माटी ॥। 
काकर अभ्रर्थ द्रव्य संसारू ॥॥ 
ग्रपन सोइ जो परसा खावा ॥। 
सब लागि काढ़न तेहि बेगी ॥। 
तजा राज हल चला भिखारी ॥| 
भा बिन जीव न कौड़ी लाहा ।॥। 
गये टेकत बसुदेव। 

जो भाव सो छेव॥ 


चली साथ पिय के ह्व॑ जोरा ॥ 
पूनो शशि सो भ्रमावस भई ॥ 
जानो रयनि नखत सब छूटी ॥ 
आग लाग चहि जग अंधियारी ॥ 
चलो साथ पिय दे गलबाहीं ॥ 
हों तुम बिन का जियों पियारे ॥ 
छार होऊँ संग बहुर न आाऊं ॥ 


जन्म निबाह करेउं। 
कंठ लाग जिय देउं॥ 
सती होना 


दोउ महासत सती बखानी ॥ 
भो शिवलोक परा तहँ दीठी ॥ 
अन्त सबे बेंठे पुनि खाटा ॥ 
श्ौर गति देय चले ले राजा॥।। 
दोउ कनन्‍्त. ले चाहें सोता |॥ 


२०५ 


२०६ 


एक जो बाजा भयो विवाहू । 
जियत जले जी कन्त की आसा । 
आज सूर दिन अ्ययी , 
गाज नाथ जिय दीजिये , 
सर रच दान पुन्य बहु कीन्हा । 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अ्रब दुसरे है और निबाहू ॥ 
मुये रहस बैठे इक पासा।॥ 
भ्राज रयनि शशि बड़े । 
भ्राज अगित हम जूड़ ॥। 
सात बार फिर भांवर लीन्हा ॥॥ 


एक जो भांवर भयो बियाही । श्रब दूमर है गोंहुन जाही ॥ 


जियत कनन्‍्त तुम हम गल लाई । 
ले सर ऊपर खाट बिछाईं । 
श्रौर जो गांठ कन्‍्त तुम जोरी । 
यह जगकाह जो अथहि न याथी । 
लागी कण्ठ अ्रंग दे होरी । 

राती पिय के नेह की , 

जो रे उबा सो अ्रथवा , 
वे सहगवन भई जिय आई । 
तब लग सो प्रवसर ह्लै बीता । 
शग्राय शाह जो सुना श्रखारा । 
छार उठाय लीन इक मूठी । 
सगरे कटक उठाई भाटी । 
जो लहि उपर छार नहिं पर । 
भा दहवा भा जूक असूमका । 

जून्हर भई सब इस्त्री , 

बादशाह गढ़ चुरा , 


मुये कण्ठ नहिं. छाड़हु साई ॥ 
पौढ़ी दोउ कब्त गल लाई ॥ 
आदि अन्त लहि जाय न छी री ॥ 
हम तुम नाह दोहू जग साथी ।। 
छार भई जर अंग न मोरी ॥ 
सस्‍्वग॑ भयी रतनार । 

रहा त कोई संसार॥ 
बादशाह गढ़ छेका थाई।॥ 
भये अलोप राम औ सीता ॥ 
ही गइ रात दिवस उंजियारा ॥ 
दीन्हू उड़ाई पिरथबी भूंठी ॥ 
पुल बांधा जहूं जहूं गढ़ घाटी ॥। 
तो लहि यह तृष्णा नहिं मरे ॥ 
बादल आय पंवर पर जूका ।। 
पुरष भये संग्राम । 
चितौर भा इसलाम ॥। 


में यह अर्थ पण्डितन बूका । कह कि हम कुछ और न सूका ॥ 


चोदह भवन जोहत उपराहीं । 


सो सब मान्‌ृष के घट माहीं ।। 


तन चितोर मन राजा कीन्‍्हा । हिय सिहल बुधि पद्मिनि चीन्हा।। 
गुरू सुवा जेहि पंथ दिखावा | बिन गुरु जंगत सो निरगुन पावा॥। 


नागमती यह दुनिया धंधा । 


बाचा सोई न यह चित बन्धा ॥। 


मलिक मुहम्मद जायसी 


राघव दूत सोइ शैतान । 
प्रेम कथा यह भांति विचारू । 
तुरकी अरबी हिन्दवी 
जामें मारग प्रेम का , 


मुहमद कवि यह जोर सुनावा । 
जोरे लाय रक्त ले गये 
औ में जान गीत श्रस॒कीन्‍न्हा । 
कहाँ सो रतनसेन अरब राजा । 
कहाँ. अ्रला उदीन सुलतान्‌ 
कह सुरूप पतद्मावति रानी 
धन साई यह कीरति तासू । 

कंन जगत यश बेचा , 

जो यह पढ़ें कहानी , 
मुहमद वृद्ध बम जो भई। 
बल जो गयो के खीन शरीरू । 
दसन गये के बचा कपोला । 
बुधि जो गई दे हिय बौराई । 
श्रवण गये ऊंच जो सूना 
भंवर गये केसहि दे भुवा 
जो लहि जीवन जोबन साथा । 


है 


माया अलाउदीं सुलतानू ॥॥ 
बमक लेहु जो बूभहि पारू ॥ 
भाषा जेती आहि। 
सबे सराहें ताहि॥ 


सुना सो प्रेम पीर का पावा ॥ 
प्रेम प्रीति नयनाह जल भये ॥ 
की यह रीति जगत महू चीन्‍्हा ॥ 
कहाँ सुवा अ्रस बृध उपराजा ॥। 
कह राघव जेहि कीन्ह बखान्‌ ॥ 
कुछ न रही जग रही कहानी ॥। 
फूल मर पर मरे न बासू ॥ 
केन लोन यद्य मोल । 

हम संबरे दोउ बोल॥ 

योवन हन सो अवस्था गईं ॥ 
दृष्टि गई नयनहिं दे नीरू ॥ 
बैन गये अनरुच दे बोला ॥ 
गवे गयो तरिहत शिर नाई॥ 
स्याही गये सीस भा घूना॥ 


यौवन गयो जीत ले जूबा॥ 
पुनि सो मीच पराये हाथा॥ 


अखरावट 


ठा ठाकुर बड़ श्राप गोसाई । 
ग्रपुहि आप जो देखइ चहा । 
सबइ जगत दरपन के लेखा । 
आपुहि बन ओऔ आपु पखेंरू । 
आपुहि पुहुषप फूल बन फूले । 


जेइ सिरजा जग अ्रपनइ नाई ॥। 
आपन प्रभुता आपसे कहा ॥। 
आपुहि दरपन आपुहि देखा ॥। 
आपुहि सठउजा आपु अहेरू ॥। 
आपहि भंवर बासरस भूले ॥। 


आपुहि फल आपुहि रखवारा । आपुहि सो रस चाखनहारा ॥ 


२०७ 


र्ण्द कविता-कौमुदी, पहला भाग 


आपुहि घटघट महं सुख चाहइ । आपुहि आपन रूप सराहुई ॥ 
पानी महंं जस बुलला , तस यह जग उतराइ। 
एकहि आवत देखिये , एकहि जात बिल्ाइ ॥ 
सा साँसा जड़ लहि दिन चारी । ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी ॥ 
ग्रंध न रहहु होहु डिठिआरा । चीन्हि लेहु जो तोहि संवारा ॥ 
पहले से जो ठाकुर कीजिश्न ।अ्इसे जिश्रन मरन नहिं छीजिग्र ।। 
छाड़हु घिठउ अरु मछरी मासू । सूखे भोजन करहु गरासू ॥ 
दूध मास घिव करु न अहारू । रोटी सान करहु फरहारू ॥ 
यहि विधि काम घटावहु काया । काम क्रोध तिसना मद साया ॥ 
तब बइठउ बजरासन मारी । गहि सुखमना पिछला नारी ॥। 
प्रेम तन्तु तस लागि रहु , करहु ध्यान चित बांधि । 
पारधि जइस अहेर कहूं , लागि रहुइ सर साधि ॥॥ 


' नरोत्तमदास 


नरोत्त मदास कस्बा बाड़ी जिला सीतापुर के रहने,वाले ब्राह्मण थे । 
इतका जन्म सं० १५५४० के लगभग माना जाता हूँ । शिर्वासह सरोज में 
सं० १६०२ में इनका जीवित रहना लिखा है। यहे अच्छे कवि थे ।१५५८२ 
में इन्होंने सुदामा-चरित्र लिखा | इन्होंने प्रुवचरित्र भी लिखा था। 
सुदामा-चरित्र हमने देखा है । इनकी कविता बड़ी सुन्दर हैं। इनके 
सुदामा-चरित्र से कुछ नमूने यहां दिये जाते हँ--- 

लोचन कमल दुखमोचत तिलक भाल श्रवननि कुण्डल मुकुट धरे 
माथ हैं। ओढ़े पीत बसन गैरे में बेजयंती माल शंख चक्र गंदा और पद्म 
लिये हाथ हैं। कहत नरोत्तम संदीपनि, गुरू के पास तुमहीं कहत हम पढ़े 
एक साथ हैं। द्वारिका के गये हरि दारिद हरेंगे पिय द्वारिका के नाथ वे 
ग्रनाथन के नाथ हें ॥१॥ 

सिच्छक हों सिगरे ज़ग को तिय ताको कहा अ्रब देति है सिच्छा । 
जतप क॑ परलोक सुधारत संपति की तिनके नहिं इच्छा । 


नरोत्त मदास २०९ 


मेरे हिये हरि के पद पंकज बार हजार ले देखु परिच्छा। 
झ्रौरन को धन चाहिये बावरी बाँभव को धन केवल भिच्छा ॥२॥ 
दानी बड़े तिहुँ लोकन मे जग जीवत नाम सदा जिनको ले । 
दीनन की सुधि लेत भली बिधि सिद्धि करौ पिय मेरो मतो ले । 
दीनदयाल के द्वारन जात सो और के द्वार पे दीन ह्नै बोल । 
श्री जदुनाथ से जाके हितू सो तिहपन क्‍यों कन मांगत डोले ॥३॥ 


क्षत्रिन के प्रन॒ यूद्ध जूवा सजि बाजि चढ़े गज राजन ही। 
बेस को बानिज और कूृूर्षी, प्रन शृद्र के सेवन-साजन ही । 
बिप्रन को प्रन हैं जू यही सुख सम्पति सों कुछ काज नहीं । 


्े 
०] शव, 


की पढ़िबो के तपोधन है कन मांगत बांभने लाज नहीं ॥४॥ 


कोदो सवां जुरता भरिपेट न चाहति हौं दधि दूध मिठौती । 
सीत व्यतीत भयौ सिसियातहि हो हठती पे तुम्हें न हठौती । 
जो जनती न हितू हरि सो तो में काहे को द्वारिका पेलि पठौती । 
या घर तें न गयो कबहूं पिय ठूटो तवा अरु फूटी कठौती ॥५॥ 


छांड़ि सब तक तोहि लगी बक श्राठहु जाम यहेँ जक ठानी । 

जातहि देहे लदाय लढ़ा भरि लैहों लदाय यहे जिय जानी । 

पावें कहां ते अटारी अटा जिनके बिधि दीन्‍्ही है टूटी-सी छानी । 

जो पै दरिद्र लिखो है ललाट तो काहू पै मेटि न जात अजानी ॥६॥ 
फाठे पट टूटी छानि खायौ भीख मांगि आानि बिना जग्य बिमुख 

रहत देव-पित्रई । वे हें दीनबन्धु दुखी देख के दयाल हु हें दहें कछु भलो 

सो हौं जानत अगत्रई । द्वारिका लौं जात पिय ! केतो श्रलसात तुम काहे 

कौ लजात भई कौन-सी बिचित्रई। जो पै सब जन्म या दरिद्र ही सतायो 

तोपै कौन काज आइहे कृपानिधि की मित्रई ॥७॥ 

तें तो कही नीकी सुनि बात हित ही की यही रीति मितई की नित 

प्रीति सरसाइये । मित्र के मिलेते चित्त चाहिये परसपर मित्र के जो 

तो आपहू्‌ जेंवाइयें । वै हें महाराज जोरि बेठत समाज भूष तहां 


२१० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


यही रूप जाय कहा सकुचाइये । दुख सुख करि दिन काटे ही बनेंगे भूलि 
बिपति परे पै द्वार मित्र के न जाइये ॥८॥! 
बिप्र के भगत हरि जगत-बिदित-बन्ध लेत सब ही की सुधि ऐसे 
महादानि हैं । पढ़े एक चटसार कही तुम कैयो बार लोचन-अ्रपार वे तुम्हें 
ने पहिचानिहें। एक दीनबन्धु कृपासिन्ध फेर गुरूबन्धु तुम सम कौन दीन 
जाको जिय जानिहें। नाम लेत चौगुनी गये तें द्वार सौगनी सो देखत 
सहसगुनी प्रीति प्रभु मानिह ॥।९॥। 
द्वारिका जाहु जू द्वरिका जाहु जू आठहु जाम यह जक तेरे । 
जौ न कहो करिये तौ बड़ी दृख जैए कहां अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खरे प्रभु के छरिया तह भूपति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारी ते देखु बिचारिके भेट कौं चारि न चाउर मेरे ॥9 ०॥ 
यह सुनि के तब ब्राह्मती , गई परोसिनि पास। 
पाव सेर चाउर लिये , आई सहित हुलास ॥११॥ 
सिद्धि करी गतपति सुमिरि , बांधि दुपटिया खूंट। 
मांगत खात चले तहां , मारग बाली बूद ॥१२॥ 
मंगल संगीत धाम धाम में पुनीत जहां नाचें बारबध्‌ देवनारि 
अनुहारिका । घंटन के नाद कहूं बाजन के छाइ रहें कहूं पिक केकि पढ़ें 
सुक और सारिका । रतनन-ठाट हाट-बाठन में देखियत घूमें गज अस्व 
रथंपती नर-नारिका । दसो-दिसा भीर द्विज धरत न धीर मन उठति है 
पीर लखि बलबीर द्वारिका ॥१३॥ 
दीठि चकचोंधि गई देखत सुबनंमयी, एक तें सरस एक द्वारिका के 
भौन हैं । पूछे बिन कोऊ कहूं काहू सों न करे बात देवता-से बैठे सब 
साधि-साधि मौन हैँ । देखत सुदार्मे धाय पौरजन गहे पाय, “कृपा करि 
कहो कहां कीने बिप्र गोन हैं ?” 'घीरज अधीर के हरन पर-पीर के, 
बताओ बलबीर के महल यहां कौन हैं ॥१४॥” 
द्वारपाल चलि तहं गयो , जहां कृस्न जदूराय । 
हाथ जोरि ठांढ़ो भयौ , बोल्याौँ सीस नवाय ॥१५॥ 


न 


तरोत्त मदास २११ 


सीस पगा न भंगा तन में प्रभु जाने को आहि बसे केहि ग्रामा । 
धोती फटी-सी लटी-दुपटी श्ररु पांय' उपानह की नहिं सामा ।। 
द्वार खरो द्विज दुबंल एक रह्मो चकि सो बसुधा अ्रभिरामा । 
पूछत दीनदयाल के धाम बतावत श्रापनो नाम सुदामा ॥१६॥ 
लोचन पूरि रहे जल सों प्रभु दूरि ते देखत ही दुख मेठ्यो । 

सोच भयौ सुरनायक के कलपद्ुम के हिय मांभ खखेटयो ॥। 

कंप कुबेर हिये धर सो परसे पग जात सुमेर ससेट्यो। 

रंक तें राउ भयौ तबहीं जबहीं भरि प्रंक रमापति भेंटयो ॥१७॥। 


ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग॑ कंटक जाल लगे पुति जोये। 
हाय महा दुख पायो संखा तुम आये इते न किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा करता करिके करुनानिधि रोये । 
पानी परात को हाथ छयो नहिं नेनन के जल सों पग धोये ॥॥१८॥। 


तन्दुल तिय दीने हते , आगे धरियो जाय। 
देखि राजसम्पति विभव , दे नहि. सकत लजाय ॥॥१६९॥ 
प्रन्तरजामी आझाप हरि , जानि भगत की रीति। 
सुददद सुदामा विप्र सों , प्र जनाई प्रीति ॥२०॥ 
कछ भाभी हमको दियो , सो तुमः काहे न देत। 
चांपि पोढठरी कांख में , रहे कहो केहि हेत ॥२१॥ 
भ्रागे चना ग्रमात दये ते लये तुम चाबि हमें नहिं दीने। 
स्याम कही मुसकांय सुदामा सों चोरि की बानि में हौ जु प्रबीसे ॥। 
पोटरी कांख में चांपि रहे तुम खोलत नाहि सुधारत भीने | 
पाछिली बानि श्रजों न तजी तुम तैसेई भाभी के तन्दुल कीने ॥२२॥ 
खोलत सकुचत गांठरी , चितवत हरि की ओर। 
जीरन पट फटि छुटि परे , बिखर गये तेहि ठोर॥१३॥ 
तन्दुल मांगत मोहन विप्र संकोच ते देत नहीं अभि लाखे। 
है नहिं पास कछू कहि के तेहि गोपि घनी विधि बांख में राखे ॥ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सो लखि दीनदयालू उते यह चोरी करी तुम यों हंसि भाखे । 
खोलि के पोट अछोट मृठी गिरिधारन चाउर चाव सो चाखे ॥२४॥ 
कांपि उठी कमला मन सोचति मो सों कहा हरि को मन ऑऔंको । 
ऋद्धि कंपी सब सिद्धिकंपी नवनिद्धि कंपी ब्रह्मनायक धोको ॥। 
सोच भयो सुरनायक के जब दूसरी बार लयो भरि ऊरौंको । 
मेरु डरयो बकरसे जनि मोहि कुबेर चबावत चाउर चोंको ॥२५॥ 
हल हियरा में कान कानन परी है टेर भेटत सुदामे स्थाम बने न 


ग्रघातहीं । कहे नरोत्तम ऋद्धि घिद्धिन में सोर भयो ठाढ़ी थरहरे थौर 


सोचे कमला तहीं ॥ नवाकलोक नागलोक झोक-झग्रोक थोक-थोक ठाड़े 


थरहर मुख से कहें न बातहीं । हालो परच्ो लाकन में लालो परयो 
चक्रिस में चालो परदो लोगन में चाउर चबातही ॥|२६।। 


भौन भरो पकवान मिठाइन लोग कहे निधि हें सुखमा के । 
सांझ सबरे पिता अभिलाषत दाख न चाखत सिंधु छमा के ॥! 
बांभन एक कोऊ दुखिया सेर-पावक चाउर लायो समा के । 
प्रीति की रीति कहा कहिये तिहि बैठि चबांत हे कंत रमा के ॥२७॥ 
मूृठी तीसरी भरत ही , रुकुृमिनि पकरी बांह। 
ऐसी तुम्हें कहा भई , संपति की श्रनचाह ॥रदा। 
कही रुकुमिनी कान में , यह धौं कौन मिलाप । 
करत सुदार्माह आपसों , होत सुदामा आप ॥२९॥ 
हाथ गद्यो प्रभु को कमला कहे ताथ कहा तुमने चित धारी। 
तन्दुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी ॥ 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिचारी | 
रंकहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी ॥३०॥ 
रूपे के रुचिर थार पायस सहित सिता, जीती जिन सोभा है सरदह 


के चंद की। दूसरे पहिति भात सोंधों है सुरभि घृत, फूलेफूले फुलका 


.. 


प्रफूल्ल दुति मंद की ॥ पापर मुगौरी बरा ब्यंजन अनेक प्रीति, देवता 


नरोत्त मदास 


२१३ 


बिलोकि रहे देवकी के तंद की । या बिधि सुदामाजू को आछेके जेंवाय 
प्रभु पाले ते पछचावरि परोसी आनि कंद की ॥३१॥ 

कह्यो विश्वकर्मा को हरि तुम जाय करि नगर सुदामाजी को रचौ 
वेग अबही । रतन जठित धाम सुवरणमयी सब, कोट झौ बजार बाग 
फूलन के तबही ॥ कल्नव॒क्ष द्वार गज रथ असवार प्यादे कीजिये श्रपार 
दास दासी देव छबही ॥ इन्द्र श्रो कुबेर आदि देव बधू अ्पसरा गंधरब 


गुनी जहां ठाढ़े रहे सबही ॥३२॥ 


नित नित सब द्वारावती , 
भले बाग शभ्रतुराग सह , 
परम कृपा दिन-दित करी , 
बिस्तरी , 


मिन्र-भावना 


दिखराई प्रभु श्राप । 
जहां न ब्याप॑ ताप ॥३३॥। 
कृपानाथ जदुराय । 
दूतोी. आदर भाय ॥३४॥ 


दाहिने बेद पढ़ें चतुरानन सामुहे ध्यान महेस धरथो हे । 
बाएं दुओ कर जोरे लिए सब देवन साथ सुरेस खरथो है ॥ 
एतेइ बीच अनेक लिये धन पायन आय कुबेर परचो हैं। 
देखि बिभौ अपनो सपनो बपुरो वह बांभन चौंकि परचौ हैँ ॥३५॥ 


देनो हुतो सो दे चुके , 
चलती बेर गोपालजू , 
गोपुर लौं पहुंचाय के , 
मित्र वियोगी क्ृस्न के , 
हो कब इत आावत हुतो , 
कहिहों धन सों जाइके , 
बालापन के मित्र हें, 
जंसो हरि हमको दियौ , 
झौर कहा कहिये जहां , 
निपट कठिन हरिको हियो ;, 


ण इमि सोचत-सोचत भूखत , 


दीठि परी इकबारही , 


विप्र न जानी गाथ | 
कछ न दीन्‍्ही हाथ ॥३६॥। 
फिरे सकल दरबार। 
नेत्र चली जल - धार ॥३७॥ 
वाही पठयौ. ठेलि। 
ग्रब॒ धन धरौ सकेलि ॥३८५॥ 
कहा देठं में साप । 
तैसो. पद हैं आप ॥३९॥ 
कञ्चन हो के धाम । 


मोकों दियो न दाम ॥४०॥ 
गञ्रायो निज पुर तीर ।॥ 
हय गयंद की भीर ॥४१॥ 


२१४ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


वेई सुरतरु प्रफुलित फुलवारिन में, वेई सरवर हंस बोलन-मिलन 
को । वेई हेम-हिरन दिसान दहलीजन में, वेई गजराज हय गरज-पिलन 
को ॥ द्वार द्वार छरी लिये द्वार-पौरिया जो खरे, बोलत मरोर-बरजोर 
त्यों किलन कों । द्वारका तें चल्यों भूलि द्वारिका ही आयों नाथ, मांगिया 
ने मो पे चारि चाउर गिलन कों ॥४२॥॥ 

जगर-मगर जोति छाय रही चहुं ओर अगर-बगर हाथी-घोरन को 
रोर है। चौपर को बनो है बजार पुनि सोनान के, महल दुकान की 
कतार चहुँ ओर है ॥ भीरभार धकापेल चहुं दिशि देखियत, द्वरिका तें 
दूनो यहाँ प्यादन को जोर है । रहिबे को ठाम हैँ न, काह सों पिछान 
मेरी, बिन जाने बसे कोऊ हाड़ मेरे तोर है ॥ ४३ ॥ 

फूटी एक थारी बिन टोटनी की भारी हुती, बांस की पिटारी भ्रौ 
कंथारी हुती टाठट की । बेंटे बिन छूरी श्री कर्मडलू सौ टूक वहौ, फटे हुते 
पावौ पाटी टूटी एक खाट को । पथरौटा, काठ को कठौता कहें दीसे 
नाहि, पीतर, को लोटो हो कटोरो हो न बाटकी । कामरी फटी-सी हुती 
डोंडन की माला ताक, गोमती की माटी की न सुद्ध कहूं माट की ॥॥४४॥ 


मीराबाई 


मीराबाई जोधपुर मेड़ता के राठौर रतनसिहजी की एकलौती बेदी थीं। 
इनका जन्म कुड़की नामक ग्राम में, संवत्‌ १५५५ वि० और सं० १५६० 
वि० के बीच हुआ था । इनका विवाह उदयपुर के सीसोदिया राजकुल 
में महाराना सांगाजी के कुंवर भोजराज के साथ सं० १५७३ में हुम्रा 
था। इनका देहान्त कब हुआं--इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता । 
स्वरगंवासी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अनुमान है कि मीराबाई ने संवत्‌ १६२० 
धौर १६३० वि० के बीच दरीर छोड़ा । 

मीराबाई.का समय कौन-सा है ? इस.विषय में बड़ा मतभेद है । 
संतवानी के सम्पादक ने इनका जीवन-समय सं० १५७३ से १६३० तक 
माना हैं और इनको जोधपुर के राठौर राव रज्जीतर्सिह की एकलौती 


मीराबाई २१५ 


बेटी श्र उदयपुर के यूवराज भोजराज की स्त्री लिखा हैँ । मिश्चबन्धु 
लिखते हैं कि “यह बाईजी मेड़तिया के राठौर रत्नसिह की पुत्री, राव 
ईदाजी की पौत्री और जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्य राव जोधाजी की 
प्रपौत्री थीं। इन्होंने १५७३ में चौकड़ी नामक ग्राम में जन्म लिया श्र 
इनका विवाह महारानां कुमार भोजराज के साथ हुआ । मीराबाई का 
देहान्त द्वारिकाजी मे सं० १६०३ में हुआ । पहले बहुतों का मत था कि 
मीराबाई राजा कुम्भकरण की स्त्री थी और बाईजी का जन्म-काल 
सं० १४७५ का लोग मानते थे । परन्तु जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ 
मुंशी देवीप्रसादशी ने मीराबाई के बाबत उपर्युक्त बातों का पता लगाया 
है, जो अभ्रब सर्वंसम्मत भी हैं ।” 

टाड साहब लिखते हैं कि “मैरता निबासी राठौर सरदार दूदाजी की 
मीराबाई नामक कन्या से महाराणा कुंभ का विवाह हुआ था । महा- 
राना कुंभ सं० १४७४५ में चित्तौर के सिहासन पर बैठे और दूदाजी 
के पिता जोधाजी का सं० १५४४५ में ६१ वर्ष की ग्रवस्था में देहोन्‍्त हो 
चुकी थी । दूदाजी भ्रपने १४ भाइयों में चौथे थे | ग्रतएव पिता के मरने 
के समय उनकी अवस्था कम से कम ३० वर्ष की रही होगी प्रर्थात्‌ 
१५१४ में वे उत्पन्न हुए होंगे । महाराजा कुंभ का देहान्त १५२४ में 
हुआ अतएव मीराबाईं का राजा कुंभ की रानी होना ही नहीं बल्कि 
यह भी असम्भव जान पड़ता है कि वे उनके समय में पैदा हुईं थीं । 

रायबहादुर कमलाशंकर प्राणशंकर त्रिवेदी, बी० ए० ने “गुजराती 
भाषान्‌ वृहद्‌ व्याकरण” के “गृजराती भाषानों इतिहास” प्रकरण में २९वें 
पृष्ठ पर लिखा हैं कि “नरसिह महेता अने मीराबाई ई० सं० ना १५मा 
सेक्रा मां थई गयाँ छे ।” पर गुजरात के साहित्यिकों में भी मीराबाई के 
सम्बन्ध में बहुत मतभेद चल रहा है । मीराबाई के समय-संबन्ध में उनके 
पदों से जो कुछ पता चलता है वह यह है कि वे रंदास की शिष्या थीं । 
उनके कितने ही पदों में यह स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है कि वे रेदासजी 
को गुरु मानती थीं। प्रमाण के लिए यहां कुछ पद मीराबाई की शब्दा- 


२१६ कविता-कोमृदी, पहला भाग 


वली से उद्धृत किथे जाते हैं:-- 

१-- रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्हा सुरत सहदानी । पृष्ठ २० 

२--गुरुमिलिया रैदासजी दीन्‍्हों ज्ञान की गुटकी । पृष्ठ २५ 

३--गुरु रैदास मिले मोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी । पृष्ठ ३६ 

४--मीरा ने गोविंद मिलया जी गुरु मिलिया रेदास । पृष्ठ ३७ 

रंदासजी कबीर साहब के गुरुभाई थे । कबीर साहब का जन्म सं० 
१४५५ में और मरण १५५४५ में माना जाता है । इसीके आसपास 
रेदासजी का भी जीवनकाल रहा होगा | इसी समय के भीतर मीराबाई 
का भी जीवन-समय होना चाहिए, तभी रेदासजी का मीराबाई का गुरु 
होना प्रमाणित हो सकेगा । पता नहीं, उम्र में रेदास बड़े थे या कबीर । 
रंदास कब मरे, यह भी अ्रनिश्चित है । यदि दोनों का जन्म-मरण-काल 
एक ही मात लिया जाय तो मीराबाई के जन्म के समय रैदास १०० वर्ष 
के रहे होंगे । विवाह के पहले ही मीराबाई को रंदास ने ज्ञानोपदेश किया 
होगा । क्योंकि १५७३ में मीराबाई का विवाह हो गया । विवाह के बाद 
१५७३ से १५७५ के भीतर रंदास को मीराबाई से मिलने का मौका 
मिलना, मेरी राय में प्रसम्भव ही है। सौ सवासौ वर्ष की उम्र में रंदास 
का राजपूताने जाना यदि सम्भव हो तो मीराबाई का जन्म सं० १५५५ 
ही श्रेक है। इस हिसाब से मिश्रबंधुओं ने और संतबानी के सम्पादक नें 
जो मीराबाई का समग्र निर्धारित किया है यह गलत ठहरता है। उस समय 
रेदास का मीराबाई से सत्संग होना श्रसम्भव है। 

कहा जाता है कि विवाह होने वर मीराबाई चित्तौड़ गईं, वहां विवाह 
होने से दस बरस के भीतर ही यह विधवा होगई, परन्तु इनको इस बात 
का कुछ भी शोक न हुआ । क्‍योंकि इनके हृदय में गिरिधर गोपाल के 
लिए बड़ी भक्ति थी और ये रात दिन गिरिधर .नागर के प्रेम में ही 
मतवाली रहती थीं। श्रपने कुलकी लज्जा छोड़कर जब यह बेधड़क साधु- 
सेवा करने लगीं, तब यह बात इनके देवर विक्रमाजीत को, जो महाराना 
रतनसिंह के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बेठे थे, बहुत खटकी। उन्होंने 


मीराबाई २१७ 


मीरा को बहुत समझाया और चम्पा और चमेली नाम की दो दासियां 
इस अभिप्राय से मीरा के पास रक्‍्खीं कि वे साधु-संगति की ओर से 
मीरा का चित्त हटाती रहें; परन्तु मीरा की संगति से उन दोनों दासियों 
पर भी भक्ति का रंग चढ़ गया । तब राणा ने अपनी सगी बहन ऊदा 
का मीराबाई के पास समभाने के लिए भेजा । परन्तु मीरा अपने प्रण 
से नहीं टलीं, उलटे ऊदा का ही चित्त मीरा के प्रेम पर आसक्त होगया । 
वह मीरा की चेली हो गई । तब राणा ने मीरा को विष का प्याला 
भेजा । मीरा ने उसे भगवान्‌ का चरणामृत समभकर पी लिया । कहते 
है कि उस विष का मीराबाई पर कुछ भी असर न हुआ । इतने पर भी 
जब राणा ने नहीं माना और वे बराबर उपाधि करते रहे, तब मीरा ने 
घबड़ाकर गोस्वामी तुलसीदासजी को यह पद लिखकर भेजा-- 


श्री तुलसी सुखनिधान दुख हरन गुसाई। 
बारहि बार प्रताम करूं अ्रब हरो सोक समृदाई |! 
- घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई! 
प्ताधूु संग अरू भजन करत मोहि देत कलेस मह्ढाई ॥ 
बालपने ते मीरा कीनन्‍्हीं गिरधर लाल मिताई। 
प्तो तो अब छूटतहि नाहि क्‍यों हूं लगी लगन बरियाई ।॥! 
मेरे मात पिता के सम हो हरि भकक्‍तन सुखदाई। 
हमको कहा उचित करिबो हे सो लिखियो समुझाई ॥। 


इसके उत्तर में तुलसीदास ने यह लिख भेजा-- 
जाके प्रिय न राम वेदेट्ठी । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता प्रहलाद, विभीषण बन्धु भरत महतारी । 
बलि गृरु तज्यो, कंत ब्रज बनिता, भये सब मज्भ लकारी ॥ 
नातो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लौं। 
प्रंजज कहा श्रांख जो फूटे बहुतक कहाँ कहां लों ॥ 


२१८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


“तुलसी” सो सब भांति परमहित, पृज्य प्रानतें प्यारो । 
जासों होय सनेह रामपद एही मतो हमारो॥ 


इस उत्तर के पाने पर मीराबाई चित्तोड़ छोड़कर रात के समय मेड़ता 
चली श्राई । यह कथा बिलकुल मनगढ़ंत हैं । मीराबाई का जन्म-काल 
सं०१५५४५ था १५७३ मानने पर तो यह किसी तरह सभव नहीं कि १५८९ 
में पंदा होनेवाले गोस्वामी तुलसीदास से इनका यह पत्रव्यवहार हुश्नरा हो 
और उनकी राय से इन्होंने गृहत्याग किया हो । मीरा और तुलसी के पदों 
को मिलाकर किसी ने यह नई घटना रच दी है । 


वहां भी उनका मन न लगा तब वृन्दाबन चली गई। व॒न्दाबन में 
मीराबाई जीव गोस्वामी का दर्शन करने गई । उन्होने कहा, हम स्त्रियों 
से नहीं मिलते । मीराबाईं ने कहला भेजा--में नहीं जानती थी कि गिरि- 
धर लाल के सिवा यहां और भी पुरुष हे । यह सुनते ही जीव गोस्वामी 
नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई को आदरपूर्वक लेगये । वहां कुछ समय 
रहकर फिर द्वारका चली गईं । राणाजी ने मीराबाईं को वापस लाने के 
लिए कई ब्राह्मणों को द्वारका भेजा। मीराबाई ने आना अ्रस्वीकार किया । 
तब ब्राह्मणों ने वही धरना दे दिया और भ्रन्न-जल छोड़ दिया । तब कहा 
जाता है कि मीराबाईं रणछोड़जी से मिलने के लिए मंदिर में गईं श्र 
वहीं मूर्ति में समा गई । 

मीराबाईं के हृदय में भ्रगाध प्रेम था। उनके पदों से उनकी हादिक« 
भक्ति प्रकट होती हैँ । मीराबाईं संस्कृत भो जानती थीं। उन्होंने गीत- 
गोविन्द की टीका लिखी है । इसके सिवा नरसीजी का मायरा और 
रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हें । हमने इन में से कोई पुस्तक 
नहीं देखी । 

मीराबाईं की कविता राजपृतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषा में है। 
गुजराती भाषा में भी मीराबाई ने मधुर कविता रची है। हम यहां 
उनके कुछ पद उद्धृत करते हें-- 


मीराबाई 


( १ ) 
त्रढ़ी एक नाह आवड़े , तुम दरसण बिन मोय । 
पुमही मेरे प्राण जी, कासूं जीवण होय ॥ 
धान न भावे नीद न आवे , विरह सतावे मोय । 
घायल सी घूमत फिरूं रे , मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमायो रे , रैण गमाई  सोय । 
प्राण गमायो भूरतां रे , नेण. गमाई रोय ॥ 
जो में ऐसा जाणती रे , प्रीति किये दुख होय। 
नगर ढंढोरा फेरती रे , प्रीति करो मत कोग्र ॥ 
पंथ निहारू डगर बुहाहं , ऊबी मारग जोय। 
“मीरा”के प्रभु कबरे मिलोगे , तुम मिलियां सुख होय ॥ 
( २ ) 
हेरी में तो प्रेम दिवाणी , मेरा दरद न जाणे कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी , किस विध सोणा होय ॥| 
गगन मंडल पे सेज पिया की , किस विध मिलणा होय। 
घायल की गति घायल जाने , की जिन लाई होय ॥ 
जोहरीकी गति जोहरी जाने , की जिन जौहर होय । 
दरद की मारी बन बन डोलूं , वेद मिल्या नहिं कोय ॥ 
“मीरा”की प्रभु पीर मिटेगी, जब वेद संवलिया होय । 
( ३) 
बंसीवारों आयो म्हारे देस , थांरी सांवरी सुरत बाली बैस ॥ 
आऊं झ्राऊं कर गया सांवरा , कर गया कौल प्रननेक। 
गिणते गिणते घिस गई उंगली, घिस गई उंगली की रेख ॥ 
में बरागिणि झादि की ,थांरे म्हारे कद को संदेस । 
बिन पाणी बिन साबुन सांवरा, हुई गई धुई सपेद ॥ 
जोगिण हुई जंगल सब हेरू , तेरा नाम न पाया भेस। 
तेरी सुरत के कारणे , धर लिया भगवा भेस ॥ 


२१६ 


40303 


कविता-कौम्‌ दी, पहला भाग 
मोर मुकुट पीताम्बर सोह , घुूंघरवाला केस । 
“मीरा” को प्रभ गिरिधर मिल गये , दूना बढ़ा सनेस ॥। 
( हे ) 


राम मिलण रो घणों उम्ावों , नित उठ जोऊं बाठड़ियां । 
दरसण बिन मोहि पल न सुहावे, कल न पड़त है आंखड़ियां ॥ 
तल+फ तलफ के बहु दिन बोते , पड़ी बिरह की फांसड़ियां । 
अ्रब तो बेगि दया कर साहिब , में हूं तेरी दासड़ियां ॥ 
नेण दुखी दरसण को तिरसे , नाभि न बेंठे सांसड़ियां । 
रात दिवस यह आरत मेरे , कब हरि राखे पासड़ियां ॥। 
लगी लगन छूटण की नाहीं , अब क्‍यों कीजे आटड़ियां । 
“मीरा” के प्रभु गिरिधर नागर , पूरा मन की आसड़ियां॥ 
( ४ ) 
पायो जी, मेने राम रतन धन पायो। 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु , किरपा कर श्रपनायों ॥ 
जनम जनम की पूंजी पाई , जग में सभी" खोबायो। 
खरचे नहिं कोई चोर न लेवे , दिन दिन बढ़त सबायो | 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर शआयो। 
“मीरा” के प्रभु गिरधरनागर , हरख हरख़ जस गायो॥ 
० 
बसो मेरे नेनन' में नन्‍्दलाल । 
मोहनो मूरति सांवरि सूरति नैना बने बिसाल ॥ 
अधर सुधारस मुरली राजित उर बेजन्ती माल। 
छुद्रघंटिका कटि तट सोभित नूपुर शब्द रसाल ॥ 
“मीरा” प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल ॥ 
(७) 
करमगति ठारे नाहि टरे । 
सतबादी हरिचंद से राजा , नीच घर नीर भरे। 


मीराबाई २२१ 


पांच पांडु श्र कुन्ती द्रोपती , हाड़ हिमालय गरे॥ 
जज्ञ किया बलि लेण इंद्रासन, सो पाताल घरे। 
“मीरा के प्रभु गिरधरनागर, विष से अमृत करे॥ 
( ८५ ) 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई ॥ 
भाई छोडय।! बन्धु छोड्या छोडया सगा सोई । 
साध सद्भ बेठ बंठ लोक लाज खोई।। 
भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। 
अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई ॥ 
दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई । 
राणा विष को प्यालो भेज्यो पीय मगन होई ॥। 
अब तो बात फैल पड़ी जाणे सब कोई। 
“मीरा” राम लगण लागी होणी होय सो होई ॥ 
है 8 
मीरा मंगन भई हरि के गुण गाय ॥ 
सांप पिटारा राणा भंज्या मीरा हाथ दियो जाय । 
न्हाय धोय जब देखण लागी सालिगराम गई पाय ॥ 
जहर का प्याला राणा भेज्या अमृत दीन्ह बनाय । 
न्हाय धोय॒ जब पीवण लागी हो अमर अंचाय ॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी दीज्यों मीरा सुलाय | 
सांक भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाय ॥ 
“थीरा” के प्रभु सदा सहाई राखे बिघन हटाय। 
भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाय ॥। 
( १० ) 
नहिं ऐसो जन्म बारम्बार | 
क्या जानूं कछ पुन्य प्रकट , मानुसा अ्रवतार ॥ 


२२२ 


क विता-कौमुदी, पहला भाग 


बढ़त पलपल घटत छिनचछिन , चलत न लागें बार। 
बिरछ के ज्यों पात टूटे , लागे नहिं पुनि डार॥ 
भौसागर अति जोर कहिये , विषय. औ्रोखी धार । 
सुरत का नर बांधे बेड़ा , बेगि. उतरे पार॥ 
साधु संता ते महुंंता , चलत करत पुकार। 
“दासमीरा” लाल गिरिधर , जीवता दिन चार॥ 


६ 0. 9 


मन रे परसि हरि के चरन। 
सुभग सीतल कमल कोमल , त्रिविध ज्वाला हरन। 
जे चरन प्रहलाद परसे , इन्द्र पदवी घधरन॥ 
जिन चरन ध्रुव अ्रटल कीन्हों , राख अपने सरन। 
जिन चरन ब्रह्मांड भेट्यो , नख सिखो श्री भरत ॥ 
जिन चरन प्रभू परसि लीने , तरी गौतम धरन। 
जिन चरन कालीहि नाथ्यों , गोप लीला करन ॥। 
जिन चरन धारयो गोबरद्धन , गरब मघवा हरन। 
“दास मीरा” लाल गिरिधर , अग्म तारन तरन ॥। 


( १२ ) 
नातो नाम को मो सूं तनक न तोड़च जाय ॥ 
पाना ज्यों पीली पड़ी रे , लोग कहें पिंड रोग। 
छाने लांघन में किया रे , राम मिलन के योग ॥। 
बाबल बेद बुलाइया रे , पकड़ दिखाई म्हारी बांह । 
मुरख बेद मरम नहिं जाने , करक कलेजे मांह॥ 
जाओो बेद घर आपने रे , म्हारो नांव न लेय। 
मेंतो दाघी बिरह की रे , काहे क॑ औषद देय ॥ 
मांस गलि गलि छीजिया रे , करक रह्या गल मांहि। 


आंगुलियां की मूंदड़ी म्हांर , आवन लागी बांहि ॥ 


हितहरिवेश २२३ 


रहु रहु पापी पपीहा रे , पिव की नाम ने लेय। 
जे कोई बिरहिन साम्हले तो , पिव कारन जिव देय ॥ 
खिन मन्दिर खिन आंगने रे , खिन खिन ठाढ़ी होय। 
घायल ज्यूं घूमूं खड़ी , म्हारी बिथा न बूफे कोय ॥ 
काटि कलेजो में थरूं रे , कौश्ना तू ले जाय। 
ज्यां देसां म्हारो पिव बसे रे , वे देखत तू खाय ॥। 
म्हारे नातो नाम को रे, और न नातो कोय। 
“मीरा” व्याकुल बिरहिनी रे , पिय” दरसन दीजो मोय ॥। 


हितहरिवंश 


गोस्वामी हितहरिवंश का जन्म वेशाख बदी११सं० १५५९में देवबंद 
(सहारनपुर) में और मरण सं० १६५९ के लगभग हुआ । इनके पिता 
का नाम व्यासजी, माता का तारावती और रत्री का रुत्रिमणी था । 
हितहरिवंश जी राधाबललभ सम्प्रदाय के सस्थापक थे। ये संस्कृत 
झऔर हिन्दी के श्रच्छे कवि थे । ये श्रीकृष्ण की वंशी के अ्रवतार माने जाते 
ह। संस्कृत में इन्होंने ' राधा सुधानिधि” नामक १७० इलोकों का एक 
काव्य रचा । कुछ लोगों का कहना हे कि यह ग्रन्थ श्री चेतन्य महाप्रभु 
के शिष्य स्वामी प्रबोधानन्द का रचा हुप्ना हैं। इनकी कविता का मृख्य 
लक्ष्य भक्ति था । हिन्दी में इन्होंने ८४ पद कहे हें । उनमे से कुछ चुने 
हुए पद हम नीचे उद्धृत करते हे-- 
( १ ) 
ब्रज नव तरुणि कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी । 
नख सिखलों अंग अ्रंग माधुरी मोहे श्याम ध नी॥ 
यों राजत कवरी गूंथित कच कनक कञ्ज बदनी । 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच- अरध बिधु मानहुं ग्रसत फनी ॥। 
सौभग रस सिर खस्रवत पनारी पिय सीम॑ंत ठनी । 
भूकुटी काम कोदंड नेन सर कज्जल रेख अनी ॥ 


२२४ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग॑ 


भाल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलज मनी। 
दसन कुन्द सरसाधर पलल्‍लव पीतम मन समनी ॥ 
चिबुक मध्य अति चारु सहज सखि सांवल विन्दु कनी । 
प्रीतम प्रान रतन संपुट कुच कंचुकि कसित तनी ॥ 
भूज मुनाल बल हरत वलय जुत परस सरस स्रवनी । 
इयाम सीस तरु मन्‌ मिडवारी रची रुचिर रवती ॥ 
नाभि गँभीर मीन मोहन मन खेलन कौ हृदिनी । 
कृश कठि पृथ नितंब किकिन बृत कदलि खंभ जघनी ॥ 
पद अ्रम्बुज जावक युत भूषन प्रीतम उर अवनी। 
नव नव भाव बविलोम भाम इभ विहरति बर करनी ॥ 
“हितहरिबंस” प्रसंसित श्यामा कीरति बिसद घनी । 
गावत स्रवननि सुनत सुखाकर ब्रिस्व दुरित दवनी ।। 


( ३) 


चलहि किन भानिनि कुणझ्ज कुटीर । 


तो बिन कुंवर कोटि बनिता जूुत मथत मदत की पीर ॥। 
गदगद सुर बिरहाकुल पुलकित श्रवण विलोचन नीर । 
क्वासि क्वासि वृषभाननंदिनी बिलपत विपिन श्रधीर ॥। 
बंसी बिसिख ब्याल मालावलि पठझ्चानन पिक कीर। 
मलयज गरल हुतासन मारुत साखामृग रिपु चोर ॥ 
“हितहरिबंस” परम कोमल चित सर्पाद चली पिय तीर । 
सुनि भयभीत बज्यथ को पिजर सुरत सूर रनबीर ॥ 


, 
आजु बन नीको रास बनायो । 
पुलिन पवित्र सुभग यमुनातट मोहन बेनु बजायो ॥ 
कल कंकन किकिनि नृपुर धूनि सुनि खग मृग सचुपायों। 
जुवतिन्‌ मंडल मध्य श्यामधन सारंग राग जमाया ॥॥ 


* हितहरिवंश २२५ 


ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मिलि रस सिंधु बढ़ायो। 
विविध विसद वृषभान नंदिती अंग सुगन्ध दिखायो ।। 
अ्रभिवतय निपुन लटकि लट लोचन भृकुटी अनंग नचायो । 
ताताथेइ ताथेई धरि नवगति पति ब्रजराज रिभरायो ।। 
सकल उदार नृपति चूड़ामणि सुश्ष बारिद बरखायो। 
परिरंभन चुम्बन आालिज्धुन उचित जूबति जन पायो ।। 
बरखत कुसुम मुदित नभ नायक इन्द्र निसान बजायो | 
“हितहरिबंस” रसिक राधापति जस बितान जग छायो।। 
2] 
छुप्पय 
ना जानो छिन्‌ अंत कवन बृधि घटहि प्रकासित । 
छुटि चेतन जु अ्चेत तेउ मुनिभय बिष वासित ॥ 
पारासर सुर इंद्र कलप कामिनि मम फंदा। 
परयो देह दुख ढ्वंद कौन क्रम काल निकन्दा॥ 
इहि डर डरपहि “हरिबसहित” , जिन बिश्रम गुन सलिल पर । 
जिहि नामनि मंगल लोक तिहु , हरि पदु भजू, न बिलंब कर ॥। 


( ह# ) 
छ्प्पय 
ते भाजम कृत जटिल विमल चंदन कृत इंधन । 
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिधन ॥ 
अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हल वाहत। 
वारि करत पावारि मंद बोवन विष चाहत ॥ 
“हितहरिबंस” विचारि के , यह मनुज देह गुरु चरन गहि। 
सकहि तो सब परपंच तजि , श्रीकृष्ण क्ृष्णगोविन्द कहि ॥ 


, 


आरति कीज व्याम सुन्दर की । नेंद-नंदव श्री राधिका-वर की। 


नरहरि २२७ 


कह कवि “नरहरि” अकबर सुनो , बिनवत गउऊ जोरे करन। 
अपराध कौन मोहि मारियत , मुयहु चाम सेवइ चरन ॥। 
इनके बनाये हुए नीति-विषयक दो ग्रन्थ सुने जाते हे। इनकी कविता 
के कुछ नमूने देखिये-- 
आ 
नरहरि धरहरि को करें , जननि सुर्ताह विष देइ । 
बेड़ा हठि खेती चरे , साधु परद्धन छेइ॥ 
साधु परद्धन लेइ , नाव करिया गहि बोरे। 
सोइ पहरु सोइ चोर , प्रीति प्रियतम हठ तोरे ॥ 
नृपति प्रजहि दुख देइ , कौन समरथ कर धरहरि | 
छितिपति अ्रकबर साह , सुनो धरहरिकरें'नरहरि' ॥ 


(/ “कः. 2) 
ज्ञावान हट. करे , निधन परिवार बढ़ाव। 
बंधुआ करे गुमान ,“ धनी सेवक हे धावे॥ 
पष्डित किशिया हीन , रांड़ दुरबद्धि प्रमाने। 
धनी न समभे धर्म , नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवंत पुरुष कुलविधि तज , बन्धु नमाने बन्धु हित । 
सन्‍्यास धारि धन संग्रहे , ये जग में मूरख विदित ॥ 
( है ) 
को सिखवत  कुलबध्‌ , लाज गृह-काज रंग रति । 
हसन को सिक्‍्खवत , करन पय पान भिन्नगति ॥ 
सज्जन को सिकक्‍्खवत , दान अरु शील सुलच्छन । 
सिहन को पिक्‍्खबत , हनन गज कुंभततच्छन ॥ 
विधिरच्योजानि ''नरहरि निरखि , कुल सुभाव को मिट्टवे। 
गृुण धर्म अकब्बर साह सुन , को नर काको सिक्‍सखवे॥ 
है ओ 2) 


सठन सनेह जू करे , मान बेच सुलब्ध कहं। 


श्र्८ कविता-कौमदी, पहला भाग 


पिय वियोग सुख चहै , सांकरे तज्ज स्वामि कहं ।॥। 
मन बन्धहि पर रमन , खेल दुर्जन संग खेलहि। 
नृपति मित्र करि पिनहि , सर्प मुख अंगुलि मेर्लाह ॥ 
चुक्क हित सम “नरहरिं तिरखि , जड़ श्रागे बिस्तरहि गुन। 


पछताहि सु ते नर भगति बिन , दौलत दलपति खान सुन ॥ 


( +# ) 
बेर घनी निरधनी , बेर कायर अरु सूरहि। 
घृत मधु माखी बेर , बेर निम्मूहिं कपूरहि ॥ 
मूसे सर्पहि. बेर , बेर पावक ग्ररु पानी । 
जरा जोबतना बेर , बर म्रख अ्रु ज्ञानी | 


रे 


बड़ बेर मोर जिमि चन्द्र मन , बिरहिन बेर बसन्‍्त सों। 


) 


नरहरि सुकब्बि कब्बित्त किय , मंगत बेर' अ्रदत्त सों॥ 


(कह, .) 
ने कछ क्रिया बिन विप्र , न कछु कायर जिय छत्री । 
न कछ नीति बिन नृपति , न कछु अच्छर बिन मंत्री ॥। 
न कछु बाम बिन धाम , न कछु ग्रथ बिन गरुआआई । 
ते कछु कपट को हेत , न कछ मुखआप बड़ाई ॥ 
ने कछ दान सनमान बित , ने कछ सुभोजन जासु दिन। 
जन सुनो सकल “नरहरि” कहत , न कछ जनम हरि-भक्ति बिन ॥ 
ह ही: 
सरवर नीर न पीवहीं , स्वाति बूंद की आास।॥ 
केहरि कबहुँ मन तृन चरे , जो ब्रत करें पचास ॥। 
जो ब्रत करे पचास , विपुल गज्जूह बिदारे। 
धन ह्व॑ं गब॑ न करे , निधन नहिं दीन उचारे ॥। 
'त्तरहारिं/ कुल क सुभाव , मिटे नहिं जब लग जीवे। 
बरु चातक मरि जाय , नीर सरवर नहीं पीवे॥ 


हरिदास २२९ 
( ८ ) 


सर सर हंस न॑ होत , बाजि गजराज न दर दर .। 
तर तर सुफर न होत , नारि पतिकब्रता नघरघर॥।। 
मन मन सुमति न होत , मलंगिर होत न बन बन । 
फन फन मनि नहिं होत , मुक्त जल होतन घन घन ॥। 


रन रन सूर ने होत हैं , जन जन होत न भक्ति हरि। 
नर सुतो सकल “नरहरिं” कहत , सब नर होत न एक सरि॥ 
( ९ ) 
भूमि परत अवतरत , करत बानक बिनोद रस । 
पुनि जोबन मदमत्त , तत्व इन्द्री अनंग बस ॥। 
विजय हेत जड़ फिरत , बहुरि पहुंच्यो बिरधप्पन । 
गयो जन्म गन गनत , अन्त कछु भयो न अप्पन ॥ 
थिर रहत न कोउ नरपति न बल , रहत एक चहुं जुग्ग जस। 
सुई अ्रजर ग्रमर “नरहरि” निरखि , पिये भक्ति भगवन्त रस ॥ 
( १० ) 
कबहुं द्वारा प्रतिहार , कबहुं दर दर फिरंत नर । 
कबहुँ देत धन कोटि , कबहुं कर तर करंत कर ॥। 
कबहुँ नृपति मूल चहत , कहत करि रहत बचन बस । 
कबहुं दास लघु दास , करत उपहास जिभ्य रस ॥ 
कछ जानि न सम्पति गबिये , विपांत, न यह उर आनिये। 
हिय हारि न मानत सतपुरुष , “नरहरि” हरिहि संभारिये॥ 


हि 


है 


हरिदास 


स्वामी हरिदास ललिता सखी के अवतार समभे जाते हैँ। मुलतान 
के, समीप सारस्वत ब्राह्मण-कुल में इनका जन्म हुआ था । कोई-कोई इन्हें 
सनाढच ब्राह्मण मानते हैं। थे बड़े त्यागी और विरक्‍त पुरुष थे । इनके प्रायः 


२३० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सभी शिष्य महात्मा और सुकवि थे। इन्होंने निम्बाकं-सम्प्रदाय के अन्‍न्त- 
गत टट्टो वाली वैष्णव सम्प्रदाय चलाई । गान-विद्या में ये बड़े प्रवीण 
थे। तानसेन और बैजू बावरे को गान-विद्या इन्हीनें सिखलाई थी । ये 
वुन्दाब न में रहा करते थे । अकबर बादशाह भी एक बार तानसेन के 
साथ भेस बदलकर इनका दर्शन करने के लिए आये थे । 
इन्होंने सिद्धान्त के १९ पद और केलिमाल ( ११० पद ) नामक 
दो ग्रन्थों की रचना की है । इनके जन्म-मरण का ठीक समय विदित 
नहीं हैं । 
इनकी कविता के कुछ नमूने हम नीचे लिखते हेँँ-- 
( १ ) 
राग बिहाग 
' गही मन सब रस को रस सार। 
लोक वेद कुल करमे तजियें भजिये नित्य विहार ॥ 
गृह कामिनि कंचन धन त्यागौ सुमिरो इ्याम उदार ॥ 
गति “हरिदास” रीति सतन की गादी को ग्रधिकार ।। 
( २ ) 
राग विभास 
ज्यों ही ज्यों ही तुम राखत होँ त्यों हीं त्यों हीं रहियतु हों हो हरि । 
और अचिरचे पादइ धरों सु तौ कहौ कौन के पेड़ भरि॥ 
जदपि हों अपनों भायो कियो चाहों कैसे करि सकौं जो तुम राखौ पकरि । 
कह हरिदास पिजरा के जनारलौं तरफराइ रद्यो उड़िये कोंकिते उकरि ॥| 
( ह ) 
काह को बस नाहि तुम्हारी कृपा तें सब होय बिहारी बिहारिनि। 
और मिथ्या प्रपंच काहे को भाखियं सो तो हू हारनि॥ 
जाहि तुम सों हित तासों तुम हित करो सब सुख कारनि। 
“श्री हरिदास” के स्वामी द्यामा कुंजबिहारी प्राननि के झाधारत्ति ॥ 


हरिदास २३३१ 
( ४ ) 


राग आसावरी ४ 
हित तो कीजे कमल नेन सों जा हित के आगे और हित लागे फीको । 
के हित कीजे साधू संगति सौ जावे कलमष जीको ॥ 
हरि को हित ऐसो जेसो रंग मजीठ संसार हित कसूभि दिन दुतीको । 
कहि*“हरिदास” हित कीजे बिहारी सौं और न निबाहु जानि जीको ॥ 
( ५ ) 
तिनका बयारि के बस । 
ज्यों भाव त्यों उड़ाइ ले जाइ आपने रस ॥ 
ब्रह्म लोक सिवलोक और लोक अस। 
कहि 'हरिदास”बिचारि देख्यो बिना बिहारी नाहीं जस ॥ 
( ६ ) 
हरि के नाम को आलस क्‍यों करत है रे काल फिरत सर साधे । 
हीरा बहुत जवाहिर संचे कहा भयो हस्ती दर बांधे ॥ 
बेर कुबरे कछ नहिं जानत चढ़े फिरत हें कांधे। 
कहि “हरिदास” कछू न चलत जब आवत अन्त की आरांधे ॥ 
( ७ ) 
राग कल्यान 
हरि को ऐसोई सब खेल । 
मृगतुस्ता जग ब्याप रही हैँ कहूं बिजोरों न बेल ॥ 
धनमद, जोबनमद औ राजमद ज्यों पंछिन में डेल । 
कहि 'हरिदास” यह जिय जानो तीरथ को सो मेल ॥ 
( ८5 ) 
प्रेम-समुद्र रूप-रस गहिरे कसे लागे घाद। 
बेकारयो दे जानि कहावत जाति पनों की कहा परी बाट ॥ 
काहू को सर परे न सूधो मारत गाल गली गली हाठ। 
कहि “हरिदास” बिहारिहि जानो तको न ओऔघदट घाठ ॥ 


२३२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


नन्‍द॒दास 

नन्‍्ददास को कुछ लोग तुलसीदासजी का सगा भाई बताते है । 
ये स्वामी विट्ठलनाथजी के शिष्य थे। अष्टछाप में इनका भी नाम हैं । 
२५२ वेष्णवों की वार्ता में लिखा है कि शिष्य होने के पहले ये एक बार 
द्वारिका जा रहे थे, पर राह भूलकर सीनन्‍्द गांव में पहुंचे । वहां एक 
खनत्री की परम सुन्दरी स्त्री पर आसक्त हो गये । उस स्त्री के सम्बन्धी 
इनसे पिंड छुड़ाने के लिए उसे लेकर गोकुल चले गये, ये भी पीछे-पीछे 
लगे रहे । अन्त में विट्ठलनाथजी के उपदेश से इनका मोह भंग हुआ; 
और ये कृष्ण भगवान के प्रेम में फंस गए । 

इन्होंने कई ग्रन्थ बनाये हैं। उनके नाम ये हें--रासपंचाध्यायी, 
अनेकार्थ नाम माला, रुक्मिणी मंगल, हितोपदेश, दंशमस्कंध भागवत, 
दानलीला, मानलीला, ज्ञानमंजरी, अनेकार्थमंजरी, रूपमण्जरी, गाम- 
मज्जरी, नाम चिन्तामणि माला, रसमम्जरी, विरहमस्जरी, नाममाला, 
नामकेतु पुराण गद्य, और श्याम सगाई । भ्रमरगीत भी इन्ही का रचित 
कहा जाता है । इनकी कविता भी बड़ी मनोहारिणी है । २५२ व॑ष्णवों 
की वार्ता में लिखा हैँ कि इन्होंने समस्त श्रीमदुृभागवत का पद्मानुवाद 
किया था, परन्तु मथुरा के कथावाचकों के श्राग्रह से इन्होंने उसे यमुना 
जी में प्रवाहित कर दिया | रासपञ्चाध्यायी की रचना इन्होंने श्रपने एक 
मित्र की सम्मति से की थी। 

श्रमरगीत, इनकी हिन्दी भागवत का अंश जान पड़ता है, क्‍योंकि 
उसके प्रारम्भ में पुस्तक प्रारम्भ का कोई लक्षण नहीं । उसमें कुल ७५ 
पद्च हैं। 

रास पम्चाध्यायी श्र भ्रमरगीत के कुछ सुन्दर पद हम यहां उद्धृत 
क्ररते हें--- 

रासपञचाध्यायी 
बन्दन करों कृपानिधान श्रीसुक सुभकारी | 
सुद्ध ज्योतिमय रूप झ॒दा सुल्दर अश्रविकारी॥ 


भनन्‍ददास 


हरि लीला रस मत्त मुदित नित विचरत जग में। 
अद्भूत गति कतहूं न श्रटक छल निकसत मग में ॥ 
नीलोत्पलदल इयाम अंग नव जोबन भश्राज। 
कुटिल श्रलक़ मृखकमल मनो श्रलि श्रवलि विराजे ॥ 
ललित बिसाल सुभाल दिपति जन्‌ निकर निसाकर। 
कृष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहेँ कोटि दिवाकर ॥। 
कृपा रस रस ऐन नेन राजत रतनारे। 
कृष्ण रसासव पान अश्रलस कछू घूम घुमारे॥ 
श्रवण कृष्ण रसभवन गण्ड मण्डल भल दरसे। 
प्रेमानन्द मिलिन्द मन्द मुसुकनि मध्‌ बरसे ॥ 
उन्नत नासा अधर बिम्ब शुक की छबि छीनी। 
तिन मंह अद्भुत भांति जु कछुक लसित मसि भीनी ॥ 
कम्बुकण्ठ की रेख देखि हरि धरमु प्रकासे। 
काम क्रोध मद लोभ मोह जिंह निरखत नासे॥ 
उरवर पर अति छवि की भीर कछु बरनि न जाई। 
जिहि भीतर जगमगत निरन्तर कुंश्र कन्हाई।॥ 
सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजति भारी। 
हियो सरोवर रस भरि चली मनों उमगि पनारी॥ 
जिहि रस की कृप्डिका नाभि अस शोभित गहरी। 
त्रिवली तामहूँ ललित भांति मनु उपजत लहरी।॥ 
प्रति सुदेस कटि देस सिंह सोभित सघनन अस । 
जोबन मद भराकरसत बरसत प्रेम सुधारस || 
गढ़ जानु आजानु-बाहु मद-गज-गति लोलें । 
गंगादिकन पवित्र करत अवबनी पर डोले॥ 
जब द्विनमनि श्रीकृष्ण दूगन तें दूरि भये दुरि। 
पसरि परयो अंधियार सकल संसार घुमड़ि घिरि।॥ 


२३३ 


१३९ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


तिमिर ग्रसित सब लोक-श्रोक लखि दुखित दयाकर । 
प्रकट. कियो अदभुत प्रभाव भागवत विभाकर ॥ 
श्रीबन्दाबन चिदहघत कछु छबि बरिन ने जाई। 
कृष्ण ललित लीला के काज गहि रह्मयो जड़ताई ॥ 
जह नग खग मृग लता कुंज वीरुध तृन जेते । 
नहिं न काल गून प्रभा सदा सोभित रहे तेते ॥ 
सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहां हरि भृग संग चरहीं । 
काम क्रोध मंद लोभ रहित लीला अनुसरहीं ॥ 
सब दिन रहित बसन्‍्त कृष्ण अवलोकनि लोभा। 
त्रिभुवत॒ कानन जा विभूति करि सोभित सोभा ॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज रूप अनपम पद सेवित नित। 
भूबिलसत जू बिभूति जगत जग मग रही जित कित ॥ 
श्री अनन्त महिमा अ्रनन्त को बरनि सके कवि। 
संकरषक सों कछुक कही श्रीमुत जाकी छबि ॥ 
देवन में श्री रमारमन नारायन प्रभू जस | 
बन में ब॒न्दाबन सुदेस सब दिन सोभित श्रस ॥ 
या बन की बर बानिक या बन ही बन श्रावे । 
सेस महेश सुरेस गनेस ने पारहि पावे॥ 
जहं जेतिक द्रमजात कल्पतर सम सब लायक |, 
चिन्तामणि सम सकल भूमि चिन्तित फल दायक ॥ 
तिन महं इक जू कल्पृतरु लगि रही जगमग ज्योती। 
पात मूल फल फूल सकल हीरा मनि मोती ॥ 
तहूं मुृतियन के गन्ध लबध भ्रस गान करत श्रलि। 
बर किन्नर गन्धव॑ अपच्छर तिनः पेर गई बलि ॥ 
प्रमृत फुही सुख गुही अति सुही परत रहत नित। 
रास रसिक सुन्दर प्रिय को स्रम दूर करन हित ।॥। 


नन्‍्ददास २३१५ 


ता सुरतरु महं श्लौर एक अ्रदभत छबि छाजै। 
साखा दल फल फूलनि हरि प्रतिबिम्ब बिराज ॥ 
ता तरु कोमल कनक भूमि मनिमय मोहत मन । 
दिखियतु सब प्रतिबिम्ब मनौ धर महं दूसर बन ॥ 
जमुनाजू श्रति प्रेम भरी नित बहत सुगहरी । 
मनि भण्डित महि मांह दोरि जनू परसत लहरी॥ 
तह इक मनिमय अंक चित्र को सद्भ सुभग अति। 
तापर षोडश दल सरोज अद्भूत चक्ताकृति ॥ 
मधि कमनीय करिनिका सब सुख सुन्दर कन्दर। 
तहूं राजत ब्रजराज कुंअर वर रसिक प्रन्दर ॥ 
निकर विभाकर दुृति मेंटत सुभ मनि कौस्तृुभ अस । 
सुन्दर नन्‍्द कुंशर उर पर सोइ लागति उडह्ु जस ॥ 
मोहन ग्रदभुत रूप कहि न आवत छबि ताकी। 
अखिल खण्ड व्यापी जू ब्रह्म आभा है जाकी॥ 
प्रमातम परब्रह्म सबन के श्रन्तरजामी । 
नारायन भगवान धरम करि सब के स्वामी ॥ 
ब्राल कुमर पौगण्ड घरम आक्रान्त ललित तन। 
धरमी नित्य किसोर कान्ह मोहत सब को मन ॥। 
अस अदभुत गोपाल लाल सब काल बसत जहूं। 
याही ते बेकुण्ठ बिभव कुण्ठित लागत तहूं।। 
पद 
नंदभवन को भूषण माई । 
थसुदा को लाल बीर हलधर को , राधारमण परम सुखदाई॥ 
शिव को घन संतन को सरबस , महिमा वेद पुरानन गाई। 
इन्द्र को इन्द्र देव देवन को , ब्रह्मा को ब्रह् अधिक अधिकाई।। 
काल को काल ईश ईशन को , श्रतिहि अतुल तोल्यो नहिं जाई। 
“लन्ददास” को जीवन गिरिधर , गोकुल गांव को कुंवर कन्हाई।॥ 


२३६ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


अमरगीत 
ऊधव को उपदेश , सुनो ब्रजनागरी । 
रूप सील लावन्य , सबे गुन आगरी॥ 
प्रेम धुजा रस रूपिनी , उपजावत सुख पुञ्ज । 


सुन्दर ब्याम बिलासिनी , नव वुन्दाबन कुज्ज ॥ 
सुनो ब्रजनागरी ॥॥ १ ॥ 


कहन॒ श्याम सन्देश , एक में तुम पे आायो। 
कहन॒ समे सकेत , कहूं अवसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन में रह्मयो , कब पाऊ इक ठाउं। 
कहि सदेस नन्‍्दलाल को , बहुरि मधुपुरी जाउं॥ 

सुनो ब्रजनागरी ॥| २ ॥ 
सुनत श्याम को नाम , ग्राम गृह को सुधि भूली । 
भरि आनन्द रस हृदय , प्रेम बेली द्रुम फूली॥ 
पुलकि रोम सब अज्ुः भये , भरि आये जल नेन। 
कण्ठ घुदें गदगद गिरा , बोले जात न बेन ॥। 

व्यवस्था प्रेम की ॥| ३॥। 
सुनत सखा के बेन , नैन भरि श्राये दोझे। 
बिबस प्रेम श्रावेस , रही नाही सुधि कोऊ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका , हू रही सांवरे गात। 
कल्मत रो रुह सांवरो , ब्रजवनिता भईं पात॥। 

उलहि अंग अंग तें ॥| ४ ॥। 


टोडरमल 


टोडरमल खत्री थे। इनका जन्म सं० १५८० में भर मरण सं० 
१६४६ में हुआ । ये बादशाह भ्रकबर के भूमि-करे विभाग के प्रधान 
अमात्य थे । एक बार ये बंगाल के गवर्नर बनाये गये थे और इन्होंने कई 
बार पढ़ानों को भी परास्त किया था। बही-खाते का सब के पहले इन्हों 


बीरबल २३७ 


हा 


ही ने प्रचार किया था । ये हिन्दी कविता भी करते थे । उसके कुछ 
नमूने नीचे देखिये -- 

सोहे जिन सासन में झ्ातमानुसासन सु जीके दुखहारी सुखकारी 
सांची सासना । जाको गुन भद्गकार गूण भद्र जाको जानि भद्व गुन धारी 
भव्य करत उपासना । ऐसे सार सास्त्र को प्रकास अर्थ जीवन को बने 
उपकार नासे मभिथ्या भ्रम वासना । ताते देस भाषा अर्थ को प्रकास करु 
जाते मन्द बुद्धि हूं के हिये होवे श्रथे भासता ॥| १॥ 

गन बिन्‌ धन जेसे, गुरु बिन ज्ञान जेसे, मान बिन दान जेसे, जल 
बिन सर है । कण्ठ बिन गीत जैसे, हित बिन प्रीत जेसे, वेश्या रस रीति 
जैसे, फल बिन तर है ॥ तार बिन जन्‍्त्र जेसे, स्थाते बिन मन्त्र जेसे, 
पुरुष बिन नार जेसे, पुत्र बिन घर है । “टोडर” सुकवि तेसे मन में 
विचारि देखो धर्म बिन धन जैसे पच्छी बिना 'पर है ॥ २॥ 

जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा, गदहा को पान कहा, 
आंधरे को आरसी । निगुती को गून कहा, दान कहा दारिदी को, सेवा 
कहा सूम की अ्रण्डन की डार सी ॥ मदपी की सुचि कहा, सांच कहा 
लम्पट को, नीच को बचन कहा, स्यथार की पुकार सी । 'टोडर” सुकवि 
ऐसे हठी ते न टारे टरे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३ ॥ 


बीरबल 


महाराज बीरबल का जन्म सं० १५८५ वि० में, तिकवांपुर जिला 
कानपुर में एक साधारण ब्राह्मण के घर में हुआ । इनके पिता का नाम 
गंगादास था। प्रयाग के किले में जो भ्रशोक स्तम्भ है, उस पर यह खुदा 
हुप्रा है-- 

“संवत्‌ १६३२ शाके १४९३ मार्ग बदी ५ सोमवार गंगादास सुत 
महाराज बीरबल श्री तीरथ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित॑ ।” 

शिवराज भूषण कवि ने इनका जन्मस्थान त्रिविक्रमपुर लिखा हैं, 
जो यमुना के तट पर बसा हैँ और वही भूषण का भी जन्मस्थान है । 


२३८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अतएव जो लोग बीरबल का जन्मस्थान नारनोल बताते हैं उन्हें भूषण 
का यह दोहा देखता चाहिये-- 
द्विज कनौज कुल कस्यपी , रतनाकर सुत धीर। 
बसत त्रिविक्रपुर सदा , तरनि तनूजा तीर॥ 
बीर बीरबल से जहां , उपजे कवि श्ररु भूप । 
देव बिहारीर्वर जहां , विश्वेशवर. तद्गूप ॥ 
पर श्रीयूत विसेन्ट स्मिथ ने अकबर के इतिहास में लिखा है कि, 
“छिक्फगं, ाहशाओए 8 79700 फिश्याए80,  एवागरवे 


४०९४१ [095, ए85 2077 2४ 4 ४707 800प7: 4528, 270 
९०८०॥5८१९पथाएए ए95 [0प7६९८० ए८व३ 067 (7870 23 ६- 
997. ९ ७9858 2: 7750 770 78 5९7ए०८९ 07 १०]०७ 30938- 
एव935, एत0 5९७7४ गा 0 शै६ 09०97 ध्वार्ए ॥70 (९० 


7287.” “अर्थात्‌ बीरबल एक गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम 
महेशदास था । वह सन्‌ १५२८ में कालपी में पेदा हुआ । वह अकबर 
से लगभग १५ वर्ष बड़ा था । नह पहले राजा भगवानदास की सेना 
में था। राजा ने उसे अ्रकबर को दे दिया था। डाक्टर ग्रिय्संन भी अपने 
पएुए6 ॥०46४) ५" ८ा29८पर7 020780प7८ 0 77700 प्रड:8॥7 
में बीरबल का ताम महेशदास ही लिखते हें । बदाऊनी ब्रह्मदास नाम 
बतलाता है । बीरबल के जन्मस्थान के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद चला 
ग्राता है । 
महाराज बीरबल अकबर के भन्‍्त्री थे। अकबर इनको बहुत मानते 

थे। इन्होंने कई बार सेनापति का भी काम किया था और कई लड़ाइयां 
जीती थीं । यहां तक कि सं० १६४० में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश 
के युद्ध ही में इलका प्राणात्त भी हुआ । जब इनके मरने का समाचार 
बादशाह भ्रकबर को मिला, तब अकबर ने अत्यन्य दुःखी होकर यह 
सोरठा पढ़ा--- 

दींन देखि सब दीन , एक न दीन्दहों दुसह दुख । 

सो अब हम कह दीन , कछूक न राख्यो बीरबर ॥ 


बीरबल र्रै९ 


अ्रकबर के दरबार में कट्टर मृसलमान वजीरों के बीच में रहकर भी 
इन्होंने हिन्दुओं का बड़ा हित-साधन किया था । इनके ही प्रभाव से 
हिन्दुओं की बहुत-सी कठिनाइयां दूर हुई थी और हिन्दुओं को ऊंचे- 
ऊंचे पद मिले थे | श्रकबर बीरबल पर बड़ा विश्वास रखते थे । ये 
अपनी युक्‍क्तिपूर्ण बातों से बादशाह का मनोरंजन भी खूब करते थे । 
एक साधारण दशा से अपने बुद्धिबल के द्वारा उन्नति करके ये श्रकबर 
के नवरत्नों में होगये औंर शाहीदरबार से इन्होंने एक बड़ी जागीर और 
महाराजा की पदवी पाई । कविता में इनका उपनाम ब्रह्म था । 

ये स्वयं ब्रजभाषा के अ्रच्छे कवि थे और कवियों का बड़ा श्रादर 
करते थे । केशवदास को एक बार इन्होंने एक छुन्द पर छ: लाख रुपये 
दिये थे और श्रोरछा नरेश पर एक करोड़ का अथेंदण्ड क्षमा करा 
दिया था । 

इनका लिखा कोई ग्रन्थ देखने मे नहीं आता । केवल पुस्तकों में 
कहीं-कहीं इनके कुछ छन्‍्द मिलते हैँ। इनकी कविता बड़ी ही चमत्कार- 
पूर्ण और ललित होती थी । इसका नमूना देखिये-- 

उछारि उछुरि भेकी भपटे उरग पर उरग पे केकिन के लपटे लह॒कि 
है । केकिन के सुरति हिये की ना कछ है भये एकी करी केहरि न बोलत 
बहकि हैं ॥ कहे कवि “ब्रह्म बारि हेरत हरिन फिरे बेहर बहत बड़े जोर 
सों जहकि है। तरनि के तावन तवा-सी भई भूमि रही दसहू दिसान में 
दवारि सी दहकि हैं ॥ १॥ 

एक समे हरि धेन्‌ चरावत बेनू बजावत मज्जू रसालहि। 

डीठि गई चलि मोहन की वृषभानुसुता उंर मोतिन मालहि ॥। 

सो छबि “ब्रह्म  लपेटि हिए करसा कर ले कर कंज सनालहि । 

ईस के सी स कुसुम्भ की माल मनो पहिरावति व्यालिनि व्यालहि ॥२॥। 

सखि भोर उठी बिन कंचुकी कामिनि कान्हर तें करि केलि घनी । 

कवि “ब्रह्म  भने छबि देखते ही कहि जात नहीं मुखते बरनी ॥। 


२४० कविता-कौमुदी, पहला भांग 


कुच अग्न नखच्छत कंत दयो सिर नाय निहारि लियो सजनी। 
ससिसेखर के सिर से सु मनों निहुरे ससि लेत कला अपनी ॥॥३॥ 
पूृत कपूत कुलच्छनि नारि लराक परोस लजाय न सारो। 
बन्धु कुबृद्धि पुरोहित लम्पट चाकर चोर अतीथ धुतारो ॥ 
साहब सूम अ्रराक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो । 
“ब्रह्म ” भने सुन शाह अकब्बर बारहो बांधि समुद्र में डारो ॥४॥ 
पेट में पौंढठ के पौंढठे मही पर पालना पौंढ़ के बाल कहाये । 
आई जबे तरुनाई जिया संग सेज पे पौंढ़ के रंग मचाये ॥ 
छीर समुद्र के पौंढनहार को “ब्रह्म कबों चित तें नहिं ध्याये । 
पौंढत पौंढत पौंढत ही सा चिता पर पौंढन के दिन झाये ॥।५॥ 


बीरबल के नाम से कुछ पहेलियां भी प्रसिद्ध हें । उन में से दो-एक 
कर बोले कर ही सुने, ख्रवन सुने नहिं ताहि। 
कहें पहेली बीरबल, सुनिये अकबर साहि॥। 
“नाड़ी” । 
मारो तो वह जी उठे, बिन मारे मर जाय। 
कहें पहेली बीरवल, मुर्दा आटा खाय ॥ 
तबला” । 


हि ० 
“जाः 


तुलसीदास 


हिन्दी-भाषा के श्रभूतपूर्व महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 
संवत्‌ १५५९ वि० में, राजापुर में हुओ। इनके पिता का नाम आात्सा- 
राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका पहला नाम रामबोला 
था । ये सरयूपारीण ब्राह्मण थे । लाला सीताराम इन्हें सनाढ्य ब्राह्मण 
बतलाते हैं । इनका जन्म दरिद्र कुटुम्ब में हुआ था, जैसा कि इन्होंने 


कवितावली में 'जायो कुल मंगन” आदि स्पष्ट ही लिखा है। इनके 
गुरु का नाम नरहरिदासजी था। रामायण के प्रारम्भ में “बन्द गुरु- 


तुंलसीदांस २४१ 


पद-कञ्ज, कृपासिधु नररूप-हरि” इस सोरठ के नररूप-हरि” पद से, 
लोग गुरु का नाम नरहरि निकालते हैं । इनका विवाह दीनबन्धु पाठक 
की कन्या से हुआ था। स्त्री पर इनका प्रेम श्रधिक था । एक दिन वह 
नहर चली गई। इनसे पत्नी-वियोग न सहा गया। ये ससुराल जाकर 
स्‍त्री से मिले। स्त्री को लज्जा आई । उसने ये दोहे कहे--- 
लाज न लागत श्रापु को, दोरे आयहु साथ । 
धिक धिक एसे प्रेम को, कहा कहौ में नाथ ॥ 
ग्रस्थि चरममय देह मम, तामे ज॑सी प्रीति। 
तेसी जो श्रीराम मह, होतिन तो भव-भांति ॥ 
यह बात गोस।ई जी को ऐसी लगी कि वे वहां से उसी सभय काशी 
चले झ्राये और विरकक्‍्त हो गये । स्त्री बेचारी को क्‍या मालूम था कि 
उसकी साधारण बात का ऐसा परिणाम होगा । उसने बहुत विनती की, 
और भोजन करने को कहा, परन्तु उन्होंने एक न सुनी । यह घटना 
तुलसीदास के प्रेम की प्रोढ़ता प्रगठ करतौ है । इनके हृदय मे प्रेम का 
समृद्र लहरे मार रहा था । प्रेम की अट्ठ धारा जो क्षण-मर पहले 
स्‍त्री की ओर बह रही थी उसीः को दूसरे ही क्षण मे इन्होने श्रीराम की 
ग्रोर फेर दी, जो इनके जीवन के श्रन्तिम दम तक बड़े वेग से बहती 
रही । उस प्रेम की धारा ने तुलसीदास को अ्रजर अमर कर दिया। 
कौन जानता था कि एक छोटी-मी घटना से इनके जीवन का प्रवाह इस 
प्रकार बदल जायगा । 
घर छोड़ने के पीछे एक बार स्त्री ने यह दोहा इनके पास लिख 
भेजा--- 
कटि की खीनी कनक सी , रहत सखिन संग सोय । 
मोहि फटे को डर नही , अनत कठे डर होय ॥ 
इसके उत्तर में गोस।ई जी ने लिखा-- 
कटे एक रघुनाथ संग , बाधि जठा सिर केस । 
हम तो चाखा प्रेम रस , पतिनी के उपदेस॥ 


२४२ कविता-कौमुदी, पहला भागग॑ 


वुद्धावस्था में एक दिन तुलसीदास चित्रकूट से लौटते हुए बिना 
जाने अपने ससुर के घर टिके। इनकी स्त्री भी वृद्धा हो चुकी थी। उसने 
पहले तो इन्हें पहचाना नही, अतिथि-सत्कार के लिए चौका झादि लगा 
दिया । पीछे बातचीत होने पर उसने पहचाना कि ये मेरे पति है। 
उसकी इच्छा हुई कि में भी पति के साथ रह । रातभर आगा-पीछा 
सोचकर उसने सबेरे अपने को सबेरे तुलसीदास के सामने प्रकट किया, 
गौर अपनी इच्छा कह सुनाई । परन्तु गोसाईं जी ने श्रस्वीकार किया । 
इस अ्रचानक भेंट का प्रभाव दोनों ओर कैसा पडा होगा, यह ग्रनुमान 
करने पर बड़ा करुण जान पड़ता है । गोसाई जी और उनकी स्त्री को 
अपनी यूवावस्था के उस एक दिन की घटना याद आई होगी, जब उन 
दोनों का वियोग हुआ था । 
गोसाईजी' काशी और अयोध्या मे बहुत रहा करते थे । परन्तु 
मथरा, वुन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगनन्‍नाथजी और सोरो 
( शूकरक्षेत्र ) मे भी भ्रमण किया करते थे । काशीजी में इनके कई 
स्थान प्रसिद्ध हे । कहा जाता है कि हनुमानजी की कृपा से इनको 
श्रीरामचन्द्रजी का दशन हुप्ना था । 
काशी में टोडरमल नाम के एक जमींदार से गोसाईजी का बड़ा 
प्रेम था | उनके मरने पर इन्होंने यह दोहे कहे थे-- 
महतो चारों गांव को ,मन को बड़ो महीप। 
तुलसी या कलिकाल में , अथये). टोडर दीप ॥ 
तुलसी राम सनेह को , सिर घरि भारी भार। 
टोडर कांधा ना दियो, सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला विमल , टोडर गुन॒ गन बाग । 
ये दोठ नयननि सीचिहों , समुझि समुझ्ति अ्रनुराग ॥ 
रामधाम टोडर गये , तुलमी भये असोच । 
जियबो मीत पुनीत बितू , यही जानि संकोच ।॥। 
श्रकबर के प्रसिद्ध वजीर नवाब खानखान। (रहीम ) से भी गोसाईंजी 


तुलसीदास २४३ 


का बड़ा स्नेह था | आमेर के राजा मानसह भी इनका बडा आदर 
किया करते थे। कहते है कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि नन्‍्ददासजी तुलसी- 
दासजी के सगे भाई थे। तुलसीदासजी से, सूरदासजी, नाभाजी और 
केशवदासजी की भी भेट हुई थी। तुलसीदास की कीति भारत मे ही नही, 
इग्लेड, जम॑नी, आस्ट्रिया आदि देशों मे भी फेल चुकी है । इनके “राम- 
चरित मानस का अग्रजी में अनुवाद हो चुका है । इतकी कविता पर 
श्रग्नेजी मे कितने ही निबन्ध लिखे जा चुके हे । तुलसीदासजी के विषय 
में अ्ग्रेजों की क्यों सम्मति है, इस सम्बन्ध में हम प्रसिद्ध इतिहासकार 
श्रीयुत विसेट स्मिथ की सम्मति यहा उद्धुत करते हे :--- 

“वह कवि हिन्दी-कविता-कानन में सबसे बड़ा वक्ष है। उनका नाम 
न तो आईत ए अकबरी में मिलेगा और न मुसलमान इतिहासकारो की 
पुस्तकों में, और न उनका पता किसी फारसी इतिहासकार के बयान से 
तैयार की हुई किसी योरोपीय लेखक की पुस्तक ही मे लगेगा । तो भी 
वे अयने समय में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। यहा तक कि उन्हे भ्रकबर 
से बड़ा कहा जा सकता हैँ । क्योकि लाखो स्त्री और पुरुषो के हृदय पर 
उन्होंने जो विजय प्राप्त की हे, वह उस बाहशाह की जीती हुई कितनी 
ही लडाइयों से चिरस्थायी हे । यद्यपि इस कवि के मित्रो और 
प्रशसकों मे श्रामेर के राजा मानसह और अब्दुरेहीम खानखाना ऐसे 
पुरुष थे, पर तो भी ऐसा मालूम होता हैं कि बादशाह को या अबुल- 
फजल को उनका परिचय नहीं दिया गया । अकबर भौर अबृलफजल 
दोनों ही हिन्दुओ के गुण की कदर करते थे । यदि उनको काशी में 
दशान्‍त जीवन व्यतीत करने वाले इस कवि का पता होता तो वे उसकी 
कदर करने में कभी न चुकते ।”% 


#सुप्रसिद्ध लाला सीताराम के पास तुलसीदास का एक चित्र हमने 
देखा है, जिसे वे श्रकबर बादशाह का बनवाया हुआ बतलाते हे । इस 
से मालूम होता है कि अकबर को तुलसीदास का परिचय था । सम्भव 


२४४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


“यह कवि तुलसीदास थे। उनको धन या शिक्षा का कोई खास मौका 
नहीं मिला । वह एक गरीब ब्राह्मण माता-पिता की संतान थे, जिन्होंने 
उन्हें अमंगल नक्षत्र में पैदा होने के कारण अनाथ छोड़ दिया था। 
ईइ्वरेच्छा से उन्हें एक भिक्ष्‌ ने पालापोसा और राम के सम्बन्ध में 
पौराणिक शिक्षाओं से अभिज्ञ किया । 

“जिस ग्रंथ पर उनकी कीति भ्रवलम्बित है, उसका नाम “ रामायण” 
है । कवि ने उसे “रामचरितमानस” कहा है| यह ग्रंथ इतना बड़ा हे 
कि ग्राउज का अंग्रेजी भाषान्तर ५६२ पृष्ठ का है । इस ग्रंथ का ईइवर- 
वाद ईसाई घर्म से इतना मिलता जुलता है कि उसमें से बहुत से प्रसंग 
राम के स्थान पर ईसु रखने से ईसाइयों के लिए उपयोगी हो सकते हैं । 
प्रियर्सन कहते हैं और ठीक कहते हैं कि किसी प्रार्थना-संग्रह में उन्हें 
स्थान मिल सकता है । काव्य का ईह्वरवाद जितना उच्च हूँ, उतनी ही 
उच्च उसकी नीति है । और आदि से अंत तक उसमें एक भी शब्द या 
विचार ऐसा नहीं पाया जा सकता, जो निर्मल न हो। राम की स्त्री 
सीता स्त्रीत्व क। आ्रादर्श बताई गई हूँ । उत्तर हिन्दुस्तान के हिन्दुओं 
को यह ग्रंथ उतना ही प्यारा हैं जितना ईसाइयों को बाइबिल | हिन्दी- 
साहित्य में यह ग्रंथ ग्रद्वितीय है । इसके प्रभाव के विषय में कुछ कहना 
असंभव है । १९१६ की जनवरी में लिखे हुए एक पत्र में सर जाजं 
ग्रियसंन कहते हें कि “तुलसीदास सारे हिन्दुस्तान के साहित्य में सबसे 
श्रेष्ठ हैं ।” इत्यादि; 

देखिये, "॥7०2८7८ छ8प्रा75$ नी5६४0ए ० 3६5०7, 


77.47-420. 
तुलसीदासजी ने इतने ग्रंथ बनाए -- 


१--रोमचरितमानस, २--कवित्त रामायण, ३-दोहावली, ४-- 
गीतावली, ५--रामाजशा, ६--विनय-पत्रिका, ७--ब रवे रामायण, ८ - 


है, श्रवुलफजल की मृत्यु के बाद यह परिचय हुप्रा हो, इसी से आईन- 
ए-प्रकबरी में इनका कुछ जिक्र न झा सका । --प्रम्वादक । 


तुलसीदास .. २९४१५ 


रामलला नहछू, ९--वैराग्य संदीपती, १०--कष्ण-गीतावली, ११-- 
पार्वती-मंगल, १२--राम सतसई, १३-- हनुमदबाहुक, १४--जानकी 
मंगल । 

प्रायः ये सभी ग्रंथ मिलते हें । तुलसीदासजी के ग्रंथों में राम्चरित- 
मानस सब से बड़ा और बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है। भारत में अब 
तक इ सकी करोड़ों प्रतियां छप चुकी हैं । यह एक ऐसा सर्वेप्रिय ग्रंथ 
हैं कि गरीब को भोपड़ी से लेकर राजा के महल तक, नौ करोड़ मनुष्यों 
तक इसकी पूरी पहुंच है । इस एक ग्रन्थ ही ने तुललीदासजी को तब 
तक के लिए अ्रमर कर दिया, जब तक पृथ्वी पर हिन्दू जाति और हिन्दी- 
भाषा का अस्तित्व है । कौन कह सकता था कि एक गरीब के घर 
में उत्पन्न होकर, एक साधारण स्त्री द्वारा प्रतारित युवक इस असार 
संसार में अनन्त काल के लिए अपनी कीति-ध्वजा स्थापित कर जायगा । 
हमने तुलसीदासजी के ग्रन्थों में से कुछ दोहे, चौपाई, बरव, कवित्त, 
भजन आदि संग्रह कर दिये हें; परन्तु इनकी कविता का पूरा आनन्द 
तो तभी मिलेगा, जब पूरा रामचरितमानस पढ़ा जाय । रामचरितमानस 
के समान भारत में शौर किसी ग्रन्थ का प्रचार नहीं है । 

रामचरितमानस की हन्द-संख्यों इस प्रकार हैः--- 


कांड चौपाई दोहा सोरठा अन्य कुल छत्द- 
छ्न्द संख्या 
घाल कांड १४९४ ३५९ ३५ धर १९५६ 
अयोध्याकांड १३०६ ३१४ १३ १६ १६४९ 
ग्रण्य कांड २६३ ५० छ्द 34 ३६६ 
किष्किन्धाकांड १५४ ३१ ३ ५, १९३ 
सुन्दर कांड २७१ ६२ १ ९ ३४३ 
लंका कांड ५७४ १५० ९ ७४ ८5०७ 
उत्तर कांड ५९६ २०७ १६ भड४ ८७३ 


+फलनाभममाकम्वाकक, 'कुलन-कतभरनभ पक» च७४४३22 आयाम म ४७७ आजा 2७००० मामा, 4विविविकमि 
_स्शशालककत्लम_कसन्‍न्लथ, 


४६५५. ११७३ ८2५... २७१ ६१८७ 


२४६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


संवत्‌ १६८० वि० श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदासजी ने असी 


और गंगा के संगम पर शरीर छोड़ा । उस समय का यह दोहा 
प्रसिद्ध ह-- 


संवत्‌-सोलह सौ असी , असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी , तुलसी तज्यों शरीर ॥ 
मृत्यु के समय गोसाई जी ने यह दोहा पढ़ा था:-- 
रामनाम जस बरनि के , भयो चहत अब मौन । 
तुलसी के मुख दीजिये , अबहीं तुलसी सोन ॥। 


सीता की शोभा 

जनम सिधु पुति बंध बिष , दित मलीन सकलडू:। 

सिय मुख समता पाव किमि , चन्द्र बापुरो रखद्ू ॥ 
घटइ बढ़इ बिरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई।। 
कोक सोकप्रद पंकज द्वोही । श्रवगुन बहुत चन्द्रमा तोही॥ 
वेदेही मुख पटतर दीन्हें । होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
सिय सोभा नहिं जाय बखानी । जगदंबिका रूप-गुन-खानी ॥। 
उपमा सकल मोंहि लघू लागी । प्राकृत नारि अंग-अनुरागी ॥ 
सीय बरनि तेहि उपमा देई । कुकवि कहाइ श्रजस को लेईं॥ 
जौ पटतरिय तीय महं सीया । जग अस्त जुवति कहां कमनीया ॥। 
गिरा मुखर तन्‌ अरध भवानी । रति अति दुखित अतन्‌ पति जानी।। 
विष बाझनी बन्धु प्रिय जेही । कहिय रमासम किमि वेदेही ॥| 
जों छबि सुधा-पयोनिधि होई । परम-रूप-मय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजू मंदर-सिंगारू । मथइ पानिपंकज निज मारू।। 

एहि बिधि उपजइ लच्छि जब , सुन्दरता सुखमूल। 

तदपि संक्रोेच समेत कवि , कहहिं सीय समतूल ॥। 
रामचरितमानस से कुछ ऐसे दोहे और चौप।इयां हम यहां उद्धृत 


करते हैँ, जिनका उपयोग बोलचाल में कहावतों की तरह प्रमाण रूप से 
किया जाता हँ--- 


तुलसीदास २४७ 


बन्दों सन्‍्त असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ।॥। 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दारुन दुख देहीं ॥ 
परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई।॥। 
काहुन कोउ दुख सुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग सब श्राता ॥ 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरात निगम अस कहहीं ॥। 
जहां सुमति तह सम्पति नाना । जहां कुमति तहं विपति निदाना ॥ 
गुरु पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करि भल जानी ॥। 
उचित कि अनुचित किये बिचारू । धर्म जाइ सिर पातक भारू ॥ 


अनुचित उचित बिचार तजि , जे पालहि पितु बेन। 

ने भाजन सुख सुजस के , बसहि. अमरपति ऐन॥ 
बिन्‌ संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं॥ 
राम भजनबिन मिट॒हि कि कामा। थल बिहीन तरु कबहुँकि जामा ॥ 
ब्रितु बिजञान कि समता आवइ | कोउ अवकासकि नभ बिन पावइ।। 
श्रद्धा बिता धर्म नहिं. होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई॥ 
बिन तप तेज कि कर बिसतारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा॥ 
सील कि मिल बिन बृध सेवकाईं । जिमि बिन तेजन रूप गोसाई॥ 
निज सुख बिन मन होइकि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा॥। 
कवनिउं सिद्धिकि बिन बिस्वासा। बिन हरिभजन कि भवभय नासा ॥। 


बिन बिस्वास भक्ति नहिं , तेहि बिन द्रवहि न राम। 
रामकृपा बिनु सपनेहुं, जीव न लह विश्ञाम ॥ 


परद्रोही कि होइ निहसंका । कामी पुनि कि रहइ निकलंका॥। 
भव कि परहिं परमातमविदक । सुखी कि होहि कबहुं परनिदक ।। 
राज कि रहइ नीति बिन्‌ जाने । अघकि रहइ हरि चरित बखाने ।। 
पावन जस कि पुन्य बिन होई । बिन अघ अजस कि पावइ कोई ।। 
धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो ह्विज निज धर्म न टरई ॥। 
धन्य घरी सोइह जब सतसंगा । धन्य जन्म हरिभक्ति अभंगा॥। 


र४ंद कविता-कौमुदी, पहला भाग 


कवि कोविद गावहिं अस नीती । खल सन कलह नहीं भल प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गुसाई । खल परिहरिय स्वान की नाईं ॥ 
फू्लइ फलइ न बेत , यदपि सुधा बरसहि जलद। 
म्रख हृदय न॒ चेत , जो गुरु मिलहि बिरंचि सत ॥ 
बायस पालिय श्रति श्रनुरागा | होइ निराभिष कबहुं कि कागा ॥। 
संत सहहि दूख परहित लागी । पर दुख हेतु असंत अभागी।॥ 
साधु चरित सुभ सरिस कपासू । निरस बिसद गुनसय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
खल सन इव परबंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई।॥। 
को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई॥ 
मुनि गन निकठ विहंग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ।॥ 
हित अनहित पसु पच्छी जाना । मानृष तन गृन ज्ञान निधाना।। 


ध 


काटे प॑ कदली फरे , काटि जतन करि सींच। 
बिनय ते मान खगेस सुन , डांठें पैँ नव नीच ॥। 
नहिं कोउ श्रस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मंद नाहीं ॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलत न कछ संदेह | 
तृषित बारि बित जो तन्‌ त्यागा । मुये करे का सुधा तड़ागा।। 
का वर्षा जब कृषी सुखाने । समय चूकि पुनि का पछताने॥ 
दुइ कि होइ इक संग भुवाला । हंंसन ठठाइ फूुलाउब गाला॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नप अवसि नरक श्रधिकारी ॥ 
कर्म प्रधात विश्व करि राखा । जो जस करइसो तस फल चाखा॥ 
ग्रारत कहहि बिचारि न काऊ। सूक जुआरिहि श्रापन दाऊ॥ 
जल पय सरिस बिकाइ , देखहु प्रीति कि रीति भल। 
बिलग होइ रस जाइ , कपठ खठाई परत ही ॥ 
कसे कनक मनि पारसि पाये । पुरुष परखिये समय सुभाये ॥ 
प्रभु अपने नीचहुं श्रादरहीं । अग्नि धूम गिरि तुन सिर धरहीं ॥ 
सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी । जो पितु मातु बचन श्रनुरागी ॥ 


तुलसीदास २४९ 


तनय मातु पितु पोषनिहारा । दुलंभ जननि सकल संसारा ॥ 
धन्य जन्म जगतीतल तासू । पितहिं प्रमोद चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥| 
गुरु श्रुति सम्मत धर्मफल , पाइय बिनहि. कलेस। 
हंठ बस सब संकट सहे , गालब नहुष नरेस ॥ 
सहज सुहद गृरुस्वामिसिख , जो न करइ सिर मानि। 
सो पछताइ अधाइ उर , अवसि होय हित हानि॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी घन सुभगति व्यभिचारी ॥ 
लोभी जस चह चाह भुमानी । नभ दुहि दूध चहत ये प्रानी ॥ 
राज नीति बिनू धन बिनु धर्मा । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥ 
विद्या बिनू विवेक उपजाये । श्रम फल पढ़े किये अरु पाये ॥ 
संग ते यती कुमन्त्र तें राजा । मान तें ज्ञान पान ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रणण बिन मद तें गुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुनी ।। 
नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अ्रकुस धनु ज़रग बिलाई ॥ 
प्रहित बस जिनके मन माहीं । तिन्‍्ह कहूं जग दुलंभ कछ नाहीं ।॥। 
सचिव वेद गुरु तीन जो , प्रिय बोलहि भय आस | 
राज धर्म तन तीन कर , होइ बेगही नास ॥ 
बर भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देहि विधाता ॥ 
क्रादर मन कर एक अधारा | देव देव आलसी पुकारा॥ 
सठ सन विनय कुटिल कन प्रीती । सहज कृषित सन सुन्दर तीती ॥ 
ममता रत सन ज्ञान कहानी । अति लोभी सन विरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि-कथा । ऊसर बीज बये फल यथा ॥ 
कौल काम बस क्रपिन बिमढ़ा । अ्रति दरिद्र अजुसी अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥ 
तन प्रोषक निनन्‍्दक अघखानी । जीवत शव सम चौदह प्रानी ॥ 
राकापति षोड़श उगहिं , तारागन समुदाय । 
सकल गिरिन्ह दव लाइये , रवि बिन राति न जाय ॥। 


२५० कविता-कौमृदी, पहला भाग 


पर॒ उपदेश कुशल  बहुतेरे | जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ 
प्रिय बानी जे सुनाहि जें कहहीं । ऐसे नर निकाय जग शअहहीं॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहिं ते नर जग थोरे॥ 
ञ्रति संघ्षन करे जो कोई । अनल प्रकट चंदन ते होई॥ 
संत विटप सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सबन्हि के करनी ॥ 
संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन पे कह॒इ ने जाना॥ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता ॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलत सम सुख कछ नाहीं॥ 
मुखिया मुख सों चाहिये , खान-पान को एक। 
पालें-पोषे सकल अंग , तुलली सहित विवेक ॥ 
बरचे रामायण 

कुकुम तिलक भाल श्रति कुण्डल लोल। 

काकपच्छ मिलि सखि कस लसत कपोल ॥ १ ॥ 

केस मुकुत सखि मरकत मनि मय होत। 

हाथ लेत पुनि म॒कुता करत उदोत॥ २॥ 

सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। 

सीय अंग सखि कोमल कनक कदोर॥ ३ ॥ 

सिश्र मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाय । 

निसि मलीन वह निसि दिन यह बिगसाय | ४ ॥ 

चंपक हरवा अ्रंग मिलि अ्रधिक सुहाइ | 

जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाइ॥ ५४५ ॥' 

सिश्र तुग्न अंग रंग मिलि अधिक उदोत। 

हार बेलि पहिरावां चंपक होत॥ ६ ॥ 

का घूंघट मुख मंदहु नवला नारि। 

चांद सरग पर सोहत यहि प्न॒हारि।। ७ ॥ 

गरब काहू रघुतन्दन जनि मन मांह। 

देखहु झ्रापनि मूरति सिय के छांह॥ ८ ॥ 


तुलसीदास २४१ 


स्थाम गौर दोउ म्रति लछिमन राम । 
इनते भइ सित कीरति अति अभिराम॥ ९ ॥ 
बिरह आगि उर ऊपर जब श्रधिकाय । 
ए अंखियां दोड बेरिनि देहिं. बृताय ॥ १० ॥ 
डहकनि है उजियरिया निसि नहिं घाम। 
जगत जरत अस लागे मोहि बिनु राम ॥ ११॥ 
श्रब॒ जीवन के है कपि आस न कोइ । 
कनगूरिया के मुंदरी कंकन. होइ॥ १२॥ 
जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाउ। 
उलठा जपत काल ते भये ऋषिराउ ॥ १३ ॥ 
केहि गनती महूं गनती जस बन घास | 
राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ १४॥ 
नाम भरोस नाम बल नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनन्दन तुलसिहि देहु॥ १५॥ 
राम सतसई 
आसन दृढ़ आहार दृढ़ , सुमति ज्ञान दृढ़ होइ। 
तुलसी बिना उपासना , बिन दूलह की जोइ॥ १ ॥ 
रामचरण अवलम्ब बिनु , प्रमारथ की ब्रास। 
चाहत बारिद बूंद गहि , तुलसी उड़न झ्रकास ॥ २ ॥। 
स्वारथ परमारथ सकल , सुलभ एक ही ओर ।॥। 
दहृर दूसरे दीनता , उचित न तुलसी तोर॥ ३ ॥ 
जहां राम'तहं काम नहिं , जहां काम नहिं राम। 
तुलसी कबहूं होत नहिं , रवि रजनी इक ठाम॥ ४ ॥। 
सम्पति सकल जगत्त की , स्वासा सम नहिं होइ। 
सो स्वासा तजि राम पद , तुलसी अलग न खोइ॥ ५ ॥ 
तुलसी सो भश्रति चतुरता , राम चरन लवलीत। 
पुर मन पर धन हरन को , गतिका परम प्रबीन॥ ६ ॥ 


२५२ 


कविता-कौमृदी, पहला भाग 


स्वामी होनो सहज है , दुलंभ होनो दास। 
गाडर लाये ऊन को , लागी चरन कपास ॥ ७ ॥ 
तुलसी सब छल छांडि के , कीज॑ राम सनेह | 
अन्तर पति सों है कहा , जिन देखी सब देह॥ ८ ॥ 
कोटि बिघ्न संकट बिकट , क्रीटि सत्र जो साथ । 
तुलसी बल नहिं करि सके , जो सुदिष्ट रघुनाथ ।| ९ ॥ 
लगन महूरत योग बल , तुलसी गनत न काहि। 
राम भये जेहि दाहिने , सब दाहिने ताहि ॥ १० ॥ 
ऊंची जाति पपीहरा , पियत न नीचो नीर। 
के यांचे घनश्याम सों , के दुख सहे शरीर ॥ ११॥ 
होइ अधीन यांचे नहीं , सीस नाइ नहिं लेइ । 
ऐसे मानी मॉगर्नाह , को बारिद बिन्‌ देइ॥ १२॥ 
मान राखिबो मांगिबो , पिय सों सहज सनेहु । 
तुलसी तीनों तब फबे , जब चातक मत लेहु॥ १३॥ 
गंगा यमना सरसुती , सात सिन्धु भर पूर। 
तुलसी चातक के मते , बिन स्वाती सब धूर।॥ १४॥ 
एक भरोसो एक बल , एक आस विश्वास । 
स्वाति सलिल रघुनाथ यश , चातक तुलसीदास ॥ १५॥ 
राम राम रटिब्रों भलो , तुलसी खता न खाय। 
लरिकाई तें पौरिबो , धोखेहुं बूड़ि न जाय ॥ १६ ॥ 
तुलसी बिलम्ब न कीजिये , भजि लीजे रघुबीर । 
तन तरकस तें जात है , स्वांस सारसो तीर॥ १७॥ 
अ्रसन बसन सुतनारि सुख , पापिहुं के घर होइ। 
सन्‍त समागम राम धन , तुलसी दुलंभ दोइ॥ १८॥ 
तुलसी मीठे बचन तें , सुख उपजत चहुं ओर । 


थक, 


बसीकरत यह मंत्र है , परिहर बचन्‌ कठोर ॥ १९ ॥ 


तुलसीदास २५३ 


तुलसी अपने राम कह 
ग्रादि अन्त निर्वाहिबो 
तुलसी राम सनेह करू 
जेसे घटत न अ्रड्धू नव 
तुलसी संत सुभ्रंब॒ तरु 
इतते ये पाहन हनत 
गोधन गजधन बाजिधन 
जब आवत सन्‍्तोष मन 
काम क्रोध मद लोभ की 
तौ लों पण्डित मूरखों 
प्रेम बेर अरु पुण्य भ्रघ 
बात बीज इन सबन को 
तो लग योगी जगत गुरु 
जब ग्रासा मन में जगी 
उरग तुरंग नारी नपति 
तुलसी परखत रहब नित 
दुर्जज दर्पत सम सदा 
सनन्‍्मुख की गति और है 
सिष्य सखा सेवक सचिव 
सुनि करिये पुनि परिहरिय 
दीरघ रोगी द्वारिदी 
तुलसी प्रान समान जौ 
बहुयुत बहुरुचि बहु बचन 
इनको भलो मनाइबो 
सहि कुवास सांसति असम 
तुलसी धर्म न परिहररहि 


/ मेजन करहु निरसद्ू । 
»/ जैसे नव को अड्ूु ॥ २०॥ 
त्याग सकल उपचार । 
, नव के लिखत पहारु ॥ २१! 
, फूल फलहि पर हेत। 
, उतते वे फल देत ॥ २२॥ 
»/ और रतन धन खान। 
»/ सेब धन धूरि समान ॥ २३॥। 
/ जोलों मन में खान। 
, तुलसी एक समान ॥ २४॥। 
, यश अपयश जय हान। 
, तुलसी कहूहि सुजान॥ २५॥। 
, जौ लगि रहते निरास । 
, जग गुरे योगी दास ॥ २६॥ 
,/ नर नीचो हथियार। 
, इनहि न पलटठत बार ॥ २७॥ 
, करि देखो हिय गौर । 
/ बिमुख भये पर और ।।| २८॥। 
» सुतिय सिखावनु सांच। 
/ पर सनरणज्जन पांच ॥ २९ | 
» केंदु बच लोलूप लोग । 
/ तैेंऊ त्यागिबं योग ॥ ३०॥ 
, बहु अचार व्यवहार । 
» यह अज्ञान अपार ॥ ३१॥। 
/ साप अनठ अपमान । 
/ ते वर सन्‍त सुजान || ३२॥ 


है 


२५४ 


कविता-कौमृदी, पंहलां भाग 


तुलसी साथी विपत के , विद्या विनय विवेक । 
साहस सुकृत सत्यब्रत , राम भरोसो एक॥ ३३॥ 
तुलसी भ्रसमय के सखा , साहस धर्म विचार । 
सुकृत सील सुभाव ऋजु , राम चरन आधार ॥ ३४॥। 
राग रोष गुन दोष को , साखी हृदय सरोज । 
तुलसी बिकसत मित्र लखि , सकुचत देखि मनोज ॥ ३५॥। 
खग मृग मीत पुनीत किय , बनहुँ राम नयपाल । 
कुनय बालि रावण धर्राहि , सुखद बन्धु किय काल ॥ ३६॥ 
तुलसी जो कीरति चरहहिं , पर कीरति को खोइ। 
तिनके मुंह मसि लागि हैं , मुये न मिटि हैं घोइ ॥ ३७॥ 
नीच चंग सम जानिये , सुनि लखि तुलसीदास । 
ढीलि देत महि गिरि परत , खेंचत चढ़त शभ्रकास || ३८॥। 
राम नाम मनि दीप धर , जीह देहरी  द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरो , जो चाहसि उजियार ॥| ३९॥। 
साहिब ते सेवक बड़ो , जो निज धर्म सुजान । 
राम बांधि उत्ते उदधि , नांघि गये हनुमान ॥| ४० ॥ 
सूर समर करनि करहि , कहि न जनावहि झाप । 
विद्यमान रिपु पाई रन , कायर करंहि प्रलाप ॥ ४१॥ 
जूफे तें भल बूझिबों , भली जीति ते हारि। 
डहके ते ढहकाइबों , भलो जु करिय बिचार ॥ ४२ ॥। 
मंत्री गुरु श्ररु वेद्य जो , प्रिय बोलिहि भय आस । 
राज धर्म तन तीन कर , होइ बेगिही नास ॥ ४३॥। 
हृदय कपट बर वेषि धरि , बचन कहें गढ़ि छोलि । 
अबके लोग मयूर ज्यों , क्‍यों मिलिये मन खोलि ॥ ४४ ॥। 
अ्रसिय गारि गारेउ गरल , नारि करि करतार। 
प्रेम बेर की जननि युग , जानहिं बुध न गंवार ॥ ४५॥ 


तुलसीदांस २५५ 


तुलसी अपनो आचरन , भलो न« लागत कासुं । 
तेहि न बसातजो खातनित , लहसुनह॒ की बासु ॥ ४५६ ॥ 
मुखिया मुख सों चाहिये , खान पान को एक । 
पाले पोसे सकल अंग , तुलसी सहित विवेक ॥ ४७॥ 
हित पुनीत सब स्वारथहि , अरि असुद्ध बिनु जाड़ । 
निज मुख मानिक सम दंसन , भूमि परे ते हाड़ ॥ ४८॥ 
तुलसी पावस के समें , धरो कोकिला मौन। 
अब तो दादुर बोलि हें , हमें पूछि हैं कौन ॥ ४९॥ 
तुलसी हमसों राम सों , भलो मिलो हैं सूत। 
छांडे बने न संग रहे , ज्यों घर मांहि कपूत ॥ ५०॥ 
व्याधा बधों पपीहरा , परो गंग जल जाय। 
चोंच मूंदि पीव॑ नही , जल पिये मो पन जाय ॥। ५१॥ 
बार बार बर मांगहूं , हरषि देहु श्रीरद्ध । 
पद सरोज अतपायिनी , भक्ति सदा सत्सद्भ ॥ ५२॥। 
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख , धरिय तुला इक अद्भ । 
तुल नताहि सकल मिलि , जो सुख लव सत्सझ्भा ॥ ५३॥ 
तुलसी रा के कहत ही , निकसत पाप पहार। 
फिरि भीतर आवत नहीं , देत मकार किवार ॥ ५४॥ 
तुलसी काया खेत है , मनसा भये किसान । 
पाप पुण्य दोऊ बीज हैँ , बुबे सो लुने निदान॥ ५५॥ 
ग्रावत ही हें नहीं , नैनेन नहीं सनेह | 
तुलसी तहां न जाइये , कंचन बरसे मेह॥ ५६॥ 
तुलसी कबहुं न त्यागिये , अपने कुल की रीति। 
लायक ही सों कीजिये , ब्याह बेर अर प्रीति ॥ ५७ ॥ 
तुलसी जस भवितव्यता , तैसी मिले सहाय | 


आप न आवे ताहि पे , ताहि तहां ले जाय ॥ ४८॥ 


२०६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


जगते रहु छत्तीस हें , रामचरत छः तीन। 
तुलसी देखू विचारि हिय , हैं यह मतौ प्रबीन ॥ ५९॥ 
रैन को भूषन इन्दु है, दिवस को भूषन भान। 
दास को भूषत ध्यान हैं , ध्यान को भूषन ज्ञान ॥ ६० ॥ 
ज्ञान को भूषन भक्तिति हूँ , ध्यान को भूषन त्याग | 
त्याग को भूषन शांति पद , तुलसी श्रमल अदाग ॥ ६१॥ 
तुलसी मिटे न मोहतम , किये कोटि गुन ग्राम । 
हृदय कमल फूले नहीं , बिनु रवि कुल रवि राम ॥ ६२॥ 
सुनत लखत श्रुति नयन बिनूु, रसना बिनु रस लेत। 
बास नासिका बिनु लहें , पर्स बिना निकेत ॥ ६३॥ 
सोई ज्ञानी सोइ गुनी , जन सोइ दाता ध्यानि । 
तुलसी जाके चित भई , राग द्वेष की हानि ॥ ६४॥ 
विनय-पत्रिका 
( १) 


है 


गाइये गनपति जगबंदन , संकर सुबतन भवानी नंदन । 
सिद्धिसदन गजबदन बिनायक , क्ृपासिधु सूंदर सब लायक ॥! 


मोदकप्रिय मुद मंगल-दाता , विद्या-वारिधि बुद्धिविधाता । 
मांगत “तुलसिदास” कर जोरे , बर्साह रामसिय मानस मोरे॥ 


के .) 
बावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि बड़ो दिन देत दये बिन्‌ बेद बड़ाई भानी ॥ 
निज घर की बर बात बिलोकहु हो तुम परम सयानी । 
सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी ॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी । 
तिन रंकन को नाक संवारत हों आ्रायों नकबांनी ।। 
दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता श्रकुलानी । 
यह अधिकार सौंपिये औरहि भीख भली में जानी ॥ 


तुलसीदास 


प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की वर बानी । 
“तुलसी” मुृदित महेस मनहिं मन जगत मातु मुसुकानी ।। 


रे 
ऐसी तोहि न बूभिये “मा हठीले । 
साहेब कहूं न राम से तोसे न वसीले ॥ 
तेरे देखत सिंह को सिसु मेढ़क लीछे | 
जानत हो कलि तेरेऊ मनु गुनगन कीले ।। 
हांक सुनत दसकन्ध के भये बन्धन ढीले । 
सो बल गयो किधौ भये अब गबंगहीले ।। 
सेवक को परदा फटे तुम समरथ सीले । 
अधिक आापु ते आपनो सुनि मान सहीले ॥। 
सासति “तुलसीदास” की सुनि सुजस तुहीले । 
तिहूं काल तिनको भलो जे राम रगीले ॥ 
है. 
श्री रामचन्द्र कृपाल बे मन हरन भव भय दारुन । 
नव कज लोचन कज मृख कर कज पद कजारूनं ।॥। 
कन्दर्प अगनित भ्रमित छवि नव नील नीरज सुन्दर । 
पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावर ॥ 
भज्‌ दीनबन्धु दिनेस दानव दैत्यवंस निकंदनं । 
रघुनन्द आनदकन्द कौसलचन्द दसरथ-नन्दनं ॥ 
शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अज्भ विभूषनं । 
आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दृूषन॥। 
इमि बदत “तुलसीदास” शंकर शेष मुनि मनरंजनं । 
मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल-दल गंजनं ॥। 
४, 
मेरो मन हरि हठ न तजे । 
निस्र॒ दिन नाथ देउं सिख बहु विधि करत सुभाव निज । 
ज्यों जुब॒ती अ्नुभवति प्रसव भ्रति दारुन दुख उपज ॥ 


२५७ 


र५श्८ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ह्व॑ अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजे। 
लोलूप भ्रमत गृह पशु ज्यों जहूं तहं सिर पदत्रान बजे ॥ 
तदपि अ्रधम विचरत तेहि मारग कबहु न मूढ़ लज ।। 
हों हार॒ुयो करि जतन विविध विध अतिसय प्रबल शअजे | 
“तुलसिदास” बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजे ॥ 
ह य -) 
अब लौं नसानी अभ्रब न नसेहों । 
राम कृपा भवनिता सिरानी जागे फिरि न डसैहों।। 
पायों नाम चारु चविन्तामनि उर करतें न खसोहों । 
दयाम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहि कसेहौं ॥ 
परबस जानि हंस्यो इन इन्द्रितनिज बस हछ् न हंसेहौ । 
मन मधुकर पन करि' तुलसी रघपति-पद-कमल बसेहौ ।! 
( ७ ) 
ऐसे राम दीन-हितकारी । 
अति कोमल करुतानिधान बिन कारन पर उपकारी ॥ 
साधन हीन दीन निज अघ बस सिला भई मूनि नारी । 
गृहते गवनि ,परसि पद पावन धोर सापते तारी ॥ 
हिसारत निषाद तामस बपु पैसु समात बनचारी । 
भेंटयो हृदय लगाई प्रेम बस नहिं कुल जाति बिचारी ॥ 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि न जाइ अति भारी । 
सकल लोक शअ्रवलोकि सोकहत सरन गये भय ठारी ॥। 
बिहंग योनि आमिष अ्रहार-पर गीव कौन 'ब्रतधारों । 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब भांति संवारी ।। 
प्रधम जाति सवरी जोषित जड लोक वेद ते न्‍्यारी । 
जानि प्रीति दे दरस कृपानिधि सोऊ रघुनाथ उधारी ॥ 
कपि सुग्रीव बन्धु भय ब्याकुल आयो सरन पुकारी । 
सहि न सके दारुन दुख जन के हत्यो बालि सहि गारी ॥ 


तुलसीदास 


रिपु को ग्रनज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । 
सरन गये श्रागे हे लीन्हो भेंटयो भूजा पसारी॥। 
असुभ होइ जिनके सुमिरेते बानर रीछ बिकारी । 
वेद विदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी ।। 
कहं लगि कहों दीन ग्रगनित जिनकी तुम बिपतिनिवारी । 
कलि मल ग्रसित“ दास तुलसी” पर काहे कृपा बिसारी ॥ 
( ८ ) 
मन पछतेहें शभ्रवसर बीते । 
दु्लंभ देह पाई हरि पद भज्‌ करम बचन श्ररु हीते ॥ 
सहसबाहु दसबदत आदि नृप बचे न काल बलीते। 
हम हम करि धन धाम संवारे श्रन्त चले उठि रीते ॥ 
सुत बनितादि जानि स्वारथ रत न कर नेह सबहीते । 
अन्तहुूं तोहि त्जेगें पामर तू न तजे अबहीते ॥ 
श्रब नाथहि अनुरागु जाग जड़ त्यागु दुरासा जीते । 
बुझे न काम प्रगिनि“तुलसी कहुं विषय भोग बहु घीते ।। 
( «६ ) 
तू दयाल, दीन हूं, तू दानि, हूं भिखारी। 
हूं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुञ्ज हारी ॥। 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसों। 
मो समान आरत नहिं आरतहर तोसों॥।। 
ब्रह्म तू, हूँ जीव, तू ठाकुर, हू चेरो। 
तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मेरो।। 
तोहि मोहि नातो शअ्रनेक मानिये जो भावे। 
ज्यों त्यों “तुलसी” कृपाल चरण शरण आवे ॥ 
(६ १० ) 
ममता तू न गई मेरे मन तें। 
पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन त । 


२५९ 


२६० 


कविता-कौमुदी, पहला भागे 


तन थाके कर कम्पन लागे जोति गई नेननततें॥ 
सरवन बचन न सुनत काहु के बल गये सब इन्द्रिन तें । 
टूटे दसन बचन नहिं श्रोवत सोभा गई मुखन तें॥ 
कफ पित बात कंठ पर बँठे सुतहि बुलावत कर तें। 
भाइ बन्धू सब परम पियारे नारि निकारत घर ते।॥ 
ज॑से ससिमण्डल बिच स्याही छुटे न कोटि जतन तें । 
“तुलसिदास” बलि जाऊं चरन तें लोभ पराये घन तें |। 
ला, 
कबहुंक हाँ इहि रहनि रहोंगो । 
श्री रघुनाथ कृपाल कृपा तें सन्‍्त सुभाव गहाँगो ॥ 
जथा लाभ सन्‍्तोष सदा काहू सों कछ न चहाॉँगो। 
परहित निरत निरन्तर मन क्रम बचन नेम निबहोँगो ।। 
पुरुष बचन ग्रति दुसह स्रवन सुनि तेहि पावक न दहींगो । 
बिगत मान सम सीतल मन परगुन ओऔगृुन न कहींगो |॥ 
परिर्हर देह जनित चिन्ता दुख सुख समबुद्धि सहौंगो । 
'तुलसिदास प्रभु इहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहोंगे।।। 


गीतावली 
( १२ ) 


पौढ़िये लाल पालने हों भुलावों । 
बाल विनोद मोद मंजुल मनि किलकनि खानि खुलावों । 
तेह श्रनुराग ताग गृहिबे कहुँ मति मृगनयनि बुलावों ॥। 
“तुलसी” भनित मली भाभिनि उर सो पहिराइ फुलावों । 
चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावौं ॥। 
( १३ ) 
जागिये कृपानिधान जानिराय रामचन्द्र 
जननि कहे बार-बार भोर भयो प्यारे । 


तुलसीदास 


राजिव लोचन बिसाल प्रीति वापिका मराल 

ललित कमल बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अरुन उदित विगत सर्वरी ससांक किरिनहीन 

दीन दीप ज्योति मलिन दुति समह तारे । 
मनहु ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भौबिलास 

आस त्रास तिमिरतोम तरनि तेज जारे ॥ 
बोलत खग निकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु 

श्रवत प्रान जीवन धन मेरे तुम वारे। 
मनहु बेद बन्दी मुनिवुन्द सूत मागधादि 

बिरुद बदत जय जय जय जयति केटभारे ॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अ्रतिसय दयाल 

भागे जज्जाल विपुल दुख कदम्ब टारे। 
“तुलपिदास” भ्रति अनन्द देख के मुखारबिन्द 

छूटे भ्रम फन्‍द परम मन्द द्वन्द भारे॥ 

( (४) 
जननी निरखत बाल धनुहिश्रां ॥ 
बार बार उर नयननि लावति प्रभुजु की ललित पनहिश्नां ॥ 
कबहु प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सकारे। 
उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे॥ 
कबहुंँ कहत बड़ वार भई ज्यों जाहु भूप पे भेया। 
बन्ध्‌ बोलि जेइये जो भावे गई नेछावरि मेंया॥ 
कबहुँ समुझि वन गमन राम को रहि चकि चित्र लिखी सी । 
“तुलसिदास” या समय कहेते लागति प्रीति सिखी सी ॥ 
( १५ ) 

बैठी सगुन मनावति माता । 

कब अइहे मेरे बाल कुशल घर कहहु काग फुरि बाता ॥ 


२६१ 


२६२ क विता-कौमुदी, पहला भाग 


दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच मढ़ेहों। 
जब सिय सहित बिलोकि नयन भरि राम लखन उर लेहीाँ ॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति गझातुर अकलानी। 
गनक बुलाइ पाय परि पूछति प्रेम मगन मुदुबानी ॥ 
तेहि भश्रवसर कोउ भरत निकट ते समाचार ले आयौ | 
प्रभ आगमन सुनत तुलसी” मानों मीन मरत जल पायो ॥ 
कृष्ण-गातावलि 
( १६ ) 
मोकह भूंठहि दोस लगावहिं। 
मसय्या इनहि बानि परि गृह की नाना युक्ति बनावहि।॥ 
इन्ह के लिए खेलिबों छांडयो तऊ न उबरन पांवहि। 
भाजन फोरि बोरि कर गोरस देन उलहनों आवहि।॥ 
कबहुंक बाल रोवाइ पानि गहि मिस यहि करि उठि धावहि। 
कराहि आपू शिर धरहि आन के बचन बिरंचि हरावहि।॥ 
मेरी टेव बूझ हलधर सों संतत संग खेलावहि। 
जे अन्याउ कराह काहू को ते शिश्‌ मोहि न भावहिं।। 
सुनि सुनि बचन चातुरी ग्वालिनि हँसि हँसि बदन दुरावहिं। 
बाल गोपाल केलि कलि कीरति तुलसिदास” मुनि गावहि ॥ 
( १७ ) 
ग्रबहि उरहनो दे गई बहुरो फिरि श्रोई । 
सुनु मैय्या तेरी सौं करो याकी टेक लरन की सकुच बेचेसि खाई॥ 
या ब्र+ः में लरिका घने हां ही प्न्याई। 
मुंह लाए मूड़हि चढ़ी अंतहु अहिरिनि तोहि सूधी करि पाई॥ 
( १८ ) 
छाड़ो मेरे ललित ललन लरिकाई। 
ऐहें देख कालि तेरे वे ब्याह की बात चलाई॥ 


तुलसीदास २६३ 


डरिहे सासु ससुर चोरी सुनि हँसि हे नई दुलहिशा सुहाई। 
उबदि नहाहु गृहो चोटिया बलि देखि भलो बर करहिं बडाई।। 
मातु कह्यो करि कहत बोलि दे भइ बडिबार कालि तो न भझ्राई। 
जब सोइबो तात यो हा कहि नयन मीचि रहे पौढि कन्हाई ॥। 
उठि कह्यो भोर भयो भगुली दे मुदित महर लखि आतुरताई । 
बिहसी ग्वालि जान तुलसी” प्रभु सकुचि लगे जननी उर धाई॥। 
( १९ ) 
हरि को ललित बदन निहारु । 
निपटही डाटति निठुर ज्यों लकुट करते डारु ॥ 
मज्‌ अ्रजन सहित जलकन चुवत लोचन चारु। 
श्याम सारस मगन मनो शशि श्रवत सुधा सिंगारू ।। 
सुभग उर दधि बुन्द सुन्दर लखिअपनपो वारू । 
मनहु मरकत मृदु सिखर पर लसत विषद तुषारु ॥ 
कानन्‍्ह हू पर सतर भौ हे महरि मनाहि विचारु । 
“दासतुलसी 'रहति वयो रिस निरखि नन्दकुमारु ॥ 
६. ९२%.) 
देख सखी हरि बदन इन्दु पर । 
चिककन कुटिल अलक भ्रवली छबि कहि न जाय शोभा अनृपबर ॥ 
बाल भुअगिनि निकर मनहु मिलि रही घेरि रस जानि सुधाकर । 
तजि न सकहि नहिं कराहि पान कहो कारन कौन विचार डरहि उर ॥। 
भ्ररस बनज लोचन कपोल सुभ श्रुति मंडित कूडल श्रति सुन्दर । 
मनहु सिन्धु निज सुरतहि मनावन पठये युगल बसीठि बारिचर ।। 
नदनन्दन मुख की सुन्दरता कहि न सकहि श्रुति शेष उसम्रा वर। 
“तुलसीदास” त्रेलोक्य विमोहन रूप कपटनर त्रिविध शूल हर | 
रे 
गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत बल्लभ। 
चरणारबिन्दमह भजे भजनीय सुर नर दुलंभ॑।। 


तुलसीदास २६४५ 


पावेती मद्भल 

का, 
तजे भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु। 
मुनि मनसहुँ ते अगस तपहिं लायो मन ॥ 
सकुचहि बसन विभूषन परसत जो बपु। 
तेहि सरीर हर हेत अरंभेउड बड़ तप॥ 
पू्जह शिवहि समय तिहुं करहि निमज्जन । 
देखि प्रेम ब्रत नेम सराहहि£ सज्जन ॥ 
नींद न भूख पियास सरिस निसि बासर। 
नयन नीर मुख नाम पुलक तन्‌ हिय हर ॥ 
कन्द मूल फल असन कबहुँ जल पवनहि। 
सूख बेल के पात खात दिन गवरनहिं॥ 
नाम अपरना भयउठ परन जब परिहरे। 
नवल धवल कल कीरति सकल भुवन भरे ॥। 
देखि सराहहि गिरिजहि मुनिवर मुनि बहु। 
अस तप सुना न दीख कबहुं काहू कहुं।। 
देखि दसा करुनाकर हर दुख पायउ। 
मोर कठोर सुभाय हृदय अस आ्रायउ ॥ 


कवितावली 

( £$ ) 
क्रवधेश के हारे सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे। 
अवलोकिहौं सोच विमोचन को ठगि सी रही जे न ठगे घिक से ।। 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। 
सजनी ससि में समसील उर्भ नवनील सरोरुह से बिकसे।। 

मी, 
तन की दुति स्थाम सरोहह लोचन कंज की मंजूलताई हरें। 
प्रति सुन्दर सोहत धूरि भरे छवि भूरि प्रनंग को दूरि धरें॥ 


२६९ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


दमकें दतियां दुति दामिन ज्यों किलंके कल बाल विनोद करें । 
अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर में बिहरे॥ 
पी 
वर दंत की पंगति कुन्द कली गअ्रधराधर पललव बोलन की । 
चपला चमके घन बीच जुगे छवि मोतिन माल अमोलन की ॥ 
घुघुरारि लटें लटकें मुख ऊपर कुण्डल लोल कपोलन की । 
नेवछावर प्राण करें तुलली बलि जाऊं लला इन बोलन का॥ 
( ४ ) 
कीर के कागर ज्यों नुप चीर विभूषत उप्पम अंगनि पाई। 
झध तजी मग बास के रूप ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोगलुगाई ॥। 
संग सुबंध्‌ पुनीत प्रिया मनो धम क्रिया धारि देह साहाई। 
राजिव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ की नाई ॥ 
( + 9) 
पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मग में ड॒गद्ढे। 
भलकी भरि भाल कनी जल की पटु सूखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिर बूभति हें चलनो5ब कितो पिय पनेकुटी करिहो कित ह्वे । 
तियकी लखि आतुरता पियकी अंखियां' श्रति चारु चलीं जल चवे ॥ 
( ६ ) 
जल को गये लक्खन हैं लरिका परखो पिय छांह घरीक हे ठाढ़ें । 
पोंछ पसेउ बयारि करों अरु पाय पखारिहों भूभुरि डाढ़े 
तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानि के बेठि बिलम्ब लौं कंटक काढ़े 
जानकी नाह को नेह लख्यों पुलकों तन वारि विलोचन बाढ़े 
( ७ ) 
सीस जठा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरीछीसी भौंहें 
तून सरासन बान धरे तुलसी बन मारग में सुठि सोहें॥ 
सादर बारहिबार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। 
पूछति ग्रामवधू सिय सों कहो सांवरो सो सखि रावरो को हैं॥ 


ऑमएकम्जह ऑफम्कपका- 
ऑफाानसर 


बलभद्र मिश्र २६७ , 


प्ः 
कतहु॒ विठपष भूधर  उपारि ब्रि सैन बरष्षत। 


कतहुँ बाजि सो बाजि मईदि गजराज करुष्षत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोठ अरि उर सिर बज्जत। 
विकट कटक विद्रत वीर वारिद जिमि गज्जत ॥ 
लंगूर लपेटत पठकि महि जयति राम जय उच्चरत | 
तुलसीस पवननन्दन श्रटल जुद्ध कुद्ध कौतुक करत ॥ 


९ 

खेती न किसान को भिखारी को न की बलि बनिक को बनिज न 
चाकर को चाकरी । जीविका बिहीन लोग सिद्यमान सोचबस कहें एक 
एकन सों कहां जाय का करी । वेदहु पुरान कही लोकहुं बिलोकियत 
सांकरे समे के राम रावरे कृपा करो । दारिद दसानन दबाई दुनी दीन- , 
बन्धु दुरित दहत देखि तुलसी हहा करी । 

बलभद्र मिश्र 

बलभद्र मिश्र सताढय ब्राह्मण श्रोडछा निवासी पंडित काशीनाथ 
के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास के बड़े भाई थे। केशवदास ने श्रपनी 
कवि-प्रिया में इनका नाम लिखा हैं। इनका जन्मकाल सं० १६०० वि० 
के लगभग माना जाता है। इनके रचे हुए नखशिख, भागवत भाष्य, 
बलभद्री व्याकरण, हनुमन्नाठक टीका, गोबरद्धन सतसई टीका और दूषण 
विचार आदि ग्रंथ कहे जाते हैं । इनमें से नव॒शिख और दृषण विचार 
ग्ादि दो-तीन ग्रंथों के सिवा अन्य ग्रन्थ अभी तक नहीं मिले हें। अ्रब 
तक इनकी जितनी कविताएं मिलीं, उनके देखने से ये बड़े अच्छे कवि 
ज़ान पड़ते हैं । नमूने के तौर पर इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैँ--- 

पाठल नयन कोकनद के से दल दोऊ 
बलभद्र बासर उनीदी लखी बाल में। 
शोभा के सरोवर में बाड़व की आभा क्षों 
देवधुनि भारती मिली है पुन्‍्य काल में ॥| 


रद्द 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


काम कैबरत कंधों नासिका उड्भप बेढयों 

खेलत सिकार तरुनी के मुख ताल में। 
लोचन सितासित में लोहित लकीर मानो 

बांधे जुग मीन शाल रेसम के जाल में ॥| १॥ 
मरकत सूत कंधों पन्‍नग के पूत श्रति 

राजत अभूत तमराज कंसे तार हँ। 
मखतूल गन ग्राम सोभित सरस इ्याम 

काम मृग कानन के कोहू के कुमार हैं ॥ 
कोप की किरनि के जलज नल नील तंत 

उपमा अनंत चार चंवर शांड्भार हें। 
कारे सटकारे भीजे सोंधे सों सुगंध बास 

ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार हे ॥ २॥ 


दादुदयात्र 


दादुदयाल का जन्म फाल्गुन शुक्ला अ्रष्टमी,बृहस्पतिवार संवत १६० १ 
वि० में हुआ था । जन्मस्थान कहां था, इस विषय में बड़ा मतभेद पाया 
जाता है । दांदूपंथी लोग कहते हें कि इनका जन्म श्रहमदाबाद (गुजरात) 
में हुआ था महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने इनका जन्म 
स्थान जौनपुर बतलाया हे । परन्तु दादुदयाल की कविता की भाषा देखने 


से गुजरात देश ही उनको जन्म-स्थान प्रतीत होता है । 


ये किस जाति के थे, इसमें भी बड़ा झगड़ा है । कोई इन्हें गुजराती 
ब्राह्मण बतलाता है, कोई मोची और कोई धृनिया कहता है। सर्वेसाधारण 
में ये धुनिया ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु “जाति पांति पूछे ना कोई, हरि को 
भज सो हरि का होई” इस कहावत के श्रनुसार हमें इनका गुण ही देखना 
चाहिये। गुण की कोई जाति नहीं है । जाति चाहे ऊंच हो या नीच 


गुण का आदर सर्वत्र होंगा। कबीर ने कहा है-- 


जाति न पूछी साधु की , पूछ लीजिये ज्ञान । 
मोल करी तलवार क्वा , पड़ा रहन दो स्थान ॥ 


दादूदयाल २६९ 
दादुदयाल का गुरु कौन था, इसका भी ठीक ठीक पता नहीं । लोग 
कहते हैँ कि कमाल इनके गुरु थे। कमाल कबीर के पुत्र थे । दादुदयाल 
की पदावली में कबीर का नाम तो कई स्थानों पर आया है; परन्तु 
कमाल का एक स्थान पर भी नहीं । दादूदयाल ने गुरु की महिमा भी 
बहुत गाई है । ऐसी दशा में यदि कमाल इनके गुरु होते, तो उनका नाम 
भी कहीं न कहीं आता ही । 
दादू पंथियों के कथनानुसार, कबीर साहब की तरह दादृदयाल भी 
बालक रूप में, लोदीराम नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी (अहमदाबाद) 
में बहते हुए मिले थे । इनके विषय में भी बहुत-सी चमत्कार की कहा- 
नियां प्रसिद्ध हैं | ये बड़े क्षमाशील थे । इसी से लोगों ने इन्हें 'दयाल” 
की पदवी दी थी और ये सबको दादा कहा करते थे, इसीसे लोग इन्हें 
“दाद” कहने लगे । 
दादूदयाल आमेर में जो जयपुर की पुरानी राजधानी है, १४ वर्ष तक 
रहे । वहां से जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए सं ० 
१६५९ में नराना में, जो जयपुर से २० कोस पर है, आकर ठहार गये । 
वहां से तीव चार कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी ये कुछ समय 
तक रहे, और सं० १६६० में वहीं इन्होंने शरीर छोड़ा । इसी कारण से 
वह स्थान बहुत पवित्र समझा जाता है । समस्त दादू पंथियों के मुखिया 
वहीं रहते हे । वहां दादुदयाल का एक मन्दिर है। उसमें उनके कपड़े 
और पोथियां अ्रब तक हैं । वहां प्रति वर्ष फागुन सुदी ४ से द्वादशी तक, 
नौ दिन बड़ा भारी मेला लगता है। इस पंथ में दो प्रकार के साधू पाये 
जाते हैं, एक भेसधारी विरक्‍्त,दूसरे नागा । भेसधारी विरकत गेरुशा वस्त्र 
पहनते हें और कथा-कीतेन में श्रपना समय बिताते हैं । नागा सफेद सादे 
कपड़े पहनते हें श्रौर खेती, फौज की नौकरी तथा वंद्यक आदि करके 
जीविका चलाते हैँ । जयपुर राज्य की नागों की सेना प्रसिद्ध ही है । दोनों 
प्रकार के साधू विवाह नहीं करते । गृहस्थों के लड़कों को चेला मूंडकर 
झ्रपना पंथ चलाते है । ये लोग न तो तिलक लगाते हें और न गले में 


२७० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


कंठी पहनते हें । प्राय:हाथ में एक सुमिरनी रखते हें | सिर पर टोपी या 
पगड़ी पहनते हैं और आते जाते समय एक दूसरे से “सत्त राम” कहते 
है । दादूदयाल के शिष्यों में सुन्दर दास, रज्जबजी, जनगोपाल और 
मोहनदास श्रादि अ्रच्छे कवि हो गये हे । 

दादृदयाल निरञ्जन निराकार परब्रह्म के उपासक थे और उसी को 
सबमें रमनेवाला राम कहकर सुमिरन करते कराते थे । 


ये हिंदी, फारसी, गुजराती, मारवाड़ी और मराठी श्रादि कई भाषाश्रों 
केज्ञाता थे। गुजराती और हिंदी भाषा में इतकी कविताएं बड़ी ही हृदय- 
वेधक हुई है । जब्र में इनक्की कविता का अव्ययनत कर रहा था, तब कई 
स्थानों पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि संसार-प्र सिद्ध महाकवि रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर की गीतांजलि के भावों से उनमें विशेष महीत और प्रेमाभि- 
सिक्‍त भाव हैं । दोनों के भाव और कहने के ढंग में कहीं-कहीं बड़ी समता 
पाई जाती है । 
दादूदयाल की साखी में वह रस नही हैं जो कबीर साहब की साखी 
में पाया जाता हूँ। परन्तु दादूदयाल के पदों में प्रेम का जो मनोहर रूप 
प्रकट हुआ हैँ वह कबीर साहब के थोड़े ही भजनों में पाया जाता है। 
कबीर साहब की तरह दादूदय।ल भी हिन्दू मुसलमानों में भेद नहीं मानते 
थे, यह उनके पदों से साफ-साफ प्रकट होता है । 
यहां हम दादूदयाल के कुछ चुने हुये दोहे और पद प्रकाशित 
करते ह-- 
घीव दूध में रमि रह्या , व्यापक सब ही ठौर। 
दादू बकता बहुत हैँ , मथि काढ़ें ते और ॥ १॥ 
दादू दीया हैँ भला , दिया करो सब कोय। 
घर में धरा न पाइये , जो कर दिया न होय ॥ २॥ 
यह मसीत यह देहरा , सतगुरु दिया दिखाइ। 
भीतरि सेवा बंदगी , बाहिर काहे जाइ॥ ३॥ 


दादूदयाले 


कहि कहि मेरी जीभ रहि , सुणि सुणि तेरे कान । 
सतगुरु बपुरा क्‍या करें , जो चेला मूढ़ श्रजान ॥ 
सुख का साथी जगत सब , दुख का नाहीं कोइ । 


दुख का साथी साइयां , दादू 
दादू देख दयाल को , सकल रहा 


रोम रोम में रमि रहद्यो 


मिसरी मांहे मेल करि , माल बिकाना बंस । 


यों दादू महिगा भया , पारब्रह्म मिलि हुंस ॥ 


केते पारिख पचि मये , कीमत कही न जाइ। 


दादू सब हैरान हें , गूगे का 


जब मन लागे राम सों , तब अ्रनत काहे को जाइ । 


दादू पाणी लूण ज्यों , ऐसे 
क्या मुंह ले हंसि बोलिये , दादू 
जनम अमोलक आपणा , चले शभ्रकारथ 


एक देस हम देखिया 
हम दादू उस देस के 
सुरंग नरक संसय नहीं 


२७१ 


हैक 
सतगुर होइ॥ ५ ॥। 
भरपूर । 
, तू जिनि जाने दूर॥ ६ ॥ 
७ ॥ 
गुड़ खाइ॥ ८५ ॥ 
रहे. समाइ॥ ९ ॥ 
दीजे रोइ । 
खोइ ।॥| १० ॥। 


7 


ह। 


गै 


राम बिमुख जे दिन गये , 


में ही मेरे पोटठ सर 
दादू गुरु परसाद सों 
दादू मारग 
सोई चलि हे 


काया कठिन कमान हैं , खींच विरला 
मारे पांचों मिरगला , दादू 


7 


रँ 


जहं सत नहिं पलट कोइ । 


जह॒ सदा एकरस होइ ॥ ११॥ 


जिवण मरण भय नाहि । 


सो साले मन भाहि॥ १२॥। 
मरियें ताके भार । 
सिर थे धरी उतार॥ १३ ॥ 


कठिन है , जीवत चले न कोइ । 
बापुरा , जे जीवत मिरतक होइ॥ १४ ॥ 


कोइ । 
सूरा 


जें सिर सौंप्या राम कों , सो सिर भया सनाथ । 


दादू दे ऊरण भया , जिसका 


सोइ ॥ १५॥ 


तिसके हाथ ॥ १६॥। 


२७२ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


कहुतां सुनतां देखता , लेतां देताँ. प्राण। 

दादू सो कतहूं गया , माटी घरी मसाण ॥ १७ 
जिहि घर निदा साधु की , सो घर गये समूल। 
तिनकी नींव न पाइये , नांव ने ठांव न धूल॥ १८॥। 


पद 


हुसियार रहो मत मारेगा , साई सतगुरु तारेंगा।॥ 
माया का सुख भाव , मूरिख मन बौरावे रे॥ 
भूठ सांच करि जाना , इन्द्री स्वाद भुलाना रे॥। 
दुख कौं सुख करि माने , काल माल नहिं जाने रे ॥ 
दादूु कहि. समझावे , यह अ्रवसर बहुरि न पावे रे ॥ १॥ 


भाई रे ऐसा पंथ हमारा | 
हैँ पल्च रहित पंथ गहि पूरा अबरण एक अधारा ॥ 
वाद विवाद काहू सौं नाहीं माहि जगत थें न्‍्यारा। 
समदृष्टि सूं भाई सहज में आपहि श्राप विचारा॥ 
में, तें, मेरी यहु मत नाहीं निरबेरी निरविकारा। 
प्रण सबे देखि आापा पर निरालम्भ निरधारा॥ 
काहू के संगी मोह न ममिता संगी सिरजनहारा । 
मन ही मनसूं समझि सयाना श्रावंद एक अपारा ॥ 
काम कल्पना कदे न कीजे प्रण ब्रह्म पियारा। 


इहि पंथ पहुंचि पार गहि'दादू”सो तत सहजि संभारा ॥ २ ॥। 


झ्राव रे सजणाँ आव) सिर पर घरि पांव । 
जानी मेंडा जिंद असाड़े। 
तू रावें दा राव वे सजणां श्राव ॥ 
इत्थां उत्थां जित्थां कित्थां, हों जीवां तो नाल वे । 
मीयां मेंडा आव श्रसाड़े। 
तू लालों सिर लाल वे सजणां भ्राव ॥ 


फ 


दाऊदयाले २७३ 


तन भी डेवां मन भी डेवां, डेवां प्यण्ड पराण वे । 
सच्चा साई मिलि इत्थाई। 
जिन्दा कराँ कुरवाण वे सजणां आव ॥ 
तूं पाकौ सिर पाक वे सजणां तू खूबौ सिर खूब । 
दादू भाव सजणां आवें। 
तू मीठा महबूब वे सजणां झाव ॥ ३ ॥ 
व (पञ्जाबी भाषा) 
म्हारा रे छ्वाला ने काजे रिदे जोवा ने हूं ध्यान धरूं। 
आरकुल थाये प्राण म्हारा कोने कही पर करूं ॥ 
संभारथो श्रावे रे छ्वाला ह्लेला एहों जोइ ठरूं। 
साथी जी साथे थइनि पेली तीरे पार तहूँ। 
पीव पाखे दिन दुहेला जाये घड़ी बरसां सौ केम भरू। 
दादू रे जन हरि गृण गातां पूरण स्वामी ते वरू ॥ ४ ॥। 
(गुजराती भाषा ) 
बटाऊ रे चलना श्राजि कि काल | 
समभि न देखे कहा सुख सोवे रे मन राम संभालि ॥। 
जेसे तरवर बिरस बसेरा पद्डली बेठे आइ। 
ऐसे यहु सब हाट पसारा आप आप को जाइ॥ 
कोइ नहिं तेरा सजन संगाती जिन खोवे मन भूल । 
यहु संसार देखि जिन भूले सब ही सेवल फूल ॥ 
तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कहा रह्यो इहि लागि। 
दादू हरि बिन क्‍यों सुख सौवे काहे न देखें जागि ॥ ५॥ 
जागि रे सब रैणि बिहाणी । जाइ जनम अंगुली कौ पाणी ॥ 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे । जे दिन जाइ से बहुरि न श्रावे ।। 
सूरज चन्द कहें समझाइ । दिन दिन झआयू घटती जाइ ॥। 
सरवर पांणी तरुवर छाया । निसदिन काल गरासे काया ॥ 
हँस बठाऊ प्राण पयाना । दाहू आतमराम न जाता ॥६॥ 


२७४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बाते बादि जाहिंगी भइईये। 

तुम जिन जानौ बातनि पइये ॥ 
जब लग अपना आप न जाए , तब लग कथनी काची । 
श्रापा जाणि साई क्‌ जाणे , तब कथनी सब साची॥ 
करणी बिना कन्‍्त नहि पावे , कहे सुने का होइ। 
जैसी कहे करें जे तेसी , पावेगा जन सोइ ॥ 
बातनि ही जे निरमल होवे , तो काहे क्‌ कसि लीजे। 
सोना श्रगिनि दहे दस बारा , तब यहु प्राण पतीजे ॥ 
यों हम जाणा मन पतियाना , करती कठिन अपारा। 
“दादू” तन का आपा जारे , तौ तिरत न लागे बारा॥ ७॥ 


गंग 
गद्भ बड़े प्रतिभाशाली और शअ्रकबर के दरत्रारी कवि थे । अब्दुरंहीम 
खानखाना इनको बहुत चाहते थे । गड्भ के जन्म और मरण की तिथि 
का ठीक पता नही चलता; परन्तु प्रनुमान से यह माना जा सकता हैं 
कि इतकी श्रौर रहीम की अवस्था में बहुत कम अन्तर रह! होगा । रहीम 
का जन्म १६१० में और मृत्यु १६८२ वि० में हुई । अश्रतएवं गद्भ का 
जन्मकाल भी १६१० के आसपास होगा । 
गज शौर ओऔरज्जजेब के सम्बन्ध की एक कथा भी लोक में बहुत 
प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि औरद्भजेत्र ने एक बार कविता से बहुत 
प्रसन्‍त होकर गड्भू को एक हथितनी पुरस्कार मे दी। हथितनी बुड्ढी थी। 
गड्भ ने हथिनी का मजाक उड़ाते हुए यह छन्‍्द रचा -- 
तिमिरलज्भ लई मोल चली बब्बर के हलके । 
रही हुमायू साथ गई अकबर के दल के ॥, 
जहागीर जश्न लियो पीठि को भार छूुड़ायो । 
शाहजहा करि न्याय ताहि को माड़ चटायो ॥ 


गे २७५ 
बलरहित भई पौोरुष थक््यो , भगी फिरत बन स्थार डर ।। 
शौरज्धजेब करिती सोई , लै दीन्‍्हीं कवि “गड्भ” घर ॥ 
इस कथा में सत्य का कुछ प्रंग हो या न हो, गड्भ श्रौरज्भजेब के 

समय तक जीवित रहे हों या नहीं, पर एक बुढ़िया हथिनी के साश् 
मुगल खानदान का खासा मजाक उड़ाया गया हैं। 
गद्भ बड़े ही धुरन्धर कवि थे । यद्यपि इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता 
परन्तु जो कुछ फूटकर छम्द मिलते हैं, उनसे इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का 
परिचय मिलता है । 
इनका एक छप्पे सुनकर श्रब्दुरंहीम खानखाना ने इनको ३६ लाख 
रुपये दिये थे । वह छप्पय यह है :-- 
चकित भंवर रहि गयौ गमन नहिं करत कमल बन । 
प्रहि फनि मनि नहिं छेत तेज नहिं बहत पवन घन ॥ 
हंस मानसर तज्यो चक्‍क चक्की न मिले श्रति। 
बहु सुन्दरि पद्मिती पुरेष न चहें न करें रति॥ 
खलभलित सेस कवि “गज्भ भनि अमित तेज रवि रथ खस्यो। 
खानानखान बेरम सुवबन जि दिन क्रोध करि ,तुंग कप्यों ॥ 
हम इनके कुछ छन्‍्द नीचे लिखते हैं :-- 
बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो सुख के समूह में वियोग 
आग भरकी । “गंग” कहे त्रिबिध सुगन्‍्ध ले पवन बह्यो लागत ही ताके 
तन भई बिथा जर की ॥ प्यारी को परसि पौन गयो मानसर पहुं लागत 
ही और गति भई मानसर की । जलचर जरे औ सेवार जरि छार भयो 
जल जरि गयो पड्ू सूख्यो भूमि दरकी ॥ ६ ॥ 
नवल नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास भागे देसपती धुनि सुनत 
निसान की । 'गद्भ' कहे तिनहूं की रानी राजधानी छांड़ि फिरे बिललानी 
सुधि भूली खानपान की ॥ तेऊ मिली करिन हरिन मृग बानरन तिनहुं की 
भली भई रच्छा तहां प्रान की । सची मिली करिन भवानो जानी केहरिन 
मृगन कलानिधि कपिन जानी जानकी ॥. २ ॥ 


२१७६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


प्रबल प्रचण्ड बली बेरम के खानखाना तेरी धाक दीपन दिसान दह 
दहकी । कहे कवि 'गड्भू तहा भारी सूर वीरन के उमड़ि अ्रखण्ड दल 
प्रल पौन लहकी ॥ मच्यो घमसान तहा तोप तीर ब्ात्त चले मडि बलवान 
किरपान कोपि गहकी । तुण्ड काटि मृण्ड काटि जोसन जिरह काटि नीमा 
जामा जीन काटि जिमी आनि ठहकी ।। ३ ।। 

झूकत कृपान मयदान ज्यों उदोत भान एकन ते एक मनो सुखमा 
जरद की । कहे कवि 'गद्भ तेरे बल की बयारि लागे फूटी गज घटा घन 
घटा ज्यों सरद की ॥ एते मान सोनित की नदियां उम्ड़ि चली रही न 
निसान कह महि में गरद की । गोरी गद्यों गिरिपति गनपति गदह्मो गौरी 
गौरीपति गद्यो पूछ लपकि बरद की ॥| ४ ॥। 

फट गये हीरा की बिकानी कनी हाट हाठ काहू घाट मोल काहू बाढ़ 
मोल को लयो । टूट गई लड्ा फट मिल्‍यो जो विभीषन हे रावन समेत 
बस आसमान को गयो ।। कहे कवि “गज्भु दुरजोधन से छत्रधारी तनक 
में फूटे ते गुमान वाको ने गयो । फूटे ते नरद उठ जात बाजी चौसर 
को आपुस के फूटे कहु कौन को भलो भयो ॥ ५॥। 

ग्रावत हौ चले शिव शैलते गिरीश जाचे मिल्यो हुतो मोहि जहां 
सागर सगर को । कविन की रसना की पालकी पे चढो जात संग सोहे 
रावरो प्रताप तेज वर को ॥ कवि 'गड्भ' पूछी तुम को हौ कित जैहौ, उन 
कह्यो मोसों हंसि के सनेसो ऐसो थर को । जस मेरो नाम मेरो दसो 
दिसि काम मेरो कहियो प्रनाम हो गुलाम बीरबर को ॥ ६ ॥। 

देखत के ब॒ुच्छन में दीरघ सुभायमान कौर चल्यो चाखिबे को प्रेम 
जिय्र जग्यो हैं । लाल फल देखि के जटान मड़रान लागे देखत बटोही 
बहुतेरे डगमग्यो है ॥| गज्भ' कवि फल फूटे भुआ उधिरान लखि सबन 
निराश हल के निज गृह भग्यो है । ऐसो फलहीन व॒च्छ बसुधा में भयो 
यारो सेमर बिसासी बहुतेरन को ठग्यों है ॥ ७ ॥ 

मृगह ते सरस बिराजत बिसाल दृग देखिये न अति दुति कौलहु के 
दल में । “गद्भ” घन दुज से लसत तन आभूषन ठाढ़े द्रम छांह देख के 


जरा 


गज २७७ 


गईं बिकल में । चख चित चाय भरे शोभा के समुद्र मांक रही ना 
संभार दसा ओरे भई पल में | मन मेरो गरुओो गयोरी बूड़ि मे न पायो 
नेन मेरे हरुये तिरन रूप जल में || ८ ॥। 


चकई बिछुरि मिली तू न मिली प्रीतम सो गंग कवि कहै ये तो कियो 
मान ठानरी | श्रथये नछत्र ससि प्रथई न तेरी रिस तू न परसन परसन 
भयो भान री । तू न खोली मृख खोलो कंज औ गुलाब मुख चली सीरी 
वायु तू न चली भो बिहान री । राति सब घटी नाहीं करनी ना घटी 
तेरी दीपक मलीन तेरो मान री ॥ ६॥ 


अधर मधुप ऐसे वदन भ्रधिकानी छवि विधि मानो बिध्‌ कीन्हों 
रूप को उदधि के । कान्ह देखि श्रावत अचानक मुरछि परयो बदन 
छपाइ सखियान लीन्‍न्हीं मधि के । मारि गई 'गज्भ' दूग शर बेधि गिरिधर 
आ्राधी चितवनि में अधीन कीन्हो अभ्रधिक । बान बधि बधिक बधे को खोज 
लेत फेरि बधिक बधू नां खोज लीन्ही फेरि बधि के | १०॥ 


मालती दकुन्तला सी को है कामकंदला सी हाजिर हजार चारु नटी 
नौल नागर । ऐल फल फिरत खवास खास झ्रासपास चोवन का चहल 
गुलाबन की गागरे । ऐसी मजलिस तेरी देखी बीरबर आज गंग' कहे 
गुंगी ह्वे के रही हे गिरा गरे । महि रह्यो मागधनि गीत रह्मयो ग्वालियर 
गोरा रह्मो गोर ना अगर रहो आगरे ।। ११॥ 

राजे भाजे राज छोड़ि रन छोड़ि रजपूत रौतौ छोड़ि राउत रनाई 
छोड़ि रानाजू | कहे कवि “गद्भ' हल सभृद के चहूं कूल कियो न करे 
कबूल तिय खसमाना जू ! पदिचम पुरतगाल कासमीर अ्वताल खक्‍क्खर 
को देस बाढ्यों भक्खर भागना जू । रूम साम लोम सोम बलक बदाख- 
शान खैल फल खुरासान खीझे खानखाना जू ॥ १२ ॥। 

कोप कसमीर तें चलयो है दल साजि बीर धीर ना धरत गल 
गाजिबे को भीम है। सुन्‍्त होत सांफे ते बजत दंत आ्राधीरात तीसरे 
पहर दहल दै प्रसीम है । कहै कवि “गर्ु चौथे पहर सताबे आानि 


२३८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


निपठ निगोरों मोहिं जानि के यतीम है । बाढ़ी शीत शंखा कांप कर हे 
अतडूा लघशडूदा के लगे ते होत लंका की मूहीम हैँ ॥१३॥ 
कहेते न समझे न समझाये समझे सुकवि लोग कहें ताहि मानत 
असार सी । काक को कपूर जैसे मरकट को भूषण ज्यों ब्राह्मण को मक्का 
जैसे मीर को बनारसी । बहिरे के आगे तान गाये तो सवाद जैसे हिजड़े 
के आगे नारि लागत अंगार सी । कहें कवि गंग” मनमांहि तो विचार 
देखो म॒ढ़ श्रागे विद्या जेसे अंधे श्रागे आरसी ॥ १४ ॥। 
तारा की जोत में चंद्र छिपे नहिं सूर छिपे नहिं बादर छाये । 
रनन्‍न चढ़े रजपूत छिपे नहिं दाता छिपे नहिं. मांगन आये ॥ 
चंचल नारि को नैन छिपे नहिं प्रीति छिपे नहिं पीठ दिखाये । 
४गंग' कहे सुन शाह अ्रकब्बर कर्म छिपे न भभूत लगाये ॥ १५॥ 
बुरो प्रीति को पंथ, बुरो जंगल को बासो। 
बुरो नारि को नेह, बुरो म्रख सो हासो॥ 
बुरी सूम की सेव, ब्रो भगिनी पर भाई। 
बूरी कुलच्छन नारि, सास घर बूरो जमाई ॥ 
बुरो पेट पंपाल है , बुरो युद्ध से भागनों। 
गंगा कहे भ्रकबर सुनो , सब से बुरो हैँ मांगनो ॥ १६॥ 
दलहि चलत हलहलत भूमि थल थल जिपमि चल दल । 
पल पल खल खलभ लत॒ बिकल बाला कर कुल कल । 
जब पटहृध्वनि युद्ध धुंध धुद्धृव धुृद्धुव हुव। 
भ्ररर अरर फटि दरकि गिरत धसमसतति धुकन श्रुव । 
भनि 'गंग” प्रबल महि चलत दल जहुंगीरशाह तुब भार तल । 
फुफूं फनिन्द फन फुंकरत सहस भाल उगिलत गरल ॥१७॥ 
मृगनेनी की पीठ पे बेनी लसे सुख साज सनेह समोइ रही । 
, सुुंचि चीकतनी चारु चुभी चित में भरि भौन भरी खुशबोइ रही । 
कवि गंग' जू या उपमा जो कियो लखि सूरति ता श्रुति गोइ रही। 
म्रनो कंचन के कदलीदल पै भ्रति सांवरी सांपिनी सोइ रही ॥१५॥ 


च्क् 


हरिनाथ २७९ 


सन घायल पायल मायल हल गढ़ लंकते दूरि निसंक गयो। 
तह रूप नदी त्रिबली तरि के करि साहस सागर पार भयो। 
कवि गंग” भने बटपार मनोज €मावलि सो ठग संग लयो । 
परि दोऊ सुमेर के बीच मनोभव मेरो मृसाफिर लूट लयो ॥१९॥ 


हरिनाथ 


हरिनाथ नरहरि के पुत्र थे। शाहजहां बादशाह की इन पर बड़ी' 
कृपा रहती थी । शाहजहां के सिवा अन्य राजा महाराजाओं के यहां भी 
इनका अच्छा मान था, श्रौर इनको विदाई में घोड़े, हाथी, रथ, पालकी 
गौर गांव आदि मिलते थे । 
एक बार श्रामेर के राजा सवाई मानसिह की प्रशंसा में इन्होंने नीचे 
लिखे दोहे पढ़कर एक लाख रुपया दान पाया-- 
बलि बोई कीरति लता , कर्ण करी द्वपात । 
सींची मान महीप ने , जब देखी कुम्हिलात ॥ १ ॥ 
जाति जाति ते गृन अधिक , सुन्यो न कबहूं कान। 
सेतु बांधि रघुबर तरे , हेला दे नृप मान ॥ २॥ 
जब रुपया लेकर हरिनाथ दरबार से घर की ओर चले तो मार्ग में 
एक ब्राह्मण मिला । उसने यह दोहा कहा--- 
दान पाय दोई बढ़े , की हरि की हरिनाथ। 
उन बढ़ि ऊंचे पग किये , इन बढ़ि ऊंचे हाथ ।। 
इस दोहे से प्रसन्न हो हरिनाथ ने सब धनधान्य जो कुछ पाया था, 
उस ब्राह्मण को दे दिया और श्राप खाली हाथ घर चले गये । एक 
बार हरिनाथ बांधवगढ़ के बधेला रामचन्द्र के दरबार में गये। वहां 
राजा से दान सम्मान पाकर उन्होंने श्रपनी विपत्ति को संबोधन करके 
यह सवबेया पढ़ा--- 
ग्राज लौं तोसों औ मोसों विपत्ति बढ़ी रही प्रीति की रीति सहेली । 
तो हित कार पहार मझाय के आय के देखी है भूमि बधेली ॥ 


२८० कविता-कौमृदी, पहला भाग 


श्री हरिनाथ सो मान करे मति मेरी कही यह मानि ले हेली। 
भेंटत हों राजा रामनरेसहि भेंटि ले री फिर भेंद दुहेली ॥ 
तूस सवेया से प्रसन्न होकर राजा ने हरिनाथ को एक लाख रुपया 
पुरस्कार दिया । 
प्रव जरा हरिनाथ के चिड़ीखाने का वर्णन सुनिये-- 
बाजपेयी बाज सम पांडे पच्छिराज सम, 
हंस से त्रिवेदी और सोहें बड़े गाथ के । 
कुही सम सुकुल मयूर से तिवारी भारी, 
जूर्रा सम मिसिर नवेया नहीं माथ के ॥ 
नीलकण्ठ दीक्षित प्रवस्थी हें चकोर चारु, 
चक्रवाक दुबे गुरु सुख शुभ साथ के । 
येते द्विज जाने रज्भ रज्ज के में आने, 
देस देस में बखाने चिरीखाने हरिनाथ के ।॥। 
रहीम 
रहीम का पूरा नाम नवाब अब्दुल्रहीम खानखाना था | इनके बाप 
का नाम बेरम खां था | इनका जन्म सं० १६१० में हुआ । ये अकबर के 
प्रधान सेनापति, मन्त्री और दरबार के नवरत्नों में से एक रत्नथे। 
अ्रकबर इनका बहुत आदर करते थे । 
रहीम भ्ररबी, फारसी, संस्कृत और हिन्दी के श्रच्छे विद्वान थे । इन 
की सभा सदा पंडितों से भरी रहती थी। ये बड़े दानी, परोपकारी, 
सज्जन श्र श्रीकृष्णचन्द्र के अनन्य उपासक थे । श्रीकृष्ण के लिए इनकी 
कविता में इनके विशुद्ध प्रेम की बड़ी ही मनोहर कलक दिखाई पड़ती 
है । इनका स्वभाव बहुत ही सरस और दयापू्णं था। कहा जाता हैँ. 
कि जीवन भर में इन्होंने कभी किसी पर क्रोध नहीं किया। वर्ष में एक 
बार किसी नियत दिन पर ये भ्रपने घर की सारी सम्पत्ति दान कर दिया 
करते थे । इनको संसार का बड़ा गहरा श्रनुभव था। सं० १६५२ में 
ये परलोक सिधारे। 


जो मुगल साम्राज्य का उच्च पदाधिकारी, सहद, विद्वान, सुकवि 
रसिक, दयालु दानवीर और भक्त था, उसके जीवन की घटनायें भी' 
बड़ी मनोहर और ग्रदभूत होंगी, इसमें सन्देह ही क्‍या है ? रहीम के 
विषय में बहुत सी किम्बदन्तियां लोगों में प्रचलित है। उनमें से कितनी 
सच श्र कितनी भूठी हैं, इसका निर्णय करना इतिहास के अभाव में 
बहुत कठिन है । अतएवं सत्य असत्य का निर्णय समालोचकों पर छोड़कर 
पाठकों के मनोरंजन के लिए कुछ किम्बदन्तियों का उल्लेख यहां किया 
जाता है । 
(६ 
ग्रकबर के दरबार में गंग बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। रहीम उनको 
बहुत चाहते थे। एक दिन गंग ने रहीम की प्रशंसा में यह छप्पय 
सुनाया--- "४ 
चकित भंवर रहि गयो गमन नहिं करत कमल बन | 
अहि फन मनि नहिं लेत तेज नहिं बहुत पवन घन ॥ 
हुँस मानसर तज्यो चक्‍क चक्‍की न मिले श्रति। 
बहु सुन्दर पद्मिनी पुरुष न चहें न करें रति॥ 
खलभलित सेस कवि गंग मनि अमित तेज रवि रथ खस्यो । 
खानानखान बेरस-सुवत जि दिन क्रोध करि तंग कस्यो॥ 
कहते हैं कि इस छण्पय से रहीम इतने प्रसन्‍्त हुए कि उसी समय 
इन्होंने ३६ लाख की एक हुण्डी, जो खजाने में जमा होने के लिए श्राई 
थी, उठाकर गंग को दे दी । यदि घटना सच हो तो, सचमुच रहीम बड़े 
हा निस्पृहठ और दानवीर थे । 
( २ ) 
गोसाई' तुलसीदासजी से. भी रहीम का परिचय था। एक दिन एक 
याचक ब्राह्मण को तुलसीदासजी ने इनके पास भेजा। उसको अपनी 
कन्या के विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। तुलसीदासजी 


ते यह आधा दोहा भी लिखकर उस ब्राह्मण के हाथ भेजा था--- 


जहर 


२८२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


“सुरतिय, नरतिय, नागतिय, यह चाहत सब कोय ।” 

रहीम ने इस दोहे को इस तरह पूरा करके उस ब्राह्मण को बहुत 
सा धन देकर तुलसीदासजी के पास भेज दिया-- 

“गोद लिए हुलसी' फिरें, तुलसी से सुत होय ॥ 
( हरे ) 

रहीम रहाराणा प्रतापसिह की देशभक्ति और उनके स्वाभिमान की 
बड़ी प्रशंसा किया करते थे । एक बार इनके घर की बंगमें राजपूतों के 
हाथ पड़ गईं । राणाजी ने बड़े ही शरादर के साथ उनको रहीम के पास 
भेज दिया । तब से राणाजी पर रहीम की बड़ी श्रद्धा रहने लगी। 
इसका बदला चुकाने के लिए इन्होंने एक बार अकबर को मेवाड़ पर 
एक बड़ी चढ़ाई करने से रोका भी था। राणाजी के विषय में इन्होंने 
राजपृतानी बोली में बहुत से दोहे बनाये थे, उन्तमें से एक यह है-- 

भ्रम रहसी, रहसी धरा , खिस जासे खुरसाण । 
अमर बिसम्भर ऊपरें , रखिग्रो महचों राण।। 
अर, | 

एक बार रहीम का एक नोकर छुट्टी लेकर घर गया । घर में उसकी 
नवबधु का पहले पहल आगमन हुआ था। दम्पत्ति के नवीन प्रेम में छुट्टी 
के सारे दिन बात की बात में चले गये । स्त्री ने पति को घर में कुछ 
दिन श्रोर रहने के लिए बहुत आ्राग्रह किया | किन्तु नौकरी छठ जाने के 
भय से पुरुष ने छुट्टी पूरी होने के बाद घर पर ठहरने का साहस नहीं 
किया । तब स्त्री ने एक बरवे लिखकर और लिफाफे में बन्द करके पुरुष 
को दिया ओर कहा कि इसे अपने मालिक को दे देना । पुरुष ने ऐसा 
ही किया । रहीम ने लिफाफ्रा खोला तो उसमें केवल यह लिखा था-« 

प्रेम प्रीत को बिरवा , चल्यौ लगाय। 
सींचन की सुधि लीज्यों , म्ुरकि न जाय ॥ 


 हुलसी तुलसीदासजी की माता का नाम था, झौर हुलसी का 
दूसरा भर्थ हु से फूली हुई' भी होता है । 


रहीम ८३ 


रीहम ने सारा रहस्थ समझ लिया। इन्होंने नौकर को बुलाकर 
घर रहने के लिए एक लम्बी छुट्टी दी और उसकी स्त्री के लिए बहुत 
से गहने और कपड़े भेजे । 
यह छन्‍्द इतना पसन्द आया कि इन्होंने इसी छंद में बरवे नायिका 
भेद लिख डाला । यह नायिका भेद श्ूंगार रस की एक बहुमूल्य सम्पत्ति 
है । घटता और उसका परिणाम दोनों ही बहुत सरस हे । 
( +# 9) 
अकबर के मरने पर जहांगीर ने रहीम को राजद्रोह के अभियोग में 
कद कर दिया । केद में इन्हें बड़े बड़े कष्ठ फेलने पड़े | जेल से किसी 
तरह छुटकांरा मिला, तब इन्हें श्राथिक कष्ट ने आ घेरा । क्योंकि जहांगीर 
ने इनका सम्पत्ति पहले ही जब्त कर ला थी। ये दुखी होकर चित्रकूट 
चले आये | इस हालत में भी याचक लोग इन्हें घेरे रहते थे। दानशक्ति 
की क्षीणता से इनको बड़ा मानसिक कष्ट होता था। इन्होंने याचकों को 
साफ साफ कह दिया कि--- 
ये रहीम दर दर फिरे , मांगि मधुकरी खांहि। 
पारो यारी छोड़ दो , वे रहीम अब नाहि॥ 
किन्तु माचक कब मानने लगे । एक दिन एक याचक ने इन्हें बहुत 
विबश किया और इन्हीं का यह दोहा उसने पढ सुनाया-- 
रहिमन दांति दरिद्र तर , तऊ जांचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे , कुझ्मां' खतावत लांग ॥ 
हससे विवश होकर इन्होंने रीवां-नरेश के पास यह दोहा लिख भेजा- 
चित्रकूट मे रमि रहे , रहिमन अ्रवध नरेश। 
जापर बिपदा परति हैं , सो आवत यहि देस ॥ 
इस दोहे पर मग्ध होकर रीवां-नरेश ने एक लाख रुपया रहीम के 
पास भेज दिया । रहीम ने सब रुपया उस याचक को दे दिया । 
( ६ ) 


दरिद्वावस्था से दुःखी होकर रहीम ने एक भूजवे के यहाँ भार फोंकते 


श्द४ड कविता-कौमुदी, पहला भाग 


की नौकरी कर ली । एक दिन ये भार फ्लोंक रहे थे । उसी समय रीवां- 
नरेश उधर से निकले । उन्होंने रहीम को पहचानकर कहा-- 
जाके सिर अ्स भार , सो कस भ्ोंकेत भार अ्रस । 
यह सुनकर रहीम ने सिर उठाकर देखा तो रीवां-नरेश खड़े दिखाई 
पड़े । इन्होंने तत्काल यह उत्तर दिया- 
इहिमन उतरे पार , भार फ्ोंकि सब भार म। 
रहीम की कविता नीति और ज्ञान के तत्व से पूर्ण हैं। छोटे छोटे 
दोहों में इन्होंने जो बड़े बड़े भाव भर दिये हैँ, वे मन को मृग्ध कर लेते 
हैं । इनकी कविता का प्रधान गुण सरलता है। इन्होने कहीं कहीं 
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भी अपने भाव व्यक्त किये हें । हिन्दी 
ही में नहीं, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं में भी रहीम ने बड़ी 
सरस कविता की है । इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थों के नाम 
प्रसिद्ध हें-- 
रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, शंगार सोरठ, 
मदनाष्टक, दीवान फारसी झौर वाकयात बाबरी का फारसी शअ्रनुवाद 
तथा खेट कौतुक जातकम्‌ । 
इनमें “बरवे नायिका भेद” ही समूचा छपा हुआ मिलता हूँ । शेष 
हिन्दी-प्रंथों का पता ही नहीं । श्रृंगार सोरठट और मदनाष्टक के नमूने 
के छन्‍्द मिलते हैं जो इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। रहीम सतसई के 
अ्रभी तक थोड़े ही दोहे मिलते हैं । हां, खेट कौतुक जातकम्‌ पूरा मिलता 
है । रहीम ने “बरवे वायिका भेद” के प्रारम्भ में कहा हैँ कि 
कवित कटह्मो, दोहा कह्मो , तुल्यो न छप्पे छन्द । 
बिरच्यो इहे विचारि के , यह बरवे रस छन्द। 
इपसे जान पड़ता है कि रहीम ने कवित्त और छचप्पे भी लिखे हैं। 
हिन्दी-मन्दिर प्रयोग ने “रहीम” नामक पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें 
' यह घढना मुझे कोइरोपुर ( जौनपुर ) में बिन्दा नाम के एक 
अपद भिक्षुक की जबानी मालूम हुई। 


रहीम २८५ 


रहीम की सब कविताएं, जो झ्रब तक मिलती हें, संगहीत हैं । 
रहीम की जितनी कव्रितायें ग्रब तक मिली हैं, वे उनको एक प्रतिभा- 
शाली कवि प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हे । यहां रहीम की कविता 
के कुछ नमूने उद्धृत किये जाते हें-- 
रहीम सतसई 
कहि रहीम इक दीपतें , प्रकट सब युति होय । 
तनु सनेह कैसे दुरौ , दुग दीपक जरु दोय ॥ १॥ 


तरुवर फल नहिं खात हें , सरवर पियहि न पान । 

कहि रहीम परकाज हित , सम्पति सुर्चाह सुजान ॥ २ ॥। 
जिहि रहीम चित आपनों , कीन्हों चतुर चकोर। 
निशिवासर लागो रहे , कृष्णचन्द्र की ओर ॥ ३॥ 
रीति प्रीति सबसों भली , बेर न हित मित्त गोत । 

रहिमन याही जनम की , बहुरि न सद्भति होत ॥| ४ ॥ 
कहि रहीम धन बढ़ि घटे , जात धनिन की बात । 

घटे बढ़े उनको कहा , घास बंचि जे खात॥ ५॥ 
दुरदिन परे रहीम कहि , भूलत सब पहिचानि । 

सोच नही वित हानि को , जो न होय हित हानि ॥। ६॥ 
की रहीम पर द्वार पर , जात न जिय पछितात । 

संपति के सब जात हैं , विपति सर्बाह ले जात ॥ ७ ॥ 
जो रहीम होती कहूं , प्रभु गति अ्रपने हाथ । 

तौ को धौं केहि मानतो , आप बड़ाई साथ ॥ ८५॥ 
जो रहीम मन हाथ है , मनसा कहुं किन जाहि । 

जल में ज्यों छाया परी , काया भीजति नाहि ॥ ९॥ 
तेहि प्रमान चलिबो भलो , जो सब दिन ठहराय । 

उमड़ि चले जल। पारतें , जो रहीम बढ़ि जाय ॥ १० ॥ 
यों रहीए सुख दुख सहत , बड़े लोग सह शांति। 

उबत चन्द्र जिहि भांति सो , अथवत वाही भांति ॥ ११ ॥ 


२८६ 


कविता-कौम्‌दी, पहला भाग 


माह मांस लहि टेसुआ , मीन परे थल भौर। 
त्यों रहीम जग जानिए , छुटे आपनो ठौर॥ १२॥ 
कहि. रहीम संपत्ति सभे , बनत बहुत बहु रीत। 
विपति कसौटी जे कसे , तेई सांचे मीत ॥ १३॥ 
तबही लग जीबो भलो , दीयो परे न धीम। 
बिन दीबो जीबो जगत , हमहि न रुचे रहीम ॥ १४॥ 
रहिमन दानि दरिद्र तर , तऊ जांचिबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे , कुवां खनावत लोग ॥। १५॥ 
रहिमन देखि बड़ेत को , लघु न दीजिये डारि। 
जहां काम आवबे सुई , कहा करे तरवारि ॥ १६॥ 
बड़ माया को दोष यह , जो कबहु घटि जाय । 
तो रहीम मरिबो भलो , दुख सहि जिये बलाय ॥ १७॥ 
धनि रहीम गति मीन की , जल बिछुरत जिय जाय । 
जियत कंज तर्ज भ्ंत बसि. कहा भौंर को भाय ॥ १८ ॥। 
दादुर मोर किसान मन , लग्यों रहे धन मांहि। 
पे रहाम चातक रटनि | सरबर को कोउ नाहि। १९॥ 
शभ्रमरबेलि बित मूल की , प्रतिपालत हूँ ताहि। 
रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि , खोजत फिरये काहि ॥ २०॥ 
रहमन भअ्त्ति न कीजिये , गहि रहिये निज कानि | 
सहिअन शभ्रति फूले तऊ , डार पात की हानि ॥ २१॥ 
सरवर के खग एक से , बाढ़त प्रीत न धीम । 
पे मराल को मानसर , एके ठौर रहीम ॥ २२॥ 
कहु रहीम केतिक रही , केती गई. बिहाय। 
माया समता मोह परि , अन्त चढ्ले पदछिताय ॥ २३॥ 
जो रहीम करिबो हुतो , ब्रज को यही ह॒वाल। 
तो कत मातहि दुख दियो , गिरिवरधर गोपाल ॥ २४॥ 


रहीम २८७ 


दीरघ दांहा श्रर्थ के , श्राखर थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नठ कुण्डली , सिमिठ कूदि कढ़ि जाहि ॥ २५॥। 
जे रहीम विधि बड़ किए , को कहि दृषण काढ़ि । 
चन्द्र दूबरों कूबरों , तऊ नखत तें बाढ़ि ॥ २६॥ 
रहिमन यांचकता गहे , बड़े छोट है जात। 
नारायण हूं को भयो , बावन आगूर गात ॥ २७॥ 
ए रहीम घर घर फिरे , मागि मधुकरी खाहि। 
यारो यारी छोड़ि दो , अब रहीम वे नाहिं।॥ २८॥।। 
हरि रहीम ऐसी करी , ज्यों कमान सर पूर। 
खेचि आपनी ओर को , डार दियो पुनि दूर॥२९॥ 
संतन संपति जानिके , सबको सब कुछ देइ । 
दीनबन्धू बिन दीन की , को रहीम सुधि लेइ ॥ ३०॥ 
समय दशा कुल देखि के , लोग करत सनमान | 
रहिमन दीन ग्रनाथ को , तुम बिन को भगवान ॥ ३१॥ 
सर सूखे पंछी उड़े , और सरन समाहि। 
दीन मोन बिन पच्छ के , कहु रहीम कह जाहि ॥ ३२॥। 
धर धरत नित शीश पर , कहु रहीम किहि काज । 
जिहि रज मूनि पत्नी तरी , सो ढूंढत गजराज ॥ ३३॥। 
दीन सबन को लखत है , दीनाह लखे न कोय । 
जो रहीम दीनहि लखे , दीनबन्धू सम होय ॥। रे5४॥। 
राम न जाते हिरन संग , सीय न रावन साथ । 
जो रहीम भावी कतहुं , होति आपने हाथ ॥ २५॥ 
कहु॒ रहीम कैसे निर्भ , बेर केर को संग। 
वे डोलत रस आपनो , उनके फात अंग ॥ ३६॥ 
जो रहीम ओझोछो बढ़े , तौ तितही इतराय। 


प्यादे से फरजी भयो , टेढ़ो ठेढ़ो जाय ॥ ३७॥ 


श्द८ 


कविता-कौमुदी, 


खीरा को मुंह काटिके , 
रहिमन करुवे मुृखन की , 
नेन सलोने अधर मधु , 
मीठो भाव लौव पर , 
जो विषया संतन तजी , 
ज्यों नर डारत वमन कर , 
जो रहीमत दीपक दशा , 
समें परे ते होति हैं, 
रहिमन राज सराहिये , 
कहा बापुरो भानु है, 
कमला थिर न रहीम कहि , 
पुरुष पूरातन की बधू , 
रहिमन कहत सुपेट सों , 
रीते अनरीतें करत , 
जे गरीब सों हित करे , 
कहा सुदामा बापुरो , 
जा रहोम उत्तम प्रकृति , 
चन्दन विष ब्यांपत नहीं 
यह न रहीम सराहिये 
प्रानन बाजी राखिये 
ग्राप न काहू काम के , 
गऔरन को रोकत फिरे , 
रहिमन सूधी चाल सों , 
फरजी मीर न हो सके 
बड़े पेट के भरत में , 
यातें हाथी हुहरि के , 


रे 


रै 


पहला भाग 


मलियत लोन लगाय। 
चहिये यही सजाय ॥| ३०॥ 
कहु रहीम घटि कौन । 
अरु मीठे पर लौन ॥ ३९॥ 
मूढ़ ताहि. लपटठात । 
इवान स्वाद सों खात || ४० ॥ 
तिथि राखत पट श्रोट । 
वाही पटकी चोट ॥ ४१॥ 
शशि सम सुखद जो होय । 
तप्यो तरेयत खोय ॥ ४२ ॥ 
यह जानत सब कोय । 
क्यों न चंचला होय ।॥ ४३ ॥। 
क्यों न भयो तू पीठ । 
भरे बिगारत दीठ ॥ ४४॥ 
धनि रहीम वे लोग। 
कृष्ण मिताई योग ॥ ४५ ॥। 
का करि सकत कुसंग । 
लपटे रहत भूजंग ॥ ४६ ॥। 
देत लेन की प्रीत । 


५, 


/ हारि होय के जीत ॥ ४७॥ 


डार पात फल मूर। 
रहिमन क्र बबूर ॥४८।॥, 
प्यादा होत वजीर। 


, “डे की तासीर ॥ ४९॥ 


हैं रहीम दूख बाढ़ि। 
दये दांव द्वे काढ़ि ॥ ५० ॥ 


रहीम 


यों रहीम सुख होत है 
ज्यों बड़री अंखियां निरखि 
श्रोछो काम बड़े करे 
ज्यों रहीम हनुमन्त को 
जो बड़ेन को लघ॒ कहौ 
गिरिधर मुरलीधर कहे 
शशि संकीच साहस सलिल 
बढ़त बढ़त बढ़ि जाति है 
यह रहीम निज संग ले 
बेर प्रीति अभ्यास यञ्ञ 
बड़े दीन को दुख सुने 
हरि हाथी सों कब हुती' 
रहिमन राम न उर धरे 
पशु खर खात सवाद सों 
दुरदिन परे रहीम कहि 
ठाढे हुजत घूर पर 
प्रीतम छवि नैनन बसी 
भरा सराय रहीम लखिं 
गुरुता फबे रहीम कहि 
डर पर कुच नीके लगे 
कुटिलन संग रहीम कहि 
ज्यों नैना सेननि करे 
कौन बडाई जलधि पभिलि 
केहि की प्रभता नहिं घटी 
मानसरोवर ही मिले 
सफरिन भरे रहीम सर 


२८९ 


, बढ़त देखि निज गोत । 
/ आँखिन को सुख होत ॥ ५१॥ 
/ तो न बडाई होय। 
, गिरिधर कहें न कोय ॥ ५२॥ 
, नेहि. रहीम घटि जाहि । 
, अछ दुख मानत नाहि ॥ ५३॥ 
, मान सनेहु_ रहीम । 
, पंटत घटत धटि सीम ॥ ५४॥ 
» जनमत जगत न कोय । 
/ हीत होत ही होय ॥ ५५॥ 
, छेन दया उर आानि। 
, कैहु रहीम पहिचानि ॥ ५६॥ 
, रहत विषय लपिटाय। 
/ ग्र गुलियाये खाय ।॥ ५७॥ 
, दुरथल जेयत भागि। 
, जब घर लागत आगि ॥ ५८५॥। 
, पर छबि कहां समाय ! 
, आप पथिक फिरि जाय ॥ ५९॥। 
, फबि आई है जाहि। 
» अन्त बतौरी आ्राहि ॥ ६०॥ 
साधू बचते नाहि। 
, उरज उमेठे जाहि॥ ६१॥ 
, गंग नाम भो धीम। 
, प्र घर गये रहीम ॥ ६२॥ 
, हँसनि मुकता भोग। 
/ बेक बालकनहिं योग ॥ ६३ ॥ 


रै 


२९० 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


रहिमन बिगरी झादि की , बने न खरचे दाम। 
हरि बाढे भरकाश लौं , तऊ बावने नाम ॥ ६४॥ 
रहिमन रिससहि तजत नहि , बड़े प्रीति को पौरि। 
मूंकनकः मारत आबई , नींद बिचारी दौरि॥ ६५॥ 
मनसिज माली की उपज , कही रहीम न जाय। 
फूल श्याम के उर लगे , फल श्यामा उर श्राय ॥ ६६॥ 
जेहि रहीम तन मन दियो , कियो हिए बिच भौन। 
तासों दुख सुख कहन की , रही बात श्रब कौन ॥| ६७॥ 
जो पुरुषारथ ते कहूं , सम्पति मिलति रहीम । 
पेट लागि बैराट घर , तपत रसोई भीम ॥ ६८॥। 
सब कोऊ सब सों करें , राम जुहार॒ सलाम । 
हित रहीम तब जानिये , जा दिन शअ्रटकी काम ॥ ६९॥। 
ज्यों रहीम गति दीप की , कुल कपुत गति सोय | 
बारे उजियारों लगे, बढ़े अंधेरों होय ॥ ७०॥। 
छोटेन सों सोहे बड़े , कहि रहीम यहि लेख। 
सहसन को हथ बांधियत , ले दमरी की मेख ॥ ७१॥। 
सम्पति भरम गंवाइ के , हाथ रहत कछु नाहि। 
ज्यों रहीम शशि रहत है , दिवस श्रकासहि माहि ॥ ७२॥ 
अनुचित उचित रहीम लघु , करहिं बड़ेन को जोर। 
ज्यों शशि के संयोग ते , पंचचत आगि चकोर ॥| ७३॥ 
काम कछ प्रावे नहीं , मोल न कोऊ लछेइ। 
बाजू टूटे बाज को , साहब॒ चारा देइ ॥ ७४॥ 
धनि रहीम जल पंक को , लघु जिय पियत अ्रघाय । 
उदधि बड़ाई कौन हें , जगत पियासो जाय ॥ ७५॥ 
मांगे घटत रहीम पद , कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पैग वसूधा करी , तऊ बावने नाम ॥ ७६॥ 


रहीम २९१ 


नाद रीमि तन देत मृग , नर घन हेत समेत । 
ते रहीम पशु ते अधिक , रीफेऊ कछू न देत ॥ ७७।। 
रहिमन कबहुं बड़ेन के , नाहि गव॑ को लेश। 
भार धरें संसार को , तऊ कहावत शेष ॥ ७८॥। 
रहिमन नीचन संग बसि , लगत कलंक ने काहि। 
दूध कलारिन हाथ लखि , मद समुभाहि सब ताहि ॥ ७९॥ 
रहिमन अब वे बिरछ कह , जिनकी छांह गंभीर । 
बागन बिच बिच देखियत , सेहुंड कंज करीर ॥ ८०॥। 
मुकता करें कपूर करि , चातक जीवन जोय। 
येतों बड़ो रहीम जल , ब्याल वदन विष होय ॥ ८१ ॥ 
शशि की शीतल चांदनी , सुन्दर  सबहि सुहाय । 
लगे चोर चित में लटी , घदटि रहीम मन आय ॥ ८२॥। 
अमृत ऐसे बचत में , रहिमन रिस की गांस। 
जैसे मिसिरिहु मे- मिली , निरस बॉस की फांस ॥ रे ॥ 
रहिमन मर्नाह लगाय के , देखि लेहु किन कोय। 
नर को बस करिबो कहा , नोरायन बस होय ॥| ८द४॥। 
रहिमन अंसुवा नयन डरि , जिय दुख प्रगट करेइ । 
जाहि निकारो गेह ते , कस न भेद कहि देइ।॥|5५॥ 
गून ते लेत रहीम जन , सलिल कूप तें काढ़ि। 
कूपहुँ तें कहुँ होत है , मच काहू को बाढ़ि ॥ ५६॥ 
रहिमन मन महाराज के , दुग सों नहीं दिवान। 
जाहि देखि रीके नयन , मन तेहि हाथ बिकान ॥| ८७ ॥ 
बिरह रूप घत तम भयो , अवधि आस उदोत। 
ज्यों रहीम भादों निशा , चमकि जात खद्योत ॥ ८८ ॥। 
रहिमन लाख भली करो , अगुनी अगुन न जाय । 
राग सुनत पय पियत हू , सांप सहज धारि खाय ॥ ८९॥ 


२९२ 


कविता-कौमृदी, पहला भाग 


जेसी पर सो सहि रहे , 
धरती ही पर परत सब , 
शीत हरत तम हरन नित , 
रहिमन तेहि रविको कहा , 
नहिं रहीम कुछ रूप गूण , 
देशी श्वान जो राखिये , 
कागज को सो पृतरा , 
रहिमन यह अ्रचरज लखो , 
विगरी बात बने नहीं , 
रहिमन बिगरे दूध को , 
मथत मथत मांखन रहे , 
रहिमन सोई मीत हे , 
होय न जाकी छांह ढिग , 
बाढ़ेहू सो बिन काज ही , 
यों रहीम गति बड़ेन की , 
दाग दिवावत आपु तन , 
रहिमन निज मनकौ व्यथा , 
सुनि अठिलेहें लोग सब , 
रहिमन चुप ह्वभे बेठिये , 
जब नीके दिन आइ हें , 
गहि सरनागति राम की , 
रहिमन जगत उधार कर , 
रहिमन वे नर मर चुके , 
उनसे पहिले वे मुए , 
जाल परे जल जात बहि , 
रहिमन मछरी नीर को , 


कहि रहीम यह देह। 
शीत घाम औ मेह ॥ ९०॥ 
भुवत भरत नहिं चूक। 
जो घटि लखे उलूक ॥ ९१॥ 
नहि. मृगया अनुराग । 
अ्मत भूखही लाग॥ ९२॥ 
सहजहि में घुल जाय । 
सोऊ खेंचत बाय ॥ ९३॥ 
लाख करो किन कोय। 
मथे न माखन होय ॥ ९४॥ 
दही मही बिलगाय। 
भीर परे ठहराय | ९५॥ 
फल रहीम श्रति दूर। 
जंसे तार खजूर ॥ ९६॥ 
ज्यों तुरंग व्यवहार। 
सही होत असवार ॥ ९७॥ 
मनहीं राखौं गोय। 
बांदि न लेहें कोय ॥ ९८॥। 
देखि दिनन को फेर । 
बतन न लगि हैं देर ॥ ९९॥ 
भवसागर ;की नाव। 
ओर न कछू उपाव ॥१००॥ 
जे कहुं मांगन जाहि। 
जिन मुख निकसत नाहिं ॥१०१॥ 
तजि मीनन को मोह । 
तऊ न छांडत छोह ॥१०२॥ 


रहीम २९३ 


धन दारा अरु सुतन में , रहत लगाये चित्त । 
क्यों रहीम खोजत नही , गाढ़े दिन को मित्त ॥१०३॥ 
अमी हलाहल मंद भरे , इबेत ह्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि भुकि परत जिहि चितवत इक बार ॥१०४॥ 
कमला थिर न रहीम कहि , लखत अधम जे कोइ । 
प्रभु की सो अपनी कहे , क्‍यों व फजीहत होइ ॥१०४५॥ 
रहिमन पानी राखिये , बिन पानी सब सून। 
पाती गये न ऊबरे , मोती मानृ्॑त चून ॥१०६॥ 
जाय समानी उदधि में , गज्भू नाम भयो धीम। 
काकी महिमा ना घटी , पर घर गये रहीम ॥१०७॥ 
मानसरोवर ही मिले , हंसन मृकता भोग। 
सफरी भरे रहीम ए , विपुल बिलोकन योग ॥१०४५॥ 
बढ़त रहीम धनाढ्य धन , धरे धनी को जाइई। 
घटे बढ़े तिन को कहा , भीख मांगि जो खाइ॥।१०९॥ 
रहिमन रहिला की भली , जो परसे चित लाय। 
परसत मन मेला करे , सो मेंदा जरि जाय ॥११०॥ 
खेर खून खांसी खुशी , बेर ब्रीति मधु पान। 
रहिमन दाबे ना दबे , जानत सकल जहान ॥१११॥ 
गगन चढ़े फिर क्यों तिरे , रहिमन बहरी बाज । 
फेरि प्रायः बन्धन परे , पेट अभ्रधम के काज ॥११२॥ 
काल परे कछ और है , काज सरे कछु श्रौर। 
रहिमत भांवर के भये , नदी सेरावत मौर॥११३॥ 
रहिमन चाक कुम्हार को , मांगे दिया न देह । 
छेद में डंडा डारि के , चहू नांद लइ लेइ ॥११४।॥ 
अब रहीम मुसकिल परी , गाढ़े दोऊ काम | 
सांचे से तो जग नहीं , भूठे मिले न राम ॥११५॥ 


२९४ 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


रहिमन कोऊ का करे , 
जो पति राखनहार है , 
रहिमन बिपदा तू भली , 
हित अनहित या जगत में , 
साधु सराह॑ साधुता , 
रहिमन सांचे सूर को , 
करत निपुनई गुन बिना , 
मानो टेरत बिटप चढ़ि , 
यों रहीम सुख होत है , 
बांटनवारे के लगे , 
भूप गतत लघु गुनिन को , 
रहिमन गिरि ते भूमि लों , 
तें रहीम मन आपनो , 
निसि बासर लाग्यो रहे , 
मांगे मुकुरिन को गयो , 
मांगत झागे सुख लक्यो , 
छिमा बड़ेन को चाहिये , 
का रहीम हरि को घटचो , 


ज्वारी चोर लबार। 
माखन चाखनहार ।।११६॥ 
जो थोरे दिन होय। 
जानि परत सब कोय ॥।११७॥ 
यती जोखिता जान । 
बरी करें. बखाब ॥११८॥ 
रहिमन निपुन हजूर । 
मोहि समात को क्र ॥११९॥ 
उपकारी के अंग। 
ज्यों मेहंदी को रंग ॥१२०॥ 
गूनी गनत लू भूप। 
लखो तो एके रूप ॥१२१॥ 
कीन्होीं चारु चकोर। 
कृष्णचनद्र की ओर ॥१२२॥ 
केहि न त्यागियों साथ । 
ते रहीम रघुताथ ॥१२३॥ 
छोटेन को उत्तपात। 
जो भूगु मारी लात ॥१२४॥ 


सोरदा 


रहिमन मोहि न सुहाय , 
जो विष देय बुलाय , 


झमी पियावत मान बिन । 
प्रेम सहित मरिबो भलो ॥१२५॥ 


बरवे नायिका भेद 


लहरत लहर लहरिया , 
मोतिन जरी किनरिया , 
लागेउ ग्रानि नबेलियहि , 
उकसन लाग उरोजवा , 


लहर॒ बहार | 
बिथरे बार ॥ १॥ 
मनसिज बान | 


दृग तिरछान ॥ २॥ 


रहीम 


कवन॒ रोग दूहुं छतियां 
दुखि दृखि उठे करेजवा 
ग्रोचक श्रायः जोबनवां 
छुटि गो सद्भध गोंइयवां 
भोरहि बोलि कोइलिया 
घरि घरि एक घरिअवा 
बाहर लेके दियवा 
सासु ननद ढिग पहुंचत 
होइ कत आय बदरिया 


जेहों घन अमरीया 
जेहों चुनन कुसुमिशओं 
नौवा केरि छोहरिया 


जस मद मातल हथिया 
चितवत जाति तरुनियां 
खीन मलिन विषभया 
मोहि कहत बिधूबदनी 
ते भ्रब जासि बेइलिया 
बिन पिय. सूल करेजवों 
का तुम जूगल तिरियवा 
पिय बिन मनहुं अ्रठरिया 
कासों कहाँ संदेसवा 
लगेहु चहत नहिं फूछे 
पिय. आवत अंगनेया 
साथे चतुर तिरियया 
कठिन नींद भिनुसरवा 
धन दे मूरख मितवा 


है 


रैँ 


रँ 


रैँ 


॥। 


न्‍ 


हि 


7 


रैँ 


ह। 


न्‍ै 


रै 


उपजेउ आय । 

, लेंगि जन जाय॥ ३॥ 
मोहि दुख दीन। 
नहि भल कान ॥ ४॥ 
बढ़वत ताप । 

, रहु चुपचाप ॥ ५॥ 
बानर जाय। 
देति बुझाय ॥ ६॥ 
बरखहि. पाथ । 
सुगना साथ ॥ ७॥ 
खेत बड़ि दूर। 
मुहि संग क्र॥5॥ 
हुकमत जाति। 
मन मुसुकाति ॥ ९॥ 
ग्रीगन तीन । 
पिय. मतिहीन ॥१०॥ 
बर जरि मूल। 


| 


। 


रँ 


ठ 


रै 


है 


ईद 


लखि तुब॒ फूल ॥११॥ 
भगरत . आय | 
महि ने सुहाय ॥१२॥ 


पिय. परदेसु । 
तेहि बन टेसु ॥१३॥ 
उठि के लीन । 
बैठक दीन ॥। १४॥ 
आ्रालस पाय । 
रहल लोभाय ॥।१५॥ 


२९५ 


२९६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सुभग बिछाह पलंगिया 
चितवति चौंकि तरुनियां 
बन घन फूलहि टेसुग्रा 
चले बिदेश पियरवा 


: पीतम इक सुमिरिनियां 
' : जेहि जपि तार बिरह॒वा , 


लखि अपराध पियरवा 
बिहंसत चंदत चडउकिया 
करत न हिय भश्रपरधवा 
मान करन की बिरियां 
ले कर सुधर खुरुपिया 


छटबे एक छुतरिया 
सघन कुंज अ्रमरेया 


झगरत ग्राइ कोइलिया 
खेलत जानिपि टोलवा 
छुद्_ वृषभान्‌ कुंग्ररिया 


पातम मिले सपनवां , 


ग्रानि जगायेसि चेरिया 
पिय मूरति चितसरिया 


चितवत ग्रवध सबेरवा न्‍ 


बिरहिन और बिदेसिया 
पिय मुख तकत तिरियवा 
सखियन कीन सिगरवा 
हेरति नैन अरसिया 
छाकहु बइठ दुअरिया 
पिय तन पेखि गरमियां 


, मीजहु 
/ बिजन 


, अंग सिगार । 
, दे दूग॒ द्वार ॥१६॥ 
, बगियन बेलि। 
, फंगुआ खेलि ॥१७॥ 
/ मूँहि देइ जाहु। 
करब निबाहु ॥१५॥ 
, नेहि रिस कीन। 
, बैठक दीन ॥१९॥ 
, सपनेहु. पीय । 
, रहिगी. हीय ॥२०॥ 
, पिय. के साथ । 
» बरसत पाथ ॥२१।॥। 
/ सीतल छांह। 
, पएैनि उड़ि जांह ॥२२॥ 
ल्‍ नन्दकिसोर । 
, होइ गद चोर ॥२३॥ 
भो सुखखानि। 
/ भेह दुखदानि ॥|२४॥ 
, चितवत बाल | 


जपि जपि माल ॥२१५॥। 
/ भो इक ढठोर। 
, चन्द्र. चकोर ॥२६॥। 
/ रेचि बहु भांति। 
/ मुरि मुसुकाति ॥२७॥। 
पाय । 


डुलाय ॥२८॥| 


क्रेशवदास २९७ 


टूटि खाद घर टपकत , टटिश्रौ टूठि। 

पिय के बांह सिहनवां , सुख के लूटि ॥२९॥ ” 
ढील ओखि जल अंचवनि , तरुनि सुगानि। 

धरि खसकाइ घइलना , मुरि मृसुकानि ॥३०॥ 

बालम अ्रस मन मिलयउं , जस पय पानि। 

हँसिनि भई सवतिया , लद बिलगानि ॥३१॥ 

पथिक झाइ पत्तिघटवां , कहत “पियाव”। 

पैयां पर नतदिया , फेरि कहाव ॥३२॥ 


7 


श्ृंगार सोरठ 
पलटि चली मुसुकाय , दुति रहीम उजियाय गअति। 
बाती सी उसकाय , मानो दीनी दीप की ॥१॥ 
दीपक हिये. छिपाय , नवल बध घर ले चली। 


कर बिहीन पछिताय , कुच लखि निज सीसी धुन ॥२॥ 
गई ओआगि उर लाय , झागि लेन आई जो तिय । 


लागी नहीं. बुझाय , भभकि भभकि बरि बरि उठे ॥ ३॥। 
मदनाष्टक 

कलित ललित माला , वा जवाहिर जड़ा था। 

चपल चखन वाला , चांदनी में खड़ा था॥ 


कटि तट बिच मेला , पीत सेला नवेला । 
गलि बन अलबेला , यार मेरा अ्रकेला ॥ 


केशवदास 


केशवदास सनाढद ब्राह्मण थे। इनके पिता का ताम काशीनाथ 
था । इनका जन्म सं० १६१२ के लगभग हुआ । ओड़छा नरेश महाराजा 
रामसिह के भाई इन्द्रजीतर्सिह इनका विशेष झादर करते थे | महाराजा 
बीरबल ने इनको केवल एक छंद पर छः लाख रुपये दिये थे। वह छंद 


यह है-- 


२९८ कविता-कोम॒दी, पहला भाग 


केशवदास के भाल लिख्यो बिधि रंक को अंक बनाय संवारधो। 
धोये धृवे नहिं. छूटो छूटे बहु तीरथ जाय के नीर पखारधो॥ 
हल गयो रंक ते राव तबे जब वीरबली नृपनाथ निहारधों। 
भूलि गयो जग की रचना चतुरानन बाय रह्मो मुख चारधो॥ 
केशवदास ने महाराजा बीरबल के द्वारा इन्द्रजीतसिह पर एक 
करोड़ का जुरमाना अकबर से माफ करा दिया था। इनका दारीरांत 
सं० १६७४ के लगभग हुआ । 
ये संस्कृत के बड़े पंडित थे । इनकी कविता बहुत गृढ़ होती थी। 
इसी से प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हें “कठिन काव्य का प्रेत” कहा है। 
और इनकी कविता के विषय में यह भी प्रसिद्ध हैं कि “कवि का दीन 
न चहे बिदाई। पूछे केशव की कविताई।” 
इनके रचे हुये आठ ग्रंथ कहे जाते हें-“-रसिक प्रिया, कवि प्रिग्ना, 
राम चंद्रिका, विज्ञान गीता, वीर सिहदेव चरित्र, जहांगीर घंद्विका, 
नखशिख और रत्न बावनी। उनमें से चार बहुत प्रसिद्ध हं---रामचंद्रिका, 
कविप्रिया, रसिकप्रिया और विज्ञान गीता । लोग कहते हैं कि राम- 
चन्द्रिका इन्होंने तुलसीदासजी के कहने से लिखी। रामचन्द्रिका महा- 
काव्य है । कविप्रिया ग्रलंकार-प्रधान ग्रन्थ है। यह प्रवीणराय वेश्या 
के लिए लिखा गया था । प्रवीणराय काव्यकला में इनकी शिष्या थी। 
रप्तिकप्रिया शआंगार-प्रधान ग्रन्थ है। इसमें रसों का वर्णन है । विज्ञान- 
गीता एक साधारण ग्रंथ है । 
केशवदास महाकवि थे, इसमें संदेह नहीं । इनकी कोई-कोई कविता 
अन्य कवियों की कविता की तरह सुनते ही समभ में. नहीं आ जाती । 
उसके लिए कुछ विचार की आवद्य कता पड़ती है। परन्तु जितना ही 
उसे भ्रधिक विचारिये, उतनी ही मिठास भी बढ़ती जाती है । 
केशवदास रसिक भी एक ही थे। वृद्धावस्था में इन्होंने केशों की 
सफेदी देखकर कहा-- 


केशवदास २९९ 


केशव केसनि अ्स करी , जस अरिहूं न कराहि। 
चन्द्र बदनि मृगलोचनी , बाबा कहि कहि जाहि ।। 
इससे प्रकट होता है कि वृद्ध होने पर भी इनका मन वृद्ध नहीं 
हुआ था । 
इनकी कविता के कुछ नमूने हम यहां उद्धृत करते हँ-- 
8) 
विप्र न नेगी कीजिये , मूढ़ न कीजे मित्त । 
प्रभु न कृतघ्नी सेइये , दृषण सहित कवित्त ॥ 


३0 
धीरज मोचत लोचन लोल विलोकि के लोककी लीकति छूटी । 
फूट गये श्रुति ज्ञान के केशव आंख अनेक विवेक की फूदी ॥ 
छोडि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ की गति छूटी । 
त्यों न करे करतार उबारक जो चितवे वह बारबधूटी ॥ 
३ ) 
तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रहे कर त्यों न रहोंगी । 
पान खवाइ सुधाधर पान के पाडठ गहे तस हाँ न गहाँगी ।। 
केसव चूक सबै सहिहाँ मुख चुमि चले यह तो न सहोंगी । 
के मुख चूमन दे फिरि मोहि के झ्रापनी धाय सों जाय कहाौंगी ॥। 
( ४ ) 
भषण सकल घनसारही के घनद्याम, कुंसुम कलित केशरही छबि 
छाई सी । मोतिन की लरी सिर कंठ कंठ माल हार, और रूप ज्योति 
जात हेरत हेराई सी ।। चंदन चढ़ाये चारु सुन्दर शरीर सब राखी जन 
सुश्र शोभा बसन बनाई सी । शारदा सी देखियतु देखो जाइ केशोराइ 
ठाढ़ी वह कुंवरि जुन्हाई में भ्रन्हाई सी ॥ 
( ४ ) 
मन ऐसो मन मढ़ू मदुल मृणालिका के, सूत कैसो सुर ध्वनि मनति 
हरित है । दारधो कैसो बीज दांत पांत से अरुण भोंद, केशोदास देखि 


३०० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


दृग आनंद भरित है ॥ येरी मेरी तेरी मोहि भावत भलाई तातें, बति 
हाँ तोहि और बूकत डरति है । माखन सी जीभ मुख कंज सी कोमलता 
में काठ सी कठेठी बात कैसे निकरति है ॥ 
( ६ ) 
पंडित पुत्र, सुधी पतिनी जु पतिक्रत प्रेम परायन भारी। 
जाते सब गण, माने से जग, दान विधान दया उर धारी ॥ 
केशव रोगनही सो वियोग, संयोग सुभोगन सो सुखकारी। 
सांच कहे, जग मांह लहे यश, मुवित यहे चहुं वेद विचारी ।। 
( ७ ) 
बाहन कुचाली, चोर चाकर, चपल चित, मित्र मति हीन, सूम स्वामी 
जर आतन्यि । पर वश भोजन, निवास वास कृकुरन, वरषा प्रवास, 
केशोदास दुखदानि ये ॥ पापिन के भ्रद्भ संग,ग्रंगना श्रनंग वश,अपयश्ञ युत 
सुत, चित हित हानि ये । मूढ़ता बुढ़ाई, ब्याधि, दारिद, भुठाई आधि, 
यहई नरक नरलोकनि बखानिये | 


( 5 ) 
कटभसों नरकासुरसों पल में मधुसों मुरसों जिन मारदो। 
लोक चतुद्देश केशव रक्षक प्रण वेद पुरान विचारधो॥ 
श्री कमला कुच कुंकुम मंडित पंडित देव अदेव निहारधो। 
सो कर मांगन को बलि पे करतारहु ने करतार पसारधो ॥ 

६: 
जों हौं कहां रहिये तो प्रभृता प्रकट होत चलन कहीं तौ हित हानि 

नाहीं सहनो । भाव सो करहु, तो उदास भाव प्राणनाथ साथ ले चलहु 
कैसे लोकलाज बहनो ॥ केशोदास की सों तुम सुनहु छबीलेलाल चलेही 
बनत जो पे नाहीं राज रहनो। जेसिये सिखाओश्रो सीख तुमहीं सुजान 
प्रिय तुमहीं चलत मोहि जेसो कछ कहनो ॥। 
( १० ) 
घिक मंगन बिन ग्णाह गुण सु घिक सुनत न रीक्षिय । 


केशवदास ३०१ 


रीझ सु घिक बिन मौज मौज घिक देत सु खीकभिय ॥ 
दीबो धिक बिन सांच सांच धिक धर्म न भाव। 
धर्म सु धिक बिन दया दया धिक श्ररि कहं आवे॥ 
अरि घिक चित्त न सालई, चित घिक जहूं न उदार मति । 
. मति घिक केशव ज्ञान बिनु, ज्ञानसु घिक बिनु हरिभगति॥ 
( ११ ) 
पातक हानि पिता संग हारिबो गये के शूलनि तें डरिये जू। 
तालनि को बंधिबों बधरोर को नाथ के साथ चिता जरिये जू ।। 
पत्र फटे ते कटे रिंन केसव कंसहु तीरथ में मरिये जू। 
नीकी लगे ससुरारि की गारि और डांड भलो जो गया भरिये जू ॥ 
६.३ ) 
पाप की सिद्धि सदा ऋण बृद्धिसुकीरति झ्रापनी आप कही की । 
दुःख को दान जु सूतक नहान जु दासी की संतति संतत फीकी ॥ 
बेटी को भोजन भूषन रांड़ को केशव प्रीति दसा पर ती की । 
युद्ध में लाज दया भ्ररि को श्ररु ब्राह्मण जाति सों जीतिन नीकी ॥ 
(६ ३: :) 
सोने की एक लता तुलसी बन क्‍यों बरनों सुनि बुद्धि सके छवे । 
केशवदास' मनोज मनोहर ताहि फले फल श्रीफल से ढं ॥ 
फूलि सरोज रह्यो तिन ऊपर रूप निरूपन चित्त चले च्वे। 
तापर एक सुवा शुभ तापर खेलत बालक खंजन के हे ॥ 
| र४ ) 
दुरिहे क्‍यों भूषण बसन द्ुति यौवन की देह हुं की ज्योति होति चौस 
ऐसी राति है । नाहक सुवास लागे ह्वै है कैसी केशव सुभावती की वास 
भौंर भीर फारे खाति है ॥ देखि तेरी सूरत की मूरत बिसूरति हूं, 
लालनि के दुग देखिबे को ललचाति हू। चालि हूँ क्‍यों चदमुखी कुचन 
के भार भये कचन के भार ही लचकि लड्ू जाति है ॥ 


केशवदासं ३०३ 


( २० ) मे 
प्रथम सकल शुचि मञचन अमल बास, जावक सुदेश केश पाश को 
सम्हारिबो । अ्रद्भराग भूषण विविध मुख वास राग, कज्जल कलित लोल 
लाचन निहारिबो ॥ बोलनि हंसनि मृदु चलनि चितौनि चारु, पल पल 
प्रति पतिन्नत परिपारिबो । केशौदास सो बिलास करहु कुंवरि राधे, इहि 
विधि सोरह श्ज्भारनि श्वद्भारिबो ॥ 
२१ ) 
भाव जहां ब्यभिचारी वे पे रमें पर नारी, हिजेगन दंडधारी चोरी 
पर पीर की । मानिनीनहीं के मत मानियत मान-भंग, सिन्धुहि उलांधि 
जाति -कीरति शरीर की ॥ भूले तो अधोगति न पावत है केशौदास, 
माचही सों हे वियोग इच्छा गंग नीर की || बन्ध्या बासनानि जानु 
बिधिना सो बाटिनिकी, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुबीर की ॥ 
( रेर ) 
कवि कुल ही के श्रीफलत , उर अभिलाष समाज । 
तिथिही को छय होत है , रामचन्द्र के राज ॥। 
ह मा, क्‍ 
लूटिबे के नाते पाप पट्टने तौ लूटियत, तोरिबे को मोह तरु तोरि 
डारियतु हैँ । घालिबे के नाते गव॑ घालियत देवन के, जारिबे -के नाते 
भ्रध ओघ जारियतु है । बांधिबे के नाते ताल बांधियत केशौदांस, मारिबे 
के नाते तौ दरिद्र मारियतु हैं । राजा रामचन्द्रजू के नाम जग जोतियतु, 
हारिबे के नाते श्रान जन्म हारियतु है ॥ 
( रेड ) 
कुटिल कटाक्ष कठोर कुच , एक दुःख अदेय । 
द्विस्वभाव अरस्लेष में , ब्राह्मण जाति अजेय ॥ 


३०४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


पृथ्वीराज ओर चम्पादे 


पृथ्वीराज बीकानेर के राजा राजसिंह के भाई थे, श्रौर अकबर के 
दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि इन्हीं की रानी किरणमयी 
श्रत्यन्त सुन्दरी थी, जिसे नवरोज के अवसर पर अकबर ने एक दूती के 
द्वारा बहकाकर एक कोठरी में बन्द कर दिया और स्वयं कोठरी में घुस- 
कर वह बलात्कार किया चाहता था | पर किरणमयी ने उस भारत के 
शाहुंशाह को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और कटार निकालकर उसके 
गले पर रख दी । अकबर ने जब साता कहकर क्षमा मांगी तब कहीं 
उसके प्राण बचे । 

प्रसिद्ध देशभक्त महाराणा प्रतापसिह जब प्रकबर से विद्रोह कर के 
राज्य छोड़कर बनों में घूमते थे; तब एक दिन उनकी कन्या के हाथ 
से एक जड्भुली बिलाव घास की रोटी, जो वह खा रही थी, छीन कर 
ले गया । कन्या रोने लगी । इस घटना का राणाजी के हृदय पर ऐसा 
प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भ्रकबर के पास संधि का प्रस्ताव लिख भेजा । 


टाड साहब लिखते हँ---'प्रताप का पत्र पाकर भ्रकबर बहुत ही 
प्रसन्‍त हुआ । उसने आज्ञा दी कि राज्यभर में नाच गान हो और आ्रानन्‍द 
मनाया जावे । मारे हएष के उसने वह पत्र पृथ्वीराज को दिखलाया। 
पृथ्वीराज बीकानेर-तरेश राजसिंह के छोटे भाई थे, जो दुर्भाग्य से 
मुग़लों के यहां कंद थे । वे बड़े वीर, साहसी श्नौर स्वदेश प्रेमी थे । 
वीर ही नहीं, बल्कि वे एक अच्छे कवि भी श्रे | वे अपनी 
कवित्व-शक्ति से मनुष्य का मस्त मोह सकते थे और आवश्यकता 
पड़ने पर तलवार लेकर युद्ध में भी विजय आप्त कर सकते थे । लड़क- 
पन ही से वे प्रतापसिह की वीरता, उदारता और स्वदेश-भक्ति पर 
- मोहित होकर उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे । उनको विद्वास नहीं था 
कि प्रतापसिंह ने भ्रकबर को ऐसा पत्र लिखा होगा | अतएव स्वाभाविक 
निडरता से उन्होंने अकबर से कहा--“में प्रताप को भलीभांति जानता 


पृथ्वीराज और चम्पादे ३०४ 


हूं । यह पत्र उनका नहीं है । और तो क्या, यदि आप अपना ताज भी' 
दे दें तौ भी तेजस्वी प्रताप ग्रापके वश में नहीं होंगे ।/ इसके पदचात्‌ 
उन्होंने श्रकबर की अनुमति से प्रतापर्सिह को एक पत्र लिखा। पत्र कविता 
में था। उस कविता को अरब भी कभी-कभी राजपूत लोग बड़े आनन्द 
से गाते है । 
पत्र की मूल प्रति कहीं नही मिलती । उसके कुछ दोहे प्रसिद्ध हें 
उन्हें हम यहां उद्धृत करते हँ-- 
धर बांकी दिन पाधरा , मरद न मूक माण । 
घर्णा नरिन्‍दा घेरियो , रहे गिरिन्दां राण॥ १ ॥ 
जिसकी भूमि अत्यन्त विकट है, और दिन अनुकूल है, जो वीर 
अभिमान को नहीं छोड़ता, वह महाराणा बहुत राजाओं से घिरा हुआ 
पहाड़ी में निवास करता है । 
पातल राण प्रवांड मल , बांकी घड़ा बिभाड़ । 
खूंदाड़े कुण हे खुरां , तो ऊभां मेवाड़ ॥ २ ॥ 

* है विकट सेनाग्रों के विध्वंस करनेवाले और युद्ध में मल्‍ल महाराणा 
प्रतापसिह ! तेरे खड़े रहते मेवाड़ को घाड़ों के खरों से खंदानेवाला 
कौन हैं ? 

माई एहा पूत जण , जेहा राण प्रताप । 
ग्रकबर सूतो ओधकी , जाण पिरा पे सांप ॥| ३ ॥ 
है माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्त कर, जैसा राणा प्रताप है। जिसको 
अकबर सिरहाने का सांप जानकर सोता हुप्रा चौंक उठता है । 
अइरे अकबरियाह , तेज तुहालो तुरकड़ा। 
नम नम नीसरियाह , राण बिना सह राजवी ॥| ४ ॥ 
हे अकबर, तेरा तेज देखकर बड़ा ग्राइवर्य होता है, जिसके सामने 
महाराणा के सिवा सब राजा लोग भुक गये । 
सह गावड़ियो साथ , एकण बाड़े बाड़ियो ! 
राण न मानी नाथ , तांडे सांड प्रतापसी ॥ ५ ॥ 


३०६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


हे श्रकबर ! तूने गाय रूपी सब राजाओं को एक बाड़े में इकट्ठा 
कर लिया; परन्तु साड़ रूपी प्रतापसिह तेरी नाथ को नहीं मानकर गरज 
रहा है । 
पातल पाघ प्रमाण , साभी सागा हर तणी । 
रही सदा लग राण , भ्रकबर सूऊभी श्रणी ॥ ६ ॥ 
महाराणा सम्रामसिह के पोते प्रतापसिह की पगड़ी ही गिनती में 
सच्ची है, जो शभ्रकबर के सामने श्रनम्र होकर उच्च रही । 
चोथो चीतोडाह , बाटो बाजती तणो । 


माथे मेवाड़ाह , थारे राण प्रतापसी ॥ ७ ॥ 
हे चित्तौड़ के स्वामी महाराणा प्रतापसिह ! है मेवाड़पति ! पगड़ी 
तेरे ही सिर पर है । 


ग्रकबर समद अथाह , तिह डूबा हिन्दू तुरक । 
मेवाड़ो तिड माह , पोयण फूल प्रतापसी ॥ ८ ॥ 
अकबर रूपी अथाह समुद्र मे हिन्दू तुरुक सब डूब गये; परन्तु मेवाड़ 
के स्वामी महाराणा प्रताप उसमे कमल के फूल के समान रहे।. « 
प्रकबरिये इक बार , दागल की सारी दुनी । 
अणदागल शभ्रसवार , चेटक राण प्रतापसा ॥ ९ ॥ 
अकबर ने एक ही बार में सारी दुनिया को कलकित कर दिया। 
परन्तु चेटक घोड़े के अ्रसवार राणा प्रताप निष्कलक रहे । 
पग्रकबर घोर श्रधार , ऊधाणा हिन्दू शभ्रवर । 
जागे जगदातार , पोहरे राणं॑ प्रतापसी ॥ १० ॥ 
श्रकबर रूपी घोर अ्रधकार में सब हिन्दू सा गये । परन्तु जगत्‌ का 
दाता राणा प्रताप (धर्म -धन की रक्षा के लिए) पहरे पर खड़ा है । 
हिन्दूपति परताप , पत राखो हिन्दुआणरी । 
सहो विपत सताप , सत्यसपथ करि झापनी ॥ ११॥ 
हे हिन्दूपति प्रताप ! हिन्दुओं की लज्जा रकक्‍्खो। अ्रपनी: प्रतिज्ञा पूरी 
करने के लिए सब कष्टो को सहो । 


पृथ्वीराज और चम्पादे ३०७ 


चम्पा चीतोड़ाह , पोरस तणों प्रतापसी । 
सौरभ अकबर साह , अ्लियल आभड़ियां नहीं ।। १२ ॥ 


वित्तौड़ चम्पा है, प्रताप उसकी सुगन्ध है । अ्रकबर रूपी भौंरा उसके 
पास नहीं फटकता । (चम्प के फूल पर भौंरा नहीं बैठता) । 
पातल जो पतसाह , बोले मुखहुता बयण। 
मिहर पछम दि मांह , ऊर्गे कासप रावबत ॥ १३॥ 
महाराणा प्रतापरसिह यदि बादशाह को अपने मृख से बादशाह कहें, 
तो कद्यप जी के संतान भगवान सूर्य पश्चिम दिशा में उगें । 
पटक मूछां पाण , कै पटक निज तर्न करद । 
दीजे लिख दीवाण , इण दो महली बात इक ॥। १४ ॥ 
हे दीवान ! में अपनी मूंछ पर हाथ फेरूं, या अपने शरीर को तल- 
बारे से काट डाल, इन दोनों में से एक बात ,लिख दीजिए । 
राठौर-वीर पृथ्वी राज की कविता पढ़कर प्रताप को इतना साहस 
हुआ कि मानों उन्हें दश हजार राजपूतों की सहायता मिल गई । वे 
अपनी प्रतिज्ञा पर दुढ़ हुए । पत्र के उत्तर में महाराणा प्रताप ने नीचे 
लिखे दोहे भेजे थे-- 
तुरुक कहासी मुख पतो , इण तनसूं इकलिंग । 
ऊगे जाहीं ऊगसी , प्राची बीच पतंग ॥ १॥ 
भगवान एकलिग की शपथ है, इस शरीर से भ्रर्थात्‌ प्रताप के मूख 
से बादशाह तुरक ही कहलावेगा और सूर्य का उदय जहां से होता है, 
वहीं पूर्व ही में होगा । 


* प्रतापसिह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कभी किसी यवन को सिर न 
भुकावेंगे । एक बार एक भाट अकबर के सामने मुजरा करते गया। 
सामने पहुंचकर उसने पगड़ी उतार ली | उसको नंगे सिर देखकर अ्रकबर 
ने कारण पूछा, तब उसने कहा--यह पगड़ी महाराणा प्रतापसिह जी ने 
अपने हाथ से दी है | में इसे आपके सामने भूकाना नहीं चाहता । यह 
सुनकर अकबर ने प्रतापसिंह की बड़ी प्रशंसा की । 


रे०८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


खुशी हूंत पीथल कमध , पटको मूछा पाण | 
पछठण है जेत पतो , कमला सिर केवाण || २ ॥ 
हे वीर पृथ्वीराज, आप प्रसन्‍त होकर मूछों पर हाथ फेरिये। जब 
तक प्रतापसिह है, तलवार को यवनों के सिर पर ही जानिये । 
साग मूड़ सहसी सको , सम जस जहर सवाद। 
भड़ पीथल जीतो भला , बेण तुरक स्‌ बांद ॥ ३॥ 
राणा प्रताप सिर पर भाला सहेगा, क्योकि बराबरवाले का यश 
विष के समान होता है.। हे भटठ पृथ्वीराज, आप तुरुक से बातो के युद्ध में 
विजय पावे । 
ग्रकबर के साथ विवाद होने का पता जब पृथ्वीराज की रानी को 
लगा, तब उसने यह दोहा लिखकर पृथ्वीराज के पास भेजा-- 
पति जिद की पतसाहस , यह सुणी में आज । 
कहा पातल अकबर कहा , करियो बड़ो भ्रकाज ।। 
हे प्राणपति ! मेने आज यह सुना कि आपने महाराणा के सम्बन्ध 
मे अकबर से विवाद किया हैं। कहा अकबर और कहा प्रताप ! आपने 
बड़ा अनर्थ किया । 
इसके उत्तर में पृथ्वीराज ने यह कवित्त लिख भेजा-- 
जब ते सुने हे बेन तब ते न भोको चेन पाती पढ़ि नेक सो ब्रिलब 
न लगावेगा । लेके जमदृत से समस्त राजपूत आज आगरे में झाठो 
याम ऊधम मचावेगो ॥ कहे पृथिराज प्रिया नेक उर धीर धरो चिरजीवी 
राना श्री मलेच्छन भगावेगो । मत को मरद मानी. प्रबल प्रतापसिह 
बब्बर ज्यों तड़प अकब्बर पै प्रावेगो ॥। 
ग्र्थ स्पष्ट है । 
पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप के विषय में "और भी बहुत-से पद्च 
रचे थे, उनमें से एक गीत नीचे दिया जाता है-- 
गौत 
नर तेथ निमाणा निलजी नारी अकबर गाहक बठ अबठ । 


पृथ्वीराज और चम्पादें ३०९ 


चौहटे तिण जायर चीतोड़ो बेचे किम रजपूत बठ ॥ 

रोजायतां तणे नवरोज जेथ मृुसाणा जणा जण। 

हिन्दू नाथ दिलीचे हाठे पतो न खरखचै क्षेत्री पण॥ 

प्रपच लाज दीठ नह ब्यापण खोटो लाभ अलाभ खरो। 

रज बेचबां न श्रावे राणो हाटे मीर हमीर हरो॥ 

पेखे आपतणा पुरुषोत्तम रह अ्रणियाल त्ण «बल राण । 

खम्न बेचियां अनेक खतन्रियां खत्रवट थिर राखी खूमाण ॥ 

जासी हाट बात रहसी जग अ्रकबर ठग जासी एकार। 

रह राखियो खत्री भ्रम राणे साराले बरतो संसार ॥ 

जहां पर मानहीन पुरुष और लज्जाहीन स्त्रियां हे, और अ्रकबर 
जैसा ग्राहक है, उस चौपड़ के बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी 
राजपूती का भाग कंसे बेचेगा ? 

मृसलमानों के नवरोज के समय प्रत्येक व्यक्ति लुट गया । परन्तु 
हिन्दुओं का पति प्रतापसिह उस दिल्‍ली के बाजार में अपना क्षत्रियपन 
क्यों खरचे ? ह 

वंशलज्जा से भरी दृष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं व्यापता । इसी से 
पराधीनता के सुख के लाभ को बुरा ओर झलाभ को अ्रच्छा समभकर 
बादशाही दुकान पर रज॑ बेचने के लिए हमीर का पोता राणा प्रतापसिह 
कदापि नही आ्राता । 

अपने पुरुषाओों का उत्तम कतंव्य देखते हुये महाराणा ने भाले के 
बल से क्षत्रिय-धर्मं को अचल रक्‍्खा और भ्रन्य क्षत्रियों ने अ्रपने क्षत्रियत्व 
को विक्रय कर डाला । 

ठग रूपी ग्रकबर भी एक दिन इस संसार से चला जायगा ओर 
हाट भी उठ जायगी । परन्तु संसार में यह बात श्रमर रह जायगी कि 
क्षत्रिय-ध मं में रह कर उस धर्म को केवल राणा प्रताप ही ने रक्‍्खा; 
झ्रब सब उसे काम में लाभो । 

पृथ्वीराज बड़े रसज्ञ कवि थे । उनकी पहली रानी लालादे भी 


३१० कविता-कौमृदी, पहला भाग 


कविता करती थी | ऐसी रसमयी रमणी के साथ कवि पृथ्वीराज का 
दिन बड़े चैन से कटता था । परन्तु दुर्भाग्य से लालादे का भरी जवानी 
में स्वगंवास होगया । जब उसकी देह चिता पर जल रही थी तब पृथ्वी- 
राज ने कहां-- 
तो रांध्यों नहिं खावस्यां , रे ! बासदे निसड्ड । 
मो ऊ्रेखत तू बालिया , लाल रहंदा हड्ड ॥ 
अर्थात्‌, ऐ आग ! में तेरा रांघा हुआ कोई पदार्थ नही खाऊंगा। 
तूने मेरे देखते ही लालादे को जला दिया और उसका हाड़ ही शेष 
रहा ! 
उस दिन से वे आग की पकी हुईं कोई चीज नहीं खाते थे । जब 
वे बहुत दुर्बल होगये, तब लोगों ने समझा बुझाकर उनका विवाह 
जैसलमेर के राव लहर राज की बेटी चम्पादे से कराया । चम्पादे बड़ी 
ही सुन्दरी और प्रसन्‍तमुखी थी । लालादे से भी वह गुण और रूप में 
बढकर थी । पृथ्वीराज उसको बहुत प्यार करते थे। पति की संगति से 
चम्पादे ने भी कविता करनी सीख ली थी । 
एक दिन पृथ्वीराज बालों में कंघी कर रहे थे। चम्पादे उनके पीछ 
खडी थी । पृथ्वीराज ने दाढी में से एक सफेद बाल निकालकर फेंक 
दिया । तब चम्पादे मुंह फेरकर हंसने लगी । पृथ्वीराज ने दर्पण में उसकी 
परछाई देख कर पीछे देखा और फिर लज्जित होकर कहा--- 
पीथल' धोला' श्रावियाँ , बहुली लागी खोड़ । 
पूरे. जोबन पदमणी , ऊभी” मूंह मरोड ॥ 
पीथल पली" टमुक्कियां' , बहुली लग गई खोड़ । 
स्वामीनी” हांसा करे , ताली दे मुख मोड़।। 
पीथल पली ठमुक्तिकयां , बहुली लागी खोड़ | 
मरवण" मत्त गयंद ज्यों , ऊभी मुक्ख मरोड़।। 





१ पृथ्वीराज । २ सफेद । ३ आगये । ४ खड़ी। ५ सफेद बाल । 
६ चमक आये । ७ स्वामी की। ८ कामिनी स्त्री । 


उसमान ३११ 


यह सुनकर चम्पादे ने पृथ्वीराज के मन की ग्लानि मिटाने के लिए 
कहा-- 
प्यारी कहे पीथल सुनो , धोलां दिस मत जोय। 
नरां, नाहरां, डिगमिरां' , पाकां ही रस होय ॥ 
खेड़जा पकक्‍कां घोरियां , पंथज गउधां' पाव। 
नरां तुरंगां बन फलां , पक्‍काँ पकक्‍कां साव ॥ 
इसी प्रकार दोनों, राजा रानी का जीवन बडे आनन्द से बीता । 
पृथ्वाराज ने डिज्भल भाषा में रुक्मणि-मद्भुल काव्य बनाया है। 


उसमान 


उसमान गाजीपुर के रहने वाले थे | इनके पितां का नाम शेखहसन 
था | ये जहांगीर बादशाह के समय में हुए। संवत्‌ १६७० में इन्होंने 
चित्रावली नाम की एक प्रेम-कहानी लिखी, जो दोहा चौपाइयों में है । 
सुनते हें इन्होंने भौर भी कुछ ग्रन्थ लिखे हैं । इनके जन्म-मरण का ढीक- 
ठीक पता नहीं चलता । चित्रावली की कथा बड़ी मनोहर है । उसमें 
चित्रावली की बाटिका का वर्णन, उसका नखसिख, विरह, षटऋतु और 
बारहमासा आदि देखने योग्य हे । कुंवर ढं ढ़न खंड में कवि ने कितने ही 
देशों और प्रदेशों का वर्णन किया है । सबसे भ्रचम्भमे की बात तो यह *ै 
कि कवि ने उसमें अंगरेजों का भी वर्णन किया है। ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने सन्‌ १६१२ में सूरत में श्रपना गृदाम बनाया था, और सन्‌ १६१३ का 
रचा हुआ यह ग्रन्थ है। गाजीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर भ्रंगरेजों के 
विषय में इतनी जानकारी रखना कवि के लिए साधारण बात नहीं है । हम 
यहां का०ना«प्र०सभा द्वास प्रकाशित चित्रावली से कुंवर ढूंढनखंड का कुछ 
प्रंश उद्धृत करते हें भौर उसी पुस्तक से कुछ उत्तम दोहे भी प्रस्तुत 
करते हें--- 


.. १बैलों। २ दिगम्बर, योगी, यती । ३ खेती । ४ बेलों। ५ ऊंट । 


३१२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


चौपाई 
जिन पच्छू दिस कीन्ह पयाना , पहिलहि गा सो देस मूलताना। 
देखेसि सिंधी लोग सबाई , महिरावन सब सेवहि साई ॥ 
हेरेसि ठठ्ठा नगर सुहावा , विहंग हरिन सेबे दंजावा। 
काबूल हेरि मोगल कर देसा , जहां पुहिम पति होइ नरेसा॥ 
देखेसि रूम सिकदर केरा , स्याम रहा होइ सकल अंधेरा । 
देखेसि मक्का विधि श्रस्थाना , हीय अंध ते पाहन जाना।॥ 
हाजी संग मिलि गयउ मदीना , का भा गये जो साफ न सीना। 
गा बगदाद पीर के तीरा , जेंहि निह्चे तेहि संग हमीरा ॥ 
इस्ताम्बोल मिसर पुनि हेरा , गा लदाख लहु कीन्हेसि फेरा। 
दखिन देस को जे पगृ धारा , चला ताकि सो लंक पहारा॥ 
पहिलेहि गे हेरिस गुजरांता , सुन्दर धनी लोग सुख राता। 
गयो जाम जहं कच्छी होई , लोग सुरूप सुखी सब कोई॥ 
बलंदीप देखा अगरेजा , जहां जाइ नहि कठिन करेजा। 
ऊंच नीच धन सपति हेरा , मद बराह भोजन जिन केरा॥ 
जहां जाइ उहूं बन्दर साजा , लगा संग चढ़ि गयउ जहाज़ा। 
दोहे 
मान” करहु जो करि सकहु , कथनी श्रकथ अपार। 
कथे न कर कछ आवइ , करनी करतब सार ॥ १॥ 
कोन भरोसा देह का , छाड़हु जतन  उपाय। 
कागद की जस पूतरी , पानि परे घुलि जाय॥ २॥। 
तब लहु सहिये बिरह दुख , जब लगि आझाव सो वार। 
दुःख गये तब सुक्ख है, जाने सब संसार॥ ३॥ 
सब कह अमिरित पांच है , बंगाली कह सात । 
केला, कांजी, पान, रस , सांग, माछरी, भात ॥ ४॥ 
छत्री सुनि जो ना करे , तिय भ्रह गाय जोहारि। 
पुहुमी कुल गारी चढ़े , सरग होइ मुख ,क्ारि॥४॥ 


मलूकदास ३१३ 


लोयन जाहि कटठाच्छ सर , मारि प्रान हरि लीन्ह। 
अधर बचन ततखित दोऊ , श्रमिय सींचि जिव दीन्ह॥ ६॥ 
कहां सो विक्रम सकबंधी , कहां सो राजा भोज । 
हम हम करत हेराइगे , मिला न खोजे खोज | ७॥ 


मलकदास 


बाबा मलूकदासजी का जन्म लाला सुन्दरदास कक्‍कड़ खत्री के घर 
मे, बेसाख बदी ५, सं० १६६१ में, गांव कड़ा, जिला इलाहाबाद में 
हुआ । इनकी भुजा इतनी लम्बी थी कि घुठने तक आ जाती थी । 
लड़कपन में ये गांव-गांव कम्बल बेचा करते थे । साधुशों को और गरीबों 
को बिना दाम लिये ही कम्बल दे दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद 
ये अपना सारा समय भगवद्भजन में ही बिताने लगे। इनकी कीति 
दूर दूर तक फैली और हजारों लोग दर्शन को आने लगे । इनके गृरु का 
नाम विद्गुलदास था । वे द्रविड़ देश के महात्मा थे। बाबा मलूकदास 
सदा गृहस्थाश्रम में रहे । इनकी एक कन्या थी। थोड़ी ही ग्रवस्था में 
स्‍त्री और पुत्री दोनों का देहान्त हो गया । 

सवत्‌ १७३९ में, १०८ वर्ष की अवस्था में मलूकदासजी ने चोला 
छोड़ा । शरीर छोड़ने से पहले ढ़ी इन्होंने श्रपनी मृत्यु का ठीक-ठीक 
समय अपने चेलों को बतला दिया था। 

मलूकदासजी के पन्‍थ की मुख्य गहियां कड़ा ( प्रयाग ), जेपुर, 
गुजरात, मुलतान, पटना, कलापुर, नेपाल भ्रौर काबुल में हैं । जगन्नाथपुरी 
में भी मलकदांसजी का स्थान है । जहां इनके नाम का दुकड़ा अब तक 
मिलता है । 

मलूकदासजी की कविता ज्ञान से भरी है। इनके कुछ चुने हुए 
पद और साखियां यहां उद्धृत की जाती हें-- 


( १) 
दर्द दिवानें बाबरे , अलमस्त फकीरा। 
एक पभ्रकीदा ले रहे , ऐसे प्न प्रीरा॥ 


३१४ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


प्रेम पियाला पीवते , बिसरे सब साथी। 

ग्राठ पहर यों झूमते , ज्यों माता हाथी ।। 

उनकी नज़र नआवते , कोइ राजा रंका। 

बन्धन तोड़े मोह के , फिरते निहसंका ॥ 

साहब मिलसाहब भये , कछ रही न तमाई । 

कह मलूक तिस घर गये , जहूं पवन न जाई ॥ 

(२) 

दीनदयाल सुनी जब ते तब ते हिय में कछू ऐसी बसी हे । 
तेरो कहाय के जाउं कहां में तेरे हित की पट खेच कसी हैं ।। 
तेरोइ एक भरोस मलक को तेरे समान न दूजों जसी है। 
एहो मुरारि पुकारि कहीं श्रब मेरी हंसी नहिं तैरी हंसी है ॥ 


हम. 
भील कब करी थी भलाई जिय आप जान फील कब हुआ था 
मुरीद कहु किसका ? गीध कब ज्ञान की किताब का किनारा छुत्रा 
व्याध और बधिक निसाफ कहु तिसका ? नाग कब माला लेके बंदगी 
करी थी बंठ मुभकों भी लगा था अजामिल का हिसका । एते बदराहों 
की बदी करी थी माफ जन मल्‌क अजाती पर एती करी रिस का ? 
साखी 
जहाँ जहां बच्छा फिरे , तहां तहां फिरे गाय। 
कहें मलूक जहँ सतजन , तहां रमैया जाय ॥ १॥ 
अजगर करें न चाकरी , पंछी कर न काम । 
दास मलूका यों कहे , सब के द्राता राम॥२॥ 
गय॑ भूलाने देह के , रचि रचि बांधे पाग। 
सो देही नित देखि के , चोंच संवारे काग ॥ ३॥ 
मलुका सोई बीर है,जो जाने पर पीर। 
जो पर पीर न जानई , सो काफ़िर बेपीर ॥ ४॥ 


मलूकदास १५ 


माला जपों न कर जपों , जिभ्या कहों न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करें, में पायो विसराम॥ ५॥ 
जग लगि थो अंधियार घर , मूस थके सब चोर । 
जब मन्दिर दीपक बरयो , वही चोर धन मोर॥ ६॥ 


दया धर्म हिरदे बसे , बोले श्रमृत बेन । 
तेई ऊंचे जानिये , जिके नीचे. नैन॥७॥ 
ग्रादर मान महत्व सत , बालापन को नेह। 


ये चारों तब ही गये , जबहि कहा कछ देह ॥ ८५॥ 
प्रभताही को सब मरे , प्रभु को मरे ने कोय। 
को कोई प्रभु को मरे , तो प्रभुता दासी होय॥ ९॥ 


का, 
ना वह री जपतप कीन्‍्हे ना झ्रातम के जारे। 
ना वह रीमे धोती नेती ना काया के पखारे॥ 
दया करें धरम मन राखे घर में रहे उदामी । 
अपना सा दुख सब का जाने ताहि मिले अ्विनासी ॥ 
सह कुसबद बादहू त्याग छाड़े गे ग़माना। 
यही रीभ मेरे निरंकार की कहत मलूक दिवाना ॥। 


( ४ ) 
गब॑न कीजे बावरे , हरि गब॑ प्रहारी । 
गन्नेहि तें रावत गया , पाया दुख भारी॥ 
जरन खूदी रघुनाथ के , मन नाहि सुहाती । 
जाके जिय अभिमान है , ताकी तोरत छाती ॥ 
एक दया और दीनता , ले रहिये भाई । 
चरन गहो जायसाधुके , री... रघुराई॥ 
यही बड़ा उपदेश है , परद्रोह न करिये । 
कहि मलूक हर सुमिरि के , भौसागर तरिये ॥ 


३१६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


प्रवीणराय 
प्रवीणराय वेश्या थी | यह श्रोडछा के महाराज इन्द्रजीतसिह के यहा 
रहती थी । केशवदास जी ने इसी के लिए “कवि-प्रिया” बनाई थी । 
यह उनकी शिष्या थी । कवि प्रिया मे इसकी प्रशसा मे उन्होंने लिखा है-- 
रतनाकर लालित सदा , परमानदहि लीन । 
अमल कमल कमनीय कर , रमा कि राय प्रवीन ॥ 
राय प्रवीन कि सारदा , सुचि रुचि राजत अग। 
बीना पुस्तक धांरिनों, राजहइस सुत सग॥। 
यह बडी सुन्दरी थी । वेश्या होने पर भी अपने को पतिब्रता 
समझती थी | पढी लिखी थी । कबिता भी अच्छी करती थी । इन्द्र जीत- 
सिह ने संगीत का एक झखाडा बनवाया था, जिसमें परम रूपवती, 
हाव भाव कठाक्ष में कुशल छ पातरे थी --प्रवीण राय, रगराय, नवरगराय, 
तीनतरंग, विचित्र ननयना और ललित लोचना । और सब तो गाने- 
बजाने और नाचने में प्रवीण थी, किन्तु प्रवीणराय इन गृुणो के सिवा 
काव्य-रचना में भी बडी निपुण थी । इसीसे इन्द्रजीतर्सिह के हृदय में 
इसे सर्वोच्चस्थान प्राप्त था । इसके गुणों की प्रशसा सुन कर अकबर 
बादशाह ने इसे बुला भेजा | तब इसने इन्द्रजीतर्सिह के पास जाकर यह 
स्वेया कहा--- 
झाई हो बूकन मन्त्र तुम्हे निज स्वासनसो सिगरी मति गोई। 
देह तजौ की तजौ कुलकानि हिये न लजौ लजिहे सब कोई | 
स्वारथ श्रो परमारथ को पथ चित्त विचारि कहौ तुम सोई । 
जामे रहे प्रभु की प्रभूता ग्ररु मोर पतिब्रत भग न होई ॥ 
इन्द्रजीतसिह ने प्रवीगराय को अकबर के पास नहीं जाने दिया । 
इससे रुष्ट होकर अकबर ने इन्द्रजीतर्सिह पर एक करोड का जुरमाना 
कर दिया और प्रवीणराय को जबरदस्ती बुला भेजा । तब प्रवीणराय 
अकबर के दरबार मे गई। वहा“उसने अकबर से इस प्रकार प्रार्थना की--.. 


प्रवीणराय॑ ३१७ 


बिनती राय प्रबीन की , सुनिये शाह सुजान। 
जूठी पतरी भखत हें , बारी बायस स्वान || 
अंग अनंग तहीं कुच संभू सु केहरि लक गयंदहि घेरे । 
भौंह कमान तहीं मृग लोचन खंजन क्‍यों न चुगे तिल नेरे॥ 
हैं कच राहु तहीं उदे इन्दु सु कीर के बिम्बन चोंचन मेरे । 
कोऊ न काहू सों रोस करे सु डरे डर साह अकब्बर तेरे ॥ 
प्रवीणराय की प्रवीणता देखकर भ्रकबर बहुत प्रसन्‍न हुये और 
उसने उसे इन्द्रजीत ही के पास रहने दिया । केशवदास के उद्योग और 
महाराजा बीरबल की प्रेरणा से अ्रकबर ने इन्द्रजीतर्सिह का एक करोड़ 
जुरमाना भी माफ कर दिया। 


प्रवीगराय का लिखा कोई ग्रन्थ नही मिलता। कुछ फूटकर छंद 
मिलते हैँ। उनमें से कुछ यहां लिखे जाते हँ--- 
( १) 
सीतल समीर ढार, मंजन के घनसार अमल अंगौछे श्राछे मन से 
सुधारिहीं । देहौं ना पलक एक लागन पलक पर मिलि अभिराम झाछी 
तपनि उतारिहौं ॥ कहत “प्रवीनराय” आपनी न ठौर पाय सुन बाम नेन 
या बचन प्रतिपारिहों । जबही मिलेगे मोहि इन्द्रजीत प्रान प्यारे दाहिनो 
नयन म्‌ंदि तोही सौ निहारिहीं ॥ 
( २ ) 
ऊंचे छ्वूं सुर बस किये , सम ह्व नर बस कीन। 
ग्रबपताल बस करन को , ढरकि पयानो कीन ॥। 
( ३ ) 
कमल कोक श्रीफल मंजीर कलधौत कलश हर ।। 
उच्च मिलन अति कठिन दमक बहु स्वल्प नील धर ॥! 
सरवर॒ हरवन हेम मेहर कलाश प्रकाशन। 
निशिवासर तरुवरहिं कांस कुन्दत दढ़ आसन॥ 


३१८ कविता कोमुदी, पहला भाग 


इमि कहि प्रवीन जल थल अपक अविध भजित तिय गौरि संग । 
कलि खलित उरज उलठे सलिल इंदू शीश इमि उरज ढंग ॥ 

कूर क्रकूट कोटि कोठरी निवारि राखौ चुनि दे चिरेयन को मूदि 
राखों जलियों । सारंग में सारंग सुनाई के “प्रबीन” बीना सारग दे 
सारंग की जोति करों यथलियों ॥ बैठि परयंक पै निसंक ह्ले के श्रंक भरौं 
करोंगी श्रधर पान मैन मत्त मिलियो । मोंहि मिले इन्द्रजीत धीरज 
नरिन्‍्द राय एहो चंद आज नेकु मंद गति चलियो ॥। 

सबारक 

सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म स० १६४० मे हुआ ॥ ये 
अरबी, फारसी श्रौर सस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनकी कविता बड़ी 
सरस है । इनका रचा हुआ “अलक शतक” और “तिल शतक” प्रकाशित 
हो चुका है । श्रौर भी इनके बहुत-से स्फूट छन्‍्द मिलते हे । 

इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये :-- 
कानन्‍्ह की बांकी चितौनि चुभी भूकि काल्हि ही झांकी हे ग्वालि गवाछनि । 
देखी है नोखी सी चोखी सी कोरनि श्रोछे फिरे उभरे चित जा छनि ॥ 
मारयों सभार हिये में “मृबांरक” य सहजे कजरारे मृगाछूनि । 
सींक ले काजर दे री गंवारिन आ्रागुरी तेरी कहेंगी कटाछनि ॥ १॥ 

पानिप के पुञझुज सुघराई के सदनसुख सोभा के समूह और सावधान 
मोज के । लाजन के बोहित प्रमोहित प्रमोदन के नेह के नकीब चक्रवर्ती 
चित चोज के ॥ दया के दिवान पतिब्रता के प्रधान पूरे नेन थे मुबारक 
विधान नवरोज के | सफरी के सिरिताज मृभथन के महाराज साहब सरोज 
के मुसाहब मनोज के ॥ २।। 

कनक बरन बाल तगन लसत भाल मोतिन के माल उर सोहे भली 
भांति हैं। चन्दन चढ़ाई चारु चंदमुखी मोहिनी सी प्रात ही अन्हाइ पग्‌ 
धारे मुसकाति है ॥ चूनरी विचित्र स्थाम सजि के मुबारक जू ढांकि नख 
सिख ते निपट सकुचाति है । चन्द्रमे लपेटि के समेटि के नखत माना 
दिन को प्रणाम किये रात चली जाति है ॥॥३॥ 


रसखान 


झ्रलक वर्णन 
अग्रलक मुबारक तिय बदन , लटकि परी यों साफ़ । 
खुसनवीस मुनसी मदन , लिख्यों कांच पर क्ाफ़ ॥ १ 
अलक डोर मुख छबि नदी , बेसरि बंसी लाइ। 
दे चारा मृकतानि को , मो चित चली फंदाइ ॥ २ 
जगी मुबारक तिय बदन , अलक ओप अ्रति होइ । 


थक 


मनो चन्द के गोद में 


रै 


रही निसा सी सोौइ॥ ३ 


लगि दुग अंजन ढिग श्रलक , देत मुबारक मोद | 

जनु सांपित सुत आपनों , भेंटति भरि भरि गोद ॥ ४ 

चिब॒ुक कप में मन परदो , छबि जल तृषा विचारों । 

कढ़ मुबारक ताहि तिय , अलक डोर सी डारि॥ ५ 
तिल वर्णन 

सब जग पेरत तिलन को , थकक्‍यो चित्त यह हेरि। 


तव कपोल को एक तिल 
खिबुक कूप रसरी अलक 
बारी बेस शाुंगार की 
मन योगी आसन कियो 
रह्यो समाधि लगाय के 
चिबुक सरूप समुद्र में 
तरन गयो बूड़यो तहां 
गोरी के मुख एक तिल 


मानहुं पड्भूज की कली , भोर बिलंब्यो आय ॥ ५॥। 


५ 


रैँ 


है 


रै 


।' 


रैँ 


रै 


॥ 


सब जग डाॉरबयो पेरि॥ १ 
तिल सु चरस दुग बेल । 
सींचत मनमथ छल ॥ २ 
चिबुक गूफा में जाय। 
तिल सिल द्वारे लाय || ३ 
मन जान्यो तिल नाव। 


रूप कहर दरयाव ॥ ४ ॥ 


सो मोहि खरो सुहाय । 


रसंखान 

रसखान दिल्‍ली के पठान थे । इन्होंने अपने को बादशाही खानदान 

का लिखा है। कुछ लोग सैयद इञ्राहीम पिहानी वाले को ही रसखान 
समभते हे । इनका जन्म सं० १६४० और मरण १६८५५ के लगभग 


कहा जाता हूँ। 


२९१5 


| 


| 


। 


|| 


।। 


है 


युवावस्था में ये एक बनिये के लड़के पर आसकत थे । रात-दिन 
उसके साथ फिरा करते थे, यहां तक कि उसका जूठा भी खाते थे । 
लोग इनकी हंसी उड़ाते थे, परन्तु ये किसी की परवाह न करते थे। 
एक बार चार वैष्णव आपस में बात-चीत करते समय कहते थे कि ईश्वर 
में ऐसा ध्यान लगाना चाहिए, जैसा रसखान ने बनिये के लड़के में 
लगाया है । रसखान ने इसे सुन लिया । ये वेष्णवों से मिले । वेष्णवों ने 
इनके सामने ही श्रीकृष्ण का गृण-कीतन किया । उसी समय से ये 
श्रीकृष्ण के उपासक हो गये । मुसलमान होने पर भी गोस्वामी बिठुल- 
नाथजी ते इनको अपना शिष्य कर लिया और इनकी गिनती गोसाईजी 
के २५२ मुख्य शिष्यों में होने लगी । २५२ वेष्णवों की वार्ता में इनका 
भी चरित्र लिखा हैं । 


ये बड़े प्रेमी जीव थे । इश्क का लुत्फ तो इन्होंने नौजवानी ही से 
उठाया था, इससे प्रेम की महिमा ये भलीभांति समभते थे। इन्होंने 
सं० १६७१ में प्रेमवाटिका नामक दोहों का एक श्रन्थ बनाया। उसके 
कुछ दोहे सुनिये-- 


दम्पति सुख भ्ररू विषय रस , पूजा निष्ठा ध्यान । 
इनते परे बखानिये , छुद्ध प्रेम रसखान ॥ १॥। 
मित्र कलन्र सुबन्धु सुत , इनमें सहज सनेह। 
शुद्ध प्रेम इनमें नहीं , श्रकथ कथा सविसेह॥ २॥ 
इक अश्रंगी बिनु कारनहि , इकरस सदा समान | 
गने प्रियहि सरबस्व जो , सोई प्रेम प्रमान ॥ ३ ॥ 
डरे सदा चाहे न कछ , सहै सबे जो होय। 
रहें एक रस चाहि के , प्रेम बखानोौं सोय ।| ४॥ 
श्रति सूछम कोमल अतिहिं , श्रति पतरो श्रति दूर । 
प्रेम कठिन सब ते सदा , नित इकरस भरपूर ॥ ५॥ 


अपने विषय में इन्होंने यह लिखा है-- 


रसखान ३२१ 


देखि गदर हित साहिबी , दिल्‍ली नगर मसान। 
छिनहिं बादसा बंस की , ठसक छोड़ि रसखान ॥ १॥ 
प्रेमनिकेततन श्री बनहि , आय गोबर्धन धाम | 
लह्यों सरन चित चाहि के , जुगल सरूप ललाम ॥ २॥ 
इनकी कविता में प्रेम की प्रधानता है। भक्त और प्रेमी होकर 
श्रृंगार रस पर भी इन्होंने बड़ी ललित कविता की है । इनकी दो पुस्तकें 
मिलती हें---सुजान रसखान और प्रेमवाटिका । सुजान रसखान में १२९ 
छन्द हैं। प्रेमवाटिका में ५२ दोहे हे । इनके रचे हुये सुजान रसखान 
में से कुछ चुनकर हम नीचे प्रकाशित करते हे-- 
हा, 
मांनस हों तो वही रसखानि ब्सों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन । 
जौ पसु हौ तो कहा बस मेरो चरों नित ननन्‍्द की धेन्‌ मंभारन | 
पाहन हों तो वही गिरि को जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारन। 
जौ खग हों तो बसेरा करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन ॥। 
(0) 
या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूंपुर को तजि डारौं। 
श्राठहुँ सिद्धि नवोनिधि को सुख ननन्‍्द की गाय चराय बिसारों॥। 
रसखानि कबो इन आंखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारौ। 
कोटिन हूं कलधौत के धाम करीर के कुञ्जन ऊपर वारौ ॥ 
( ३) 
भ्रायो हुतो नियरे रसखानि कहा कहूं तू न गई वहि ठेया। 
या ब्रज में सिंगरी बनिता सब वारति प्राननि लेत बलेया ।। 
कोऊ न काहू की कानि करे कुछ चेटक सो जुकरचो जदुरैया । 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिभ्राइगो प्रान चराइगो गैया॥ 
६: 285] 
सोहत हें चंदवा सिर मौर के जैसिये सुन्दर पाग कसी हैं। 
तैसिये गोरज भाल विराजति जैसी हिये बनमाल लसी हैं ॥ 


३२२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


रसखानि बिलोकत बौरी भई दूग मूंदि क॑ ग्वालि पुकारि हंसी है 
खोलिरी घृंघट खोलां कहा वह मूरति नेनन माँक बसी हैँ ॥। 


( ४५ ) 

व गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें। 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद झभेद सुवेद बताबे॥ 
जाहि हिये लखि आनन्द हल जड़ मूढ़ हिये रसखानि कहावें। 
ताहि श्रहीर की छोहरियां छछियां भरि छाछ पे नाच नचावें | 

६ क) 
तेरी गलीन में जा दिन तें निकसे मनमोहन गोधन गावत। 
ये ब्रज लोग सों कौन सी बात चलाइ के जो नहिं नेन चलावत ॥ 
वे रसखानि जो रीश्ि हें नेकु तौ रीमि के क्‍यों बनवारि रिकावत । 
बावरी जोपे कलंक लग्यो तौ निसंक हल क्‍यों नहीं अंक लगावत ॥ 
( ७ ) 
दानी भये तये मांगत दान हो जानि हैँ कंस तो बन्धन जेहौ। 
टूटे छरा बछरादिक गोधन जो धन हैं सो सबे धन दंहौ॥ 
रोकत हो बन में रसखानि चलावत हाथ घनो दुःख पैहौ। 
जैहौ जो भूषण काहू तिया को तो मोल छला के लला न बिकहो ॥ 


सेनापति 
सेनापति कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे | ये अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के 
रहने वाले थे । इनके पिता का नाय गंगाधर पितामह का परशुराम 
और गुरु का नाम हीरामणि था। इनका जन्मकाल सं० १६४६ के 
प्रासपास माना जाता हूँ । इनके मृत्युकाल का ठीक ठीक पता नही चलता। 
सेनापति ने स्वयं भ्रपना परिचय इस प्रकार दिया हें:-- 
दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम 
जिन कीने यज्ञ जाकी' जग में बड़ाई है । 
गंगाधर पिता गगाधर के समाच जाके 
गंगा तीर बसति शअ्रनूषप जिन पाई है॥ 


सेनापति ३२३ 


महाजान मनि विद्या दानहू ते चिन्तामनि 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पडिताई है। 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी 
सब कवि कान दे सुनत कविताई है॥ 

सेतायति ने 'क्राव्य-कल्पद्ुम और “कवित्त-रत्नाकर” नामक दो 
ग्रन्थ रचे थे । कवित्त-रत्नाकर स० १७०६ में सम्पूर्ण हुआ । इन्होंने 
ग्रपनी कविता की स्वयं अपने मृह से प्रशंसा की हैं। वास्तव मे इनकी 
कविता बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी । इनका षट्ऋतु-वर्णन तो बड़ा ही 
अ्रदूभूत हुआ है । हम इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे उद्धृत करते है:--- 

केतो करो कोय पेये करम लिखोय ताते दूसरी न होय उर सोय 
ठहराइये । आधी ते सरस बीति गई हे बरस अब दुज्जन दरस बीच रस 
न बढ़ाइये । चिन्ता झनुचित धरूु धीरज उचित सेनापति है सुचित 
रधुपति गुत गाइये । चारि बरदानि तजि पाय कमलेच्छ के पायक 
मलेच्छन के काहे की कहाइये ॥। १॥ 

महा मोह कन्दिन में जगत जकन्द॑नि में दिन दुख ददनि में जात 
है विहाय के । सुख को न लेस है कलेस सब भांतिन को सेनापति याही 
ते कहत अकुलाय के । आव मन ऐसी घरबार परिवार तजों डारौ लोक 
लाज के _्षमाज बिसराय के । हरिजन पुञ्जनि में वृन्दावन कुछ्जनि में 
रहौं बैठि कहु तरवर तर जाय के ।। २॥। 

पान चरनामृत को गान गुत गानन को हरि कथा सुने सदा हिंये को 
हुलसिबो । प्रभु के उतीरन की गूदरी और चौरत की भाल भुज कंठ उर 
छापन को लसिबो ॥ सेनापति चाहत है सकल जनम भरि वृन्दाबन सीमा 
तें न बाहर निकसिबो । राधा मन रंजन की सोभा नैन क॑जन की माल 
गरे गुझजन की कुञ्जन को बसिबो ॥ ३॥। 

धातु सिलदारु निरधारु प्रतिमा को सार सो न करतार है बिचार 
बीच गेह रे । राखि दीठि अन्नर जहां न कुछ अन्तर है जीभ को निरन्तर 
जपावत हरे हरे। अञ्जन विमल सेनापति मन रज्जन दे जपि के निरण्जन 


३२४ कविता-कौमृदी, पहला भाग॑ 


परम पद लेह रे । करि न सन्देह रे वही है मन देहरे कहा है बीच देहरे 
कहा हैँ बीच देहरे ॥ ४ ॥ 

ताही नाहीं करे थोरे मागे सब देन कहे मंगन को देखि पट देत बार 
बार है । जिनके लखत भली प्रापति की घरी होत सदा सब जन मन भाय 
निरधार है ॥ भोगी ह्वे रहत बिलसत अ्रवनी के मध्य कन कन जोरे दान 
पाट परिवार है । सेनापति बचन की रचना बिचारि देखो दाता और सूम 
दोऊ कीन्हे एक सार है ॥ ५॥ 

नूतन जोबन वारी मिली हो जोबन वारी, सेनापति वनवारी मन मं 
बिचारिये | तेरी चितवत ताके चुभी चित वनिता के उचित बनिता के 
मया के पग धारियें ॥ सुधि न निकेतन की चढ़ी उनके तन की पीरमीन 
केतन की जाइ के निवारिये । तो तजि श्रनवरत वाके और न वरत कीज॑ 
लाल नव रत बाल न बिसारिये ॥ ६ ॥ 

फूलन सो बाल को बनाइ गुही बेनी लाल भाल दीनी बेदी मृगमद 
की असित हूं । भ्रद्भ भ्रंग भूषन बनाइ ब्रजभूषन जू बोरी निज कर ते 
खबाई अ्रतिहित है ॥ ह्लै के रस बस जब दीबे को महाबर के सेनापति स्याम 
गह्यो चरन ललित है। चूमि हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों कही 
प्रनपति ! यह ग्रनुचित हूँ ॥ ७ ॥ 

जो प॑ प्रानप्यारे परदेस को पधारे ताते विरह ते भई ऐसी ता तिय 
की गति है । करि कर ऊपर कपोलहि कमल नैनी सेनापति श्रनमनि बैठिये 
रहति है ॥। का्गहि उड़ावे कबौ कबौ कर सगुनौती कबौ बेठि श्रवधि के 
बासर गिनति है । पढ़ी पढ़ी पातों कबौ फरि के पढ़ति कबौं बेठि प्रीतम 
के चित्र में स्वरूप निरखति हैं ॥ ८ ॥ 

जनक नरिन्‍्द नन्दिनी को बदनारविन्द सुन्दर बखानो सेनापति बेद 
चारि के ॥ बरनी न जाइ जांकी नेकहू निकाई लोनूराई करि पंकज निसंक 
डारे मारि के ।। बार बार जाकी बराबरि को विधाता अ्रब रचि पचि 
-विधु को बनावत सुधारि के । पूनो का बनाय जब जानत न वेसो भयो 
कुहु के कपट तब डारन बिगारि के ॥ ९ ॥ 


सेनापति ३२४ 


चल्यो हनुमान रामबान के समान जान सीता सोध काज दसकंधर 
नगर को । राम को जुहारि बाहुबल को संभारि करि सब ही के संसे 
निरवारी डारि डर को ॥| लागी है न वार फांदि परदो पारावार कौन 
सेनापति कविता बखाने वेगचर को । खोलत पलक जेसे एक ही पलक 
बीच दुगनि को तारो दौरि मिले दिनकर को ॥ १० ॥ 

रावन को वीर सेनापति रघुबीर जू को आयो है सरन छांड़ि ताही 
मद अंध को । मिलत ही ताको राम कोप के करी हैं ओप नाम जोय 
दुरजत दलन दीनबंधु को ॥ देखो दानवीरता निदान एक दान ही में कीन्हे 
दोऊ दान को बखाने सत्य संध को। लंका दसकंदर की दीनी है विभीषन 
को संका विभीषन की सो दीनी दसकंध को ॥ ११॥ 

बसंत 

लाल लाल टेसू फूलि रहे हे विलास संग श्याम रंग भई मानो मसि 
में मिलाये, हें । तहां मधु काज आइ बेठे मधुकर पुंज मलय पवन उपवन 
बन धाये हें ॥ सेनापति माधव महीना में पलास तरु देखि देखि भाव 
कविता के मन आये हें | श्राधे अंग सुलगि सुलगि रहे आधे मानो विरही 
दहव काम क्वेला परचाये हैं ॥ १२॥ 

केतक भ्रसोक नव चंपक बकुल कुल कौन धौं वियोगिन को ऐसो 
बिकरालु है । सेतापति सांवरे की सुरत की सुरति की सुरति कराय करि 
डारतु बिहालू हैं ॥ दच्छिन पवन एती ताहू की दवन जऊ सूनो है भवन 
परदेज प्यारों ब्ालु है । लाल हैँ प्रबाल फूले देखत बिसाल जऊ फूले और 
साल पे रसाल उर सालु है ॥ १३ ॥ 

ग्रीष्म 

वृष को तरनि तेज सहसौ किरनि कर ज्वालन के जाल विकरालु 
बरसतु हैं । तचति धरनि जग जरत धरनि सीरी छांह को पकरि पथी 
पंछी विरमतु हैं ॥ सेनापति नेक दुपहरी के ढरत होतु धमका विषम यों 
ते पातु खरकतु हैँ । मेरे जान पौनों सीरी ठौर को पकरि कोनो घरी एक 
बैठि कहूं वा में बितवतु हैँ ।। १४॥ 


३२६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सेनापति तपन तपत उतपति तैसो छायो रतिपति तांतें विरह बरतु 
है । लुवन की लपटे ते चहु ओर लपटे पे श्रोढ़े सत्रिल पटे न चैन उप- 
जतु हे ॥ गगन गरद धूधि दसो दिसा रही रूंधि मानों नभ भारकी 
भसम बरसतु हैं । बरनि बताई छिति व्योम की तताई जेठ आयो आत- 
ताई पुटवाक सो करतु हैं ॥ १५॥ 

पावस 

दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखो श्राई ऋतु पावस न पाई प्रेम 
पतियां । धीर जलधर की सुनत धुनि धरकी औ दरकी सुहागिन की 
छोह भरी छतियां ॥ आई सुधि बर की हिये में ग्रानि खरकी सुमिरि 
प्रान प्यारी यह प्रीतम की बतियां। बीती औधि झ्रावन की लाल मन 
भावन की डग भई बावन की सावन की रतियां ॥ १६ |। 

सेनापति उनये नये जलद सावन के चारि हूं दिसान घ॒ुमरत भरे 
ताइ के । सोभा सरसाने न बखाने जात कहुं भांति आने हैं पहार मानो 
काजर के ढोइ के ॥ धन सो गगत छयो तिमिर सघन भयो देखि न परत 
गयो मानो रवि खोइ के । चारि मांस भरि घोर निसा को भरम करि 
मेरे जान याही ते रहत हरि थोइ के ॥ १७॥ 

शरद े 

विविध बरन सुर चाप ते न देखियत मानो मनि भूषन उसारि घरे 
भेष है। उन्‍नतत पयोधर बरसि रसु गिरि रहे नीके न लगत फीके सोभा 
के न लेस हे ॥ सेनापति आये ते सरदरितु फलि रहे ग्रासपास कास खेत 
खेत चहु देस है। जीवन हरन कुंभजोनि के उ्दे ते भए वरषा विरिक 
ताके सेत मानों केस है ॥ १८ ॥ 

कातिक की राति थोरी थोरी सियराति सेनापति को सुद्रातिं सुखी 
जीवन के गन हे। फूले हे कुमुद फूली मालती सघन वन फूलि रहे.तारे' 
मानों मोर्ता अनगन है | उदित विमल चंद चादनी छिटकि रही राम 
कसो जस अध ऊरध गगन है। तिमिर हरन भयो सेत हू बरन सब मानहु 
जगत छीरसागर मगन है ॥ १९ ॥ " हु 


सुन्द रदास । ३२७ 
हेमंत 
सूरे तजि भाजी बात कातिक में जब सुनी हिम की हिमाचल ते 
चमू उतरति है । आ्राये श्रगहन कीनो गहन दहन हू को तितहुते चली कहूं 
धीर न धरित है ॥ हिय में परी है हुल दोरि गहि तजी तूल अरब निज 
मूल सेनापति सुमिरति है। पूस में तिथा के ऊचे कुच कनकाचल में गढ़ 
वे गरम भई सीत सों लरति हैं ॥ २० ॥ 
भ्रायो सखी पूसो भूलि कंत सों न रूसो केलिही सौ मन मूश्नी जीव 
ज्यों सुख लहतु है | दिन की घटाई रजनी की अघढाई सीतताई ह को 
सेनापति बरनि कहतु है ॥ याही ते निदान प्राप्त वेगि उदे होत नाहि 
द्रोपदी के चीर कंसो राति को महत्‌ है। मेरे जांन सूरज पताल तपताले 
मांध सीत को सतायो कहलाइ के रहतु है ॥ २१॥ 


शिशिर 

सिसिर में ससि को सरूप पावे सबिताऊ धामहुं में चांदनी की दुति 
दमकति हूँ | सेनापति होति सीतलता हे सहस गुनी रजनी की भाई बासर 
मे फमकति हुँ ॥ चाहत चकोर सूर ओर दृग छोर करि चकवा की छाती 
तजि धीर धसकति है| चंद के भरम होत मोद हैं कुमोदिनी को ससि 
संक पंकजनी फूलि न सकति है ॥ २२॥ 

सिंसिर तूृषार के बुखार से उखारतु है पूस बीते होत सून हाथ पाइ 
ठिरिक । द्योस की छूटाई की बड़ाई बरनी न जाइ सेतापति गाई कछू 
सोचि के सुमिरि के ॥ सीत ते सहसकर सहस चरन हे के ऐसे जातू 
भाजि तम ग्रावत है घिरि के । जौलों कोक कोकी को मिलत तौलों होत 
राति कोक अ्रधबीच ही तें झावत्‌ है फिरिके | २३ ॥ 


सुन्द्रदास 
सुन्दरदास जातिके “दूसर” गोती खंडेलवाल बनिये थे | इनके पिता 
का नाम परमानन्द और माता का सती था। इनका जन्म चेत्रसुदी ९ सं० 
१६५३ वि० को दयौसा ( जयपुर राज्य ) में हुआ । जब सुन्दरदास छः: 


३२८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बरस के हुये, तब दादृदयाल यौसा में पधारे थे। उसी समय से दाददयाल 
के शिष्य होगये और उनके साथ रहने लगे। संबत्‌ ?६६० में दादूदयाल 
का शरीरान्त होने तक ये नाराणा में रहे । फिर जगजीवन साध के साथ 
ग्पने माता-पिता के घर दौसा में ग्रा गये । वहां सं० १६६३ तक रहकर 
फिर जगजीवन के साथ काशी चले आये । काशी में ये उनश्नीस बरस 
ग्र्थात्‌ तीस बरस की अवस्था तक सस्कृत,वेदान्त, दर्शत और पुराण आ्रादि 
पढ़ते रहे । संस्कृत के भ्रतिरिक्त सुन्दरदासजों हिन्दी, फारसी गुजराती 
आर मारवाड़ी आदि भाषायें भी श्रच्छी तरह जानते थे । 


सं० १६८२ में सुन्दरदासजी काशी लौटे । उस समय इनके साथ 
और भी सांधू थे। उनमे एक फतहपुर ( शेखावाटी ) का भी था। ये 
उसी के साथ फतहपुर चले गये । फतहपुर में इनके गृुभाई प्रागदास 
पहले ही से मौजूद थे। अ्रतएव फतहपुर के साधु-भकक्‍त महाजनों की 
प्राथता से ये भी वहीं ठहर गये । फतहपुर के नवाब अलिफ खां, दौलत 
खां और ताहिर खां के साथ भी इनका बड़ा मेल हो गया था। अलिफ 
खां भी भाषा के कवि थे । 


सं० १६८5८ में प्रागदास का देहान्त होजाने पर इनका चित्त फतहपुर 
में बहुत कम लगता था । इससे ये प्रायः देशादन के लिए चले जाया 
करते थे । 


सुन्दरदासजी डीलडोल में बड़े सुन्दर, गोरे रज्भ के, तेजस्वी प्रौर 
लम्बे थे । आंखें बडी सुन्दर और चमकदार थीं। बोलते बहुत मधुर थे। 
स्वभाव ऐसा अच्छा था कि जो इनसे मिलता, बस, वह इनका भक्त ही 
हो जाता । बालकों से ये बड़ा प्रेम रखते थे। ये बाल ब्रह्मचारी थे । 
स्त्री-चर्चा से इनको बड़ी घृणा थी । ये स्वच्छता को बहुत पसंद करते 
थे। इसीसे देश-देश के मलिन व्यवहार की इन्होंने खूब ही दिल्लगी 
उड़ाई है । गुजरात के लिए - अआभड़ छोत ग्रतीतसो कीजिये, बिला- 
ईरु कूकुर चादन हांडी,” मारवाड़ के लिये--'वृच्छन नीर न उत्तम 


सुन्दरदास ३२९ 


चीर सुदेशन में गत देश है मारू,” दक्षिण के लिए--“रांधत प्याज 
बिगारत नाज न भ्रावत लाज करें सब भच्छन,” पूर्व के लिये--“ब्राह्मण 
क्षत्रिय बेसरु सूदर चारोहि बर्न॑ के मच्छ बधारत” फतहपुर की स्त्रियों 
के लिए-- फूहड़ नार फतेहपुर की” आदि वाकयों से इनका मनोभाव 
प्रकट होता है । मालवा शौर उत्तरा खंढ इन्हें बहुत प्रिय थे । 


सुन्दरदास बाल-कवि थे | इनकी कविता से प्रकट होता है कि ये 
श्रच्छे शञानी और काव्य-कला म्मज्ञ थे। अन्य संतों की बानी की अपेक्षा 
मुझे इनकी कविता में अधिक भाव समझ पड़ा है। इन्होंने वेदान्त पर 
ग्रच्छी कविता की है। इनके रचे छोटे-मोटे ग्रंथों की संख्या ४० से 
अधिक है । 
कुछ के नाम ये ई---हरिबोल चितावनी, साखी, स्वया, सुन्दर 
सांख्य, तकचिन्तामणि, ज्ञान विलास, सुन्दर विलास, सहजानन्द, अदृ- 
भुत उपदेश आदि । 
सुन्दरदास ने कारतिक सुदी ८ वृहस्पतिवार संवत्‌ १७४६को सांगानेर 
( जयपुर के पास ) में शरीर छोड़ा । शरीर छोड़ते समय इन्होंने ये 
दोहे कहे थे :-- 
मान लिये अंत:करण , जे इन्द्रन के भोग । 
सुन्दर न्‍्यारों श्रातमा , लगो देह को रोग ॥ 
वेद्य हमारे राम जी , औषधि हू हरि नाम । 
सुन्दर यहै उपाय प्रब , सुमिरण आठौ जाम ॥ 
सुन्दर संसय को नहीं , बड़ो महुच्छव एह। 
ग्रातम परमातम मिलो , रहो कि बिनसो देह ॥ 
सात बरस सौ में घटे , इतने दिन की देह । 
सुन्दर श्रातम भ्रमर है , देह खेह की खेह ॥ 
सुन्दरदासजी की जहां दाह-क्रिया की गई थी, वहां एक गुमटी बनी 
है । उसमें सफेद पत्थर पर यह लिखा है-- 


३३० कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


संवत सत्रह से छीयाला। कातिक सुदी श्रष्ठमी उजाला । 

तीजे पहर भरस्पति बार । सुन्दर मिलिया सुन्दर सार ॥ 

फतहपुर के आ्राश्रम में अब भी सुन्दरदास के कपड़े और उनके 
हाथ की लिखी पुस्तकें ग्रादि चीजें रकखी हें । जब में फंतहपुर में था, 
तब एक दिन मेरे सुहृदय मित्र बाबू केशवदासजी नेटविया मुझे सुन्दरदास 
का आश्रम और इनके वस्त्र आदि दिखाने ले गये थे । 

इनके कुछ छन्‍्द नीचे लिखे जाते हैं--- 

कौन कुबूद्धि भई घट श्रन्तर तू अपने प्रभु सू मन चोरे। 

भूलि गयो विषया सुख में सठ लालच सागि रह्मो अ्रति थोरै ॥ 

ज्यंं कोउ कंचन छार मिलावत लेकरि पत्थर सं नग फोरे। 

सुन्दर या नरदेह श्रमूलक तीर लगी नवका कित बोरे॥ १॥ 

गेह तज्यो पुनि नेह तज्यों पुनि खेह लगाइ के देह संवारी। 

मेघ सहै सिर सीत सह तन धूप समे जू पंचागिनि बारी ॥ 

भूख सहे रहि रूख तरे पर सुन्दरदास समे दुख भारी । 

डासन छाड़िके कासन ऊपर आसन मारिपे आस न मारी ॥| २॥ 

काह सों न रोष तोष काहू सों न राग दब काहू सों न बैर भाव 
काहू सों न घात हैं । काहू सों न बकवाद काहू सों नहीं विषाद काहू 
सों न सद्भ न तौ काहू पच्छुपात है ॥ काहू सों न दुष्ट बैन काहु सों न 
लेन देन ब्रह्म को विचार कछू और न सुहात है । सुन्दर कहत सोई 
ईसन को महाईस सोई ग्रुदेव जाके दूसरी न बात है ॥| ३ ॥ 

बोलिये तो तब जब बोलिबे की सुधि होइ न तौ मुख मौन गहि 
चुप होइ रहिये । जोरिये तो तब जब जोरिबे की जानि परे तुक छन्द 
श्ररथ अ्रनूप जामें लहिये ॥ गाइये तो तब जब गाईबे को कण्ठ होइ स्रौन 
के सुनत ही मन जाइ गहिये । तुक भंग छन्‍्द भंग अरथ मिले न कछु 
सुन्दर कहत ऐसी बानी नहीं कहिये ।। ४ ॥। 

पतिही सू प्रेम होइ पतिही सू नेम होइ पतिही सु छेम होइ पति 
ही सू रत है । पति ही है जज्ञ जोग पतिही है रस भोग पति ही सू 


सुन्दरदास ३३१ 


मिटे सोग पतिही को जत है ॥ पतिही हे ज्ञान ध्यान पतिही है पुन्य 
दान पतिही हे तीर्थ न्हाव पति ही को मत है। पति बिनु पति नाहि 
पति बिन गति नाहि सुन्दर सकल विधि एक पतिक्रत हें ॥| ५॥ 

ब्रह्म तें पुरुष भ्ररु प्रकृति प्रकट भई प्रकृति तें महत्तत्व पुनि भ्रहंकार 
है । अहंकार हते तीन गुण सत रज तम तमहू तें महाभूत विषय पसार 
हैं ।। रजहू ते इन्द्री दस पृथक पृथक भई सत्तहं तें मन आदि देवता 
बिचार है । ऐसे अनुक्रम करि सिष्य सं कहत गुरु सुन्दर सकल यह 
मिथ्या भ्रम जार हैं ॥ ६ ॥ 


मुनत नगारे चोट बिकसे कमल मुख अधिक उछाह भूल्यों मायह 
न तन में । फेरे जब सांग तब कोई नहिं धीर धरे कायर कंपायमान होत 
देखि मन में ॥। कदि के पतंग जैसे परत पावक माहि ऐसे टूटि परे बहु 
सावंत के घन में । मारि घमसान करि सुन्दर जुहारे स्थाम सोई सूर- 
बीर रोपि रहे जाइ रन में ॥| ७ ।। 

पांव रोपि रहे रण माहि रजपूत कोऊ हय गज गाजत जुरत जहां 
दल हूँ । ब्राजत॒ जुकाऊ सहनाई सिन्ध राग पुनि सुनतहि कायर की 
छुटि जात कल हे ॥ भलकत बरछी तिरीछी तरवार बहू मार मार करत 
परत खलभल हूँ | ऐसे जुद्ध में भ्रडिग्ग सुन्दर सुभट सोई घर माहि 
सूरमा कहावत सकल हूँ ।। ८॥। 

श्रासन बसन बहु भूषण सकल भ्रद्ध सम्पति विविध भांति भरथों 
सब घर हे । श्रवण नगारो सुनि छिनन में छांडि जात ऐसे नहिं जाने 
कछ मेरो वहां मर है ॥ तन में उछाह रण माहि टूक ट्क होइ निर्भय 
निसंक वाके रंचहूं न डर है | सुन्दर कहत कोऊ देह को ममत्व नाहि 
सूरमा को देखियत सीस बिन धर है ॥ ९ ॥ 

कामिनी की देह श्रति कहिये सघन बन जहां सु तो जाय कोऊ 
भूलि के परत हैँ | कुझ्जर है गति कटि केहरि की भय यामें बेची कारी 
नागिन सी फन को धरत हे ॥ कुच हैं पहार जहां काम चोर बंठो तहां 


३३२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


साधि के कटाक्ष बान प्रान को हरत है ॥ सुन्दर कहत एक और अ्रति 
भय तामें राक्षती बदन खांव खांव ही करत है ॥| १० ॥ 
देखहु दुरमति या ससार की । 

हरिसों हीरा छांड़ि हाथ ते , बांघत मोट बिकार की॥ 
नाना विधि के करम कमावत , खबरि नहीं पिर भार की। 
झूठे सुख में भूलि रहे हे , फूटी आंख गंवार की॥ 
कोइ खेती कोइ बनजी लागे , कोइ आस हृथ्यार की। 
अंध धृंघमें चहुँ दिसि ध्याये , सुधि बिसरी करतार की ॥। 
नरक जानि के मारग चाले , सुनि सुनि बात लबार की । 
श्रपते हाथ गले में बाही , पासी माया जार की।॥ 
बारम्बार पुकार कहत हों, सोंहे सिरजनहार की। 
सुन्दरदास बिनस करि जेहे , देह छिनक में छार की ॥११॥ 
पुरुष प्रकृति संयोग जगत उपजत है ऐसे। 
रवि दर्पण. दुष्टान्त अग्नि उपजत हैँ तेसे ॥ 
सुई होंहि चेतन्य यथा चुम्बक के संगा। 
यथा पवन संयोग उदधि में उठहिं तरगा॥ 
अरू यथा सूर संयोग पुनि चक्ष रूप कौं गहत है। 
यों जड़ चेतन संयोग तें सृष्ठि उपजती कहते हैं ॥१२॥ 
गज क्रीड़त अपने रज्ा , बन में मदमत्त अनज्भा। 
बलवन्त महा श्रध्िकारी , गहि तरवर लेइ उपारी। 
इक मनष तहां कोउ आवा , तिहि कुझ्जर देखन पावा। 
उन ऐसी बूद्धि विचारी , फिर आवा नग्न मभारी। 
तब कह्यो नृपति सों जाई , इक गज बन मांभ रहाई। 
जौ ले आवबे गज भाई , देहों तब बहुत बधाई। 
तब बिदा होइ घर आवा , मन में कछ फिकिर उपावा। 
तब बुद्धि विधाता दीनी , कांगद की हथिनी कीनी। 
तब दूत तहां' ले जाहीं , गज रहत जहां बन माहीं | 


सुन्दरदास ३३३९ 


तह खन्‍्दक कोना जाई , पतरे तन दीन छुवाई । 
तृन ऊपर मृतिका नाखी , तब ऊपर हथिनी राखी। 
हथिनी को देख स्वछया , सठ धाय परयो अंधकपा | 
धाइ परयो गज कप में , देखा नहिं  विचारि। 
काम-अंध जाने नहीं , कालबत की नारि॥१३॥ 
दूृभर रेति बिहाय अ्रकेली सेजरी । 
जिनके संग न पीव बिरहिनी सेजरी ॥ 
बिरहें सकल वाहि विचारी सेजरी | 
सुन्दर दुःख अपार न पाऊं सेजरी ॥१४॥ 
तो सही चतुर तू जान परबीन अति 
परे जानि पिंजरे मोह कूवा॥ 
पाइ उत्तम जनम लाइ ले चपल मन 
गाइ गोविन्द गुन जीति जूबा॥ 
आापही आपु अज्ञान नलिनी बंध्यो 
विना प्रभु विमुख के बेर मृवा। 
दास सुन्दर कहे परम पद तो लहै 
राम हरि राम हरि बोल सूबा ॥१५॥ 
सुन्दर जो गाफिल हुआ , ता वह साई दूर। 
जो बन्दा हाजिर हुम्रा , तो हाजरां हज्र ॥१६॥ 
रसू सोई अमृत पिंवे , रत सोई जिहि ज्ञान। 
सुप सोई जो बृद्धि बिन , तीनों. उलटे जान ॥१७॥ 
लालन मेरा लाड़ला , रूप बहुत तुभ भाहि। 
सुन्दर राखे नेंन में , पलक उघारे नाहि ॥१५॥ 
सुन्दर पंछी बिरछ पर ,लियो बसेरा आनि। 
राति रहे दिन उठि गये , त्यों कुटुम्बम सब जानि ॥१९॥ 
लौन पूतरि उदिध में, थाह लेन कौ जाइ। 
सुन्दर थाह न पाइये , बिचही गई. बिलाइ ॥२०॥ 


ही 


३३४ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


बिहारीलाल 


कविवर बिहारीलाल ककोर कुल के चौबे ब्राह्मण थे। उनका जन्म 
अनुमान से स० १६६० में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविन्दपुर में 
हुआ । ऐसा अनुमान किया जाता है कि स० १७२० म इनकी मृत्यु हुई। 

बिहारीलाल जयपुर के महाराज जयसिह के यहा रहा करते थे । 
एक बार जयिह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने अनुरक्‍्त हो गये 
कि उन्होंने बाहर निकलना ही बन्द कर दिया । इससे दरबारियो में 
बडी व्याकुलता फंली । तब उनकी प्रेरणा से बिहारीलाल ने यह दोहा 
लिखकर किसी तरह महाराज के पास भिजवाया--- 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु , नहिं बिकास यहि काल | 

अली कली ही में विध्यो , आगे कवन हवाल ॥ 

दोहे का गूढ अभिप्राय समझकर महाराज बाहर चले आये । उस 
दिन से दरबार में बिहारीलाल का सम्मान बढ चला । इनको एक 
ग्रशरफी प्रति दिन मिला करती थी। जयपुर मे ही इन्होने सतसई बनाई, 
जो अपने ढग की एक ही पुस्तक है। शज्भार रस का ऐसा मनोहर ग्रथ 
श्रभी तक हिन्दी-साहित्य मे दूसरा नही हैं । इसकी लगभग तीस टीकाए 
हो चुकी हे । इतने पर भी रसिको की तृप्ति नही हुई है । श्रब इसकी 
एक और टीका पडित पद्मसिह शर्म्मा की लिखी हुई प्रकाशित हो रही 
है) दो भाग प्रकाशित हो चुके है। यह टीका अब तक की सब टीकागओरो 
से उत्तम मानी जाती है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस टीका के लिए 
टीकाकार पडित पद्मसिंह को १२००) का मगलाप्रसाद पारितोषिक देकर 
सम्मानित किया हैँ । कहा नहीं जा सकता क्रि क्षर्म्मा जी की इस टीका 
से रसिको को प्यास बुकेगी या बढेगी । भ्रभी हाल में लाला भगवान- 
दीन ने “बिहारी बोधिनी” नाम से सतसई की एक और टीका प्रकाशित 
की हैं । श्रभी श्रयोध्या जी में, सुनते हे बाबू जगन्ताथदास जी रत्नाकर 
बिहारी सतसई की एक विस्तृत टीका और तैयार कर रहे हे । 


बिहारालाल ३३४५ 


सतसई में कुल ७१६९ दोहे हे । एक-एक दोहे में बिहारीलाल ने 
इतना चमत्कार भर दिया है कि उसमें कवियों की कल्पना-शक्ति की 
खासी झलक दिखाई पड़ती हुँ । यों तो बिहारीलाल के सभी दोहे अश- 
फियों के मोल के हे, परन्तु स्थानाभाव से हम उन सब को प्रकाशित 
करने मे असमर्थ हें । उनमें से कुछ चुने हुए दोहे नीचे लिखे जाते हे-- 
मेरी भव बाधा हरो , राधा नागरि सोय। 
जा तनु की झांई परे , श्याम हरित द्युति होय ॥ १ ॥ 
मकराकृत गोपाल के , कुडल सोहत कान। 
धस्यो मनो हियघर समर , ड्योढ़ी लसत निसान ॥ २ ॥ 
अधर धरत हरि के परत , ओठ दीठ पठ जोति। 
हरित बांस की बांसुरी , इन्द्रधनूष रंग होति॥ ३ ॥ 
अपने अग के जानिके , यौवन नृपति प्रबीन। 
स्तन मन नयन नितम्ब को , बड़ो इजाफा कीन ॥ ४ ॥ 
बिहंसि बुलाय बिलोकिउत , प्रौढ़ तिया रस घूमि। 
पुलकि पसीजति पूत को , पिय चूम्यो मुख चूमि ॥ ५ ॥ 
कजनयनि मजन किये , बेठे व्यौरति बार। 
कच अंगुरिन बिच दीठि दे , चितवति नन्‍्दकुमार ॥ ६ ॥ 
पहुंचति डटि रन सुभट लॉ , रोकि सके सब नाहि। 
लाखनहूं की भीर में , आंखि वही चलि जाहि॥ ७ ॥ 
छिनकु उघारति छिन छवति, राखति छिनक्‌ छिपाय । 
सब दित पिय खंडित अधर , दर्पषन देखति जाय॥ ८ ॥ 
चाह भरीअति रिस भरी , बिरह भरी सब बांत। 
कोरि संदेसे दुहुनि के , चले पोरि लौ जात ७ ९ ॥ 
युवति जोन्ह मे मिल गई , नेकु न होति लखाइ। 
सौधे के डोरे लगी , अभ्रली चली संग जाइ ॥ १०॥ 
तू रहि सखि होही लखो , चढ़ि न अ्रटावलि बांल । 
बिनही ऊगे सप्ति समुझि, , देहे भ्र्धषध अ्रकाल ॥ ११॥ 


३२१६ 


कविता-कौमृदी, पहला भाग 


नाक चढ़े सीबी करे , 
फिरि फिरि भूल उहै गहे , 
अलि इन लोयन को कछू , 
तीर भरे नितप्रति रहे , 
इन दुखिया अखियान को , 
देखत बने न देखते , 
लरिका लेबे के मिसुनि , 
गयो अचानक आंगुरी , 
डग कुडगति सी चलि ठठकि, 
लिये जात चित चोरटी , 
फेर कछू करि पौरते , 
धग्राई जामन लेन को , 
यद्यपि सुन्दर सुधर पुनि , 
तऊ प्रकास करें तितो , 
जो चाहत चटक न घटी , 
रज राजस न छुवाइये , 
अनियारे दीरघ नयनि , 
वह चितवनि औरे कछू , 
बर जीते सर मेन के , 
हरिनी के नेनान ते, 
बेसर मोती धनि तुही , 
पीबो कर तियो अधर को , 
तो लखि मो मन जो गही , 
ठोड़ी गाड़ गड़यो तऊ 
जहां जहां ठाड़यो लख्यो , 
उनहूं बिन छिन गहि रहत , 


जिते छबीली छेल | 
पिय. ककरीली गेल ॥ १२॥ 
उपजी बड़ी बलाय। 
तऊ न प्यास बुझाय ॥ १३॥ 
सुख सिरजोई नाहि। 
बिन देखे शअ्रकूलाहि ॥ १४॥। 
लगर मों ढिग झाय। 
छाती छेल छुवाय ॥ १५॥ 
चितई चली निहारि। 
वह गोरटी नारि ॥ १६॥ 
फिर चितई मुसकयाय । 
नेहे चली जमाय ॥ १७॥ 
सगनो दीपक देह । 
भरिये जितो सनेंह | १८॥ 
मलो होय न मित्त । 
नेह चीकने चित्त ॥ १६॥ 
किती न तरुनि समान । 
जिहि बस होत सुजान ॥ २० ॥ 
ऐसे देखे मे न। 
हरिनी के ये नेन॥ २१॥ 
को पूछे कुल जाति। 
रस निधरक दिन राति ॥ २२॥ 
सो गति कही न जात । 


, उड़यो रहत दिन रात ॥ २३॥ 


स्थाम सुभग सिरमौर । 
दृगनि अजहु वहि ठौर ॥ २४ ॥ 


बिहारीलाल 


चिरजीवो जोरी जुरे 
को घटि ये वृषभानजा 
सोहत झ्ोढे पीतपट 
मनो नीलमन सेल पर 
छुटी न सिसुता की भलक 
दोपति देह दुहन मिलि 
दुगन लगत बेधत हियो 
ये तेरे सब तें बिषम 
झूठे जानि न संग्रहे 
याही ते मानो किये 
जटित नीलमनि जगमगति 
मनो अली चंपक कली 
बेसरि मोती दृति रकलक 
चूनो होय न चतुर तिय 
ललित स्थाम लीला ललन 
मध्‌ छाक्‍यो मधुकर परयो 
दुरत न कुच बिच कंचुकी 


फवि अकत के अर्थ लौं , 


ग्रजों तरथो नाही रह्यो 
ताक बास बेसर लक्यो 
वाहि लखे लोयन लगे 
जाके तन की छांह ढिंग 
दुग भ्ररूकत दूटत कुटुम 
परति गांठि दुरजन हिये 
क्यों बसिये क्‍यों निबहिये 
लगा लगी लोयन करें 


३२७ 


/ वेयों ने सनेह गंभीर । 
, वे हलधर के वीर ॥२५॥ 
/ स्यासम सलोने गात। 
/ शआतप परचो प्रभात ॥ २६॥ 
/» मेलक्यो जोबन अ्रद्ध । 
/ दिपत ताफ़ता रंग ॥ २७॥ 
/ विकल करत श्रंग आन । 
, छने तीछन बान ॥ २८॥। 
/ मेने मृह निकसे बंन। 
» बीतन को बिधि नैत ॥ २९॥ 
, सीक सुहाई नांक। 
/ बसि रस लेत निर्सांक ॥ ३०॥ 
/ परी झ्ोठ पर आय। 
, कैयों पढ पोंछो जाय ॥ ३१॥ 
, पेंढी चिंबुक छवि दून । 
/ मेनो गूलाब प्रसून॥ ३२॥ 
/ चुपरी सादी सेत। 
प्रगणभ दिखाई देत ॥ ३३॥ 
, जूति सेवत इक अंग । 
/ बेंसि मुकतन के संग ॥ ३४॥। 
/ कीन युवति की जोति। 
, जोन्ह छाह सी होति ॥ ३५॥ 
/ जुरत चतुर चित प्रीति । 
, देई नई यह रीति॥ ३६॥ 
, नीति नेह पुर नाहि। 
/ नाहक मन बंधि जाहि ॥ ३७॥ 


शैर८ 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


नेना नेकु न मानही , कितो कही समभाय। 
तन मन हारे हू हसे , तिन सों कहा बसाय ॥ ३५॥ 
लटकि लटकि लटकत चलत , डटत मृकुट की छाह। 
चटक भर्‌यो नट मिलि गयो , श्रटक भटक बट माह ॥ ३९॥ 
लाज लगाम न मानही , नेना मो बस नाहिं। 
ये मुहजोर तुरग लौ , ऐचत हू चलि जाहि ॥ ४०॥ 
सन सूखो बीत्यो बनी , ऊखोी लई उखारि। 
अरी हरी भ्ररहरि भ्रजो , धर धरहरि हिय नारि ॥४१॥ 
कहा कहो वाकी दसा , हरि प्रानन के ईस। 
बिरह ज्वाल जरिबो लबघे , मरिबो भयो असीस ॥ ४२॥ 
निस अधियारी नीलपट , पहिरि चली पिय गेह। 
कहो दुराई क्यो दुरे , दीप सिखा सी देह ॥ ४३॥ 
ल्‍लयाई लाल बिलोकिये , जिय को जीवनमूलि। 
रही भौन के कोन में , सोन जुही सी फूलि ॥४४॥ 
कोटि जतन कोऊ करो , तन की तपनि न जाय। 
जौ लौ भीज चीर लो , रहे न प्यौ लपटाय ॥ ४५॥ 
भौहनि त्रासति मुख नटति , आखिन सो लपटाति। 
ऐचि छड़ावति कर इंची , आगे झ्रावति जाति ॥४६॥ 
बतरस लालच लाल की , मुरली धरी लुकाय। 
सोह करें भोहन हसे , देन कह नटि जाय ॥। ४७॥ 
मिलि मिलि चलि चलि मिलि चलत. आगन अथयो भानु । 
भयो मृहरत भोर के , पोरिहि प्रथम मिलान ॥ ४८॥ 
तनक भूठ निसवांदिली , कौन बात पर जाय। 
तिय मुख रति प्रारम्भकी , नहि. भूठिये मिठाय ॥ ४९॥ 
छतो नेह कागद हिये , भई लखाइ न ठाक। 
बिरह तचे उधघरयो सु श्रब , सेहुड को सो आक ॥ ५०॥ 


बिहारीलाल ३३९ 


करके मीड़े कुसुम लौं , गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा सप्तीपिन सखिन हू , नत्ीठि पिछाना जाय ॥ ५१॥ 
झ्रॉंधई सीसी सुलखि , बिरह बरति बिललात। 
बीचहि सूखि शुलाब गो , छींटों छुयो न गात ॥ ५२॥ 
तच्यो आंच अति विरह की , रहद्मो प्रेमरस भीजि। 
नैनन के मग जल बहे , हियो पत्तीजि पसीजि ॥ ५३॥ 
बिछरे जिये सकोच यह , बोलत बने न बैन। 
दोऊ दोरि लगे हिये , किये नि्चों हें नेन॥ ५४॥ 
अहे दहेंढी जिनि धरे , जिनि तू छेहि उतारि। 
नीके है छींके छये , ऐसी ही रहे नारि॥ ५५॥ 
तौ लगि या मन सदन में , हरि आवें केहि बाठ। 
विकट जटे जों लो निपट , खूलें न कपट कपाठ ॥ ५६॥ 
पत्राही तिथि पाइये , वा घर के चहुं पास। 
नितप्रति पृप्यों ही रहत , आनन श्रोप उजास ॥ ५७॥ 
पांय महावर देन को , नायन बंठी आय। 
फिरि फिरि जानि महावरी , एंडी मीड़त जाय ॥ ५८ ॥ 
मानहुं विधितनु अच्छुछवि , स्वच्छ राखिबे काज । 


दुग पग पोंछन को कियो , भूषन पायनदाज ॥ ५९॥ 
बाल छबीली तियन में , बेठी झ्राप छिपांय । 
श्ररगठही फानू्ससो , परगट होत लखाय ॥ ६० ॥। 


पहिर न भूषन कनक के , कहि आ्रावत यहि हेत। 
दर्पनष. कैसे मोरचे , देह दिखाई देत॥।६१॥ 
कागज पर लिखत न बनत , कहत संदेस लजात। 
कहिहे सब तेरो हियो , मेरे हिय की बात ॥ ६२॥ 
जब जब वे सुधि कीजिये , तबतब सब सुधि जाहि। 
ग्रांखिन आंख लगी रहे , आंखें लागति नाहि॥ ६३॥ 


बिहारीलाल 


३४९१ 


अरुत सरोरह कर चरन , दृग खंजन मुख चंद। 
समय आय सुन्दर शरद , काहि न करत प्रनंद ।| ७७ ॥ 
जेती सम्पति कृपन की , तेती तू मति जोर। 


बढत जाय ज्यों ज्यों उरज 
कोटि यतन कोऊ करे 
नल बल जल ऊंचो चढ़े 
तन्‍त्री नाद कवित्त रस 
अनबूड़े बड़े. तरे 
कंसे छोटे .नरन तेें 
मढ़ोी दमामो जात है 
झ्रति ग्रगाध श्रति ऊथरो 
सो ताको सागर जहां 
जगत जनायो जिहि सकल 
ज्यों आंखिन सब देखिये 
मीत न नीति गलीत हे 
खाये खरचे जो बचे 
दूसह दुराज प्रजान में 
श्रधिक अंधेरो जग करत 
घर घर डोलत दीन हे 
दिये लोभ चसमा चखनि 
बसे बुराई जासु मन 
भलो भलो कहि छांडििये 


कहे यहे श्रुति समतिहं , 


तीन दबाबत निकट ही 
इक भीजे चहले परे 


है 


) 


। 


7 


है 


7 


ह। 


त्यों त्यों हियो कठोर ॥| ७८ ॥। 
परे न प्रकृतिहि बीच । 
ग्रत्त नीच को नीच ॥ ७९ |! 
सरस राग रति रंग। 
जे बूडे सब अंग ॥|८०॥ 
सरत बडनि के काम | 
कह चूहे के चाम ॥5१॥ 
नदी कप सर बाय। 
जाकी प्यास बुझाय ॥ ८२॥ 
सी हरि जान्यो नाहि। 
ग्रांव न देखी जाहि॥ 5३॥ 
जो धरिये धन जोरि। 
तौ जोरियें करोरि।॥| ८४॥ 


, क्यों न करे दुख द्वन्द । 


हा 


न्‍ँ 


। 


ए 


ँ 


रै 


॥। 


मिलि मावस रवि चन्द || ८५॥ 
जन जन याचत जाय। 
लघ्‌ पुनि बड़ो लखाय ॥८५६॥। 


ताही को सन्‍मान। 
खोटे ग्रह जप दान ॥ ८७॥ 
सबे सयाने लोग। 
राजा पातक रोग॥ ८८ ॥ 
बड़े बहे हज़ार। 


कितने अ्रवगून जग करत , ने वे चढ़ती बार॥ 5९॥। 


३४२ 


कविता-कौम॒ुदी, पहला भाग 


बूरो बुराई जो तर्ज , 
ज्यों निकलंक मयंक लखि , 
सीतलताइरुू सुगन्ध की , 
पीनसवारे जो तज्यो , 
बढ़त बढ़त संपति सलिल , 
घटत घटत पुनिना घटोे , 
संगति सुमति न पावई , 
राखो मेलि कपूर में 
सब॑ हंसत करतार दे , 


गयो गरब गून को सबब , 


को कहि सके बड़ेन सों , 
दीने दई गुलाब की , 
चले जाहू ह्यां को करे , 
नहिं जानत यहि पुर बसें , 
नर की श्ररु नल नीर कीं , 


'जेतो नीचों ह्न॑ चले , 
/ बेंडे जहां हजार । 


भिरितें ऊंचे रसिक मन 
वह सदा पसु नरन को , 
जिन दिन देखें वे कृप्तुम , 
श्रब श्रल रही गुलाब में , 
इहि आशा अटक्यो रहे , 
हुई हें बहुरि बसन्‍्त ऋतु , 
पट पांखें भख कांकरें , 
सुखी परेवा जगत में , 
मरत प्यास पिजरा परयो , 
आदर दे दे बोलियतु , 


तो मन खरो सकात। 
गने लोग उतपात ॥ ९०॥ 
महिमा घटो न मूर। 
सोरा जानि कपूर ॥ ९१॥ 
मन सरोज बढ़ि जाइ । 
बरु समूल कुम्हिलाइ ॥ ६२॥ 
परे कुमति के धंध। 


/ हींगे न होय सुगंध ॥ ९३॥ 


नागरता के नांव। 
बसे गभेले गांव ॥ ९४॥ 
लखे बड़ीयो भूल। 
इन डारन ये फूल ॥ ९५॥ 
हाथिन को व्योपार । 
धोबी श्रौंड कुम्हार ॥ ९६॥ 
एके गति करि जोय। 
तेती ऊंचों होय ॥ ९७॥ 


प्रेम-पयोधि. पगार ॥ €५॥। 
गई सो बीति बहार। 
ग्रपतत कटीली डार ॥ ९९॥ 
अप्रलि गुलाब के मूल | 
इन डारन वे फूल ॥१००॥ 
सदा परेई सद्भ। 
एके तुही बिहुंग ॥१०१॥ 
सुआ समय के फेर। 
बायस बलि की बेर ॥१०२॥ 


बिहारीलाल 


३४३ 


नहिं पावस ऋतुराज यह , तज तरुवर मति भूल । 
अपत भये बिन पाइ है , क्‍यों नव दल फल फूल ॥१०३॥ 
वे न यहां नागर बड़े , जिन आदर तौ गआ॥ाब। 


फूल्यो अनफूल्यो भयो 


कर ले सूंघि सराहि के , 


गनधी गन्ध गुलाब को 
करि फुलेल को झ्राचमन 
चुप करि रे गन्धी चतुर 
कनक कनक तें सौगूृनी 
वहि खाये बौराय जग 
बड़े न हें गुनन बिन 
कहत धतूरे सों कनक 
कन देब्यो सौंप्यो ससुर 
रूप रहिचढ़े लखि लग्यो 
गुरुजन दूजे ब्याह को 


पति की पति राखत बध्‌ 


परतिय दोष पुरान सुनि 
कसकरि राखी मिश्र हूं 
बहुधन ले अहसान के 
वेदबधू हंसि भेद सों 
या अनुरागी चित्त को 
ज्यां ज्यों बूड़े ब्याम रंग 
दीरघ सांस न लेइ दुख 
दई दई क्‍यों करत हैं 
थोरेई गुन रीभते 
तुमहूकान्ह मनो भये 


रै 


) 


) 


रै 


7 


7 


ह। 


गंवई गांव गुलाब ॥१०४॥ 
रहे सबे गहि मौन। 
गंवईः गाहक कौन ॥१०५॥ 
मीठो कहत सराहि। 
ग्रतर दिखावत काहि ॥१०६॥ 
मादकता अधिकाय । 
यहि. पाये बौराय ॥१०७॥ 
बिरद बड़ाई पाय। 
गहनो गढ़ो न जाय ॥१०५॥ 
बहू थ्रहथी जाति। 


, मांगन सब जग आ्ानि ॥१०६९॥ 


।क्‍ 


रँ 


। 


) 


है 


। 


रै 


7 


। 


। 


। 


नित उठि रहते रिसाय । 
आपुन बांकभ कहाय ॥११०॥ 
उंसि मलकी सुखदानि । 
मुंह आई मुसुकाति ॥१११॥ 
पारो देत सराहि। 
रही नाह मुख चाहि ॥११२॥ 
गति सम नहिं कोय । 
त्यों त्यों उज्जल होय ॥११३॥ 
सुख साई मति भूल। 
दई दई सु कबूल ॥११४॥ 
बिसराई वह बानि। 
म्रोज काल के दानि ॥११५॥ 


३४४ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


अरे हूंस या नगर में , जैयो आप बिचारि। 


कागन सों जिन प्रीति कर , 
यदपि पुराने बक तऊ , 


नये भये तो का भये , 
संगति दोष लगे सबन , 
कुटिल बंक अभ्रूसंग में , 
सतसया के दोहरे , 
देखत के छोटे लगे , 
ब्रज भाषा बरनी कविन , 
सब की भूषन सतसई , 
सवत ग्रहससि जलधिछिति , 
चेत मास पख॒ कृष्ण में , 
जन्म लियो द्विजराज कुल , 
मेरी हरो कलेस सब , 
माहु दीजे मोष , 
जो बांधे ही तोष , 
में समुझो निरधार , 
एक. रूप शभ्रपार , 
सीस मुकुट कटि काछनी , 
यहि बानिक मो मन बसी , 


कोयल दई बिड़ारि ॥११६॥ 
सरवर निकट कुचाल। 
ये मनहरन  मराल ॥११७॥ 
कहे जू साथे बेन। 
कुटिल बक गति नैन ॥११५॥ 
ज्यों नावक के तीर। 
घाव करे गम्भीर ॥११९॥ 
बहु विधि बद्धि बिलास । 
करी बिहा रीदास ॥१२०॥ 
छठ तिथि बासर चन्द । 
पूरन आनन्द कनन्‍्द ॥१२१॥ 
प्रगट बसे ब्रज आय । 
केसव केसवराय ॥१२२॥ 
ज्यों अनेक ग्रधमनि दियो । 
तो बाधो अपने गुनन ॥१२३॥ 
यह जग काचो कांच सो । 
प्रतिबिबित लखिये जहां ॥१२४॥ 
कर मुरली उर माल। 
सदा बिहारीलाल ॥१२५॥ 


चिन्त।मरणि 

चिन्तामणि महाकवि भूषण के बड़े भाई थे । इनका जन्मकाल सं० 
१६६६ के लगभग अनुमान किया जाता है । ठाकुर शिवसिह ने इनके 
बनाये पांच ग्रन्थ लिखे, हे--छनन्‍्द विचार, काव्य विवेक, कवि कुल कल्प- 
तरु, काव्य प्रकाश और रामायण । ये कुछ दिनों तक नागपुर के सूर्य॑वंशी 


भोंसला मकरन्दशाह के यहां रहे । 
प्रच्छा मान था । 


राजा महाराजाओं के यहां इनका 


भूषण ३४५ 


इनकी कविता के कुछ नमने यहां देखिये--- 
चोखी चरचा ज्ञान की , आछी मन की जीति। 
संगति सज्जन की भली , नीकी हरि की प्रीति ॥ १ ।। 
सरद ते जल की ज्यों दिन ते कमल की ज्यों, धन तें ज्यों थल की 
निपट सरसाई हूँ । घन ते सावन की ज्यों आप तें रतन की ज्यों, गन त 
सुजन की ज्यों परम सुढाई हैँ ॥ चिन्तामनि कह लाछे अच्छरन छन्द की 
ज्यों, निसागम चन्द की ज्यों दुग सुखदाई है । नगतें ज्यों कंचन बसच्त तें 
ज्यों बन की, यों जोबन तें तनकी निकाई अधिकाई है ॥ २॥। 
कोटि बिलास कठाक्ष कलोल बढ़ावे हुलास न प्रीतम हीतर । 
यों मनि यामे अ्रनूपम रूप जो मेनका मेन बध्‌ कहि ईंतर |। 
सुन्दरि सारी सुफेद ये सोहत यों छबि ऊंचे उरोजन की तर। 
जोबन मत्त गयन्द के कुम्भ लसे जन गंग तरंगनि भीतर ॥३॥ 
आंखिन मंदिबे के मिस आनि अचानक पीठि उरोज लगावे। 
केह कह मुयुकाई चिते अ्गराइ अनूपम झंग दिखावे।। 
नाह छुई छल सों छतियां हँस भौह चढाइ आनन्द बढ़ावे। 
जोबन के मद मत्त तिया हित सों पति को नित चित्त चुरावे॥४॥ 
हे 
कानपुर जिले में यमुना नदी के बाएं किनारे पर तिकवांपुर एक गांव 
है । उत्त गांव के पास ही “अ्रकबरपुर बीरबल” नाम का एक अच्छा-सा 
मौज़ा हैं। जहां अकबरशाह के सुप्र सिद्ध मंत्री बीरबल का जन्म हुआ था। 
उसी तिकवांपुर गांव में रत्नाकर त्रिपाठी नाम के एक कान्यकुब्ज कश्यप- 
गोत्री ब्राह्मण रहते थे । उनके चार पुत्र हुए--चिन्तामणि, भूषण, 
मतिराम, और नीलकंठ (उपनाम जठाशद्ूधर) चारों भाई कवि थे। उनमें 
भूषण वीररस के बड़े प्रतिभा-शाली कवि हुए । इनके रचे हुए चार ग्रंथ 
सुने जाते हँं-- शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दृषण 
उल्लास । परन्तु श्रब केवल शिवराज भूषण और कुछ स्फूट छंद ही मिलते 


३४६. कविता-कौमुदी, पहला भाग 


हैं । हिन्दी-साहित्य सम्मेलन ने भूषण की जितनी कवितायें मिल सकी 
हैं, सबको “भूषण-ग्रंथावली” के नाम से टीकासहित प्रकाशित किया है । 

भूषण बड़े प्रतिभाशाली और वीर कवि थे। ये हिन्दुओं के जातीय काव 
थे । हिन्दू-जाति की उन्‍तति और ऐश्वर्य के ये उत्कट अभिलाषी थे। 
इनके समान अपनी कविता में जातीयता का ध्यान रखनेवाला हिन्दी के 
पुराने कवियों में'कोई नहीं हुआ और इनके समाव वोर-कवि तो अब 
तक कोई न हुआ ! यह दन्तकथा प्रसिद्ध हें कि भूषण पहले बहुत निकम्मे 
थे । इनके भाई चिन्तामणि कमाते थे और ये घर बेठे मौज उड़ाया करते 
थे । एक दिन भोजन करने के समय इन्होंने अ्रपती भावज से नमक मांगा। 
भावज ने ताना मारकर कहा--क्या नमक कमाकर लाये हो,जो उठा करके 
दूं ? यह बात इनको ऐसी लगी कि ये उसी समय भोजन छोड़कर घर से 
निकल गये । चलते समय इन्होंबे भावज से कहा--अभ्रच्छा अब नमक 
कमाकर लाबेंगे, तभी भोजन करेंगे । कहा जांता है कि इसके पश्चात्‌ 
साहित्य का ज्ञॉन प्राप्त करने में इन्होंने बड़ा परिश्रम किया | और जब 
अच्छी कविता करने लगे तब ये चित्रकृठाधिपति हृदयराम सोलंकी के पूत्र 
रुद्रराम के पास गये । ये प्रतिभावान्‌ थे ही,रुद्रराम ने इनकी कविता का 
चमत्कार देख इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी | इस नाम से ये इतने 
प्रसिद्ध हुए कि अ्रब इनके मख्य नामका पता ही नहीं चलता । वहां से ये 
औरंगजेब के दरबार में गये, जहां इनके बड़े भाई चिन्तामणि रहते थे । 
चिन्तामणि ने बादशाह से इनका परिचय कराया । औरज्भजेब ने इनको 
कविता सुनने की इच्छा प्रकट की । इस पर इन्होंने कहा--आप हाथ 
धोकर बैठिये, तब में कविता सुनाऊंगा, क्योंकि श्वुद्भार रस की कविता 
सुनकर आपका हाथ ठौर कुठौर पड़ा होगा, इससे वह अ्पवित्र होगया 
है । मेरी. कविता सुनकर आप का हाथ मोछों पर चला जायगा। हाथ 
न धोने से मीछ अपवित्र हो जायगी । औरज्भजेब ने यह सुनकर क्रोध 
से कहा--यदि हाथ मोछ्ध पर न गया तो तेरा सिर कटवा लूंगा | भूषण 
ने निर्भयता से कहा--हां। निदान औरंज्भरुजेब हाथ धोकर बैठा और 


भूषण ३४७ 


भूषण ने कविता पढ़नी प्रारम्भ की। भूषण की वीररसमंथी ओजस्विनी 
कविता सुनकर औरज्भजेब को सचमुच जोश आया और वह मोछ पर 
ताव देने लगा बस, भूषण की प्रतिज्ञा पूरी हुई। औरज्भधजेब ने भूषण 
को बहुत पुरस्कार दिया । उत्त दिन से दरबार में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ 
चली । सं० १७२३ में शिवाजी दिल्‍ली गये । उस समय भूषण दिल्‍ली 
ही में थे । औरज़जेब का हिन्दू-देष देखकर उनका चित्त उससे बहुत 
विरक्‍्त था। परन्तु शिवाजी को हिन्दू-जाति श्रौर धर्म की रक्षा के लिए 
खड़ा देखकर उनको बड़ी झ्राशा हुई | शिवाजी के दिल्‍ली से चले जाने 
पर एक दिन औौरज्भजेब ने कवियों से कहा--तुम लोग मेरी भूठी बढ़ाई 
किया करते हो, सच्ची बात कहो । अन्य कवि तो चुप रहे, परन्तु भूषण 
से न चुप न रहा गया। इन्होंवे दो कवित्त में उसकी खासी निन्‍्दा की । 
इससे औऔरज्भजेब बहुत ही बिगडा और वह भूषण को मारते उठा। 
परन्तु दरबारियों के समभाने से रुके गया | भूषण उसी समय से दिल्ली 
छोड़कर शिवाजी के दरबार मे चले गये। वहां इनका बड़ा सम्मान 
हुआ । लाखों रुपये,घोड़े, हाथी श्रौर गांव इनको मिले । ये शिवाजी के 
साथ कई लड़ाइयों में भी उपस्थित थे। ऐसी कहावत है कि वहां से 
इन्होंने एक लाख रुपये का नमक खरीदकर अपनी भावज के पास 
भेजा था । 

शिवाजी के यहां से भूषण सं० १७३१ में घर लौटे । राह में आ्राते 
समय महाराज छत्रसाल बुन्देला के यहां भी गये थे। छत्रसाल ने चलते 
समय इनकी पालको का डंडा अपने कधे पर रखकर इनका सम्मान 
बढ़ाया था । शिवाजी और छत्रसाल जसे स्वाभाविक वीर थे, वेसे भूषण 
भी सोने में सुगंध होगये । कविता द्वारा ज़ितना सम्मान भूषण को मिला, 
उतना हिन्दी के किसी कवि को नहीं मिला । 

भूषण का जन्म अनुमान से सं० १६७० में और मरण १७७२ में 
हुआ । भूषण अब इस संसार में नहीं हैं। सेकड़ों वर्ष पहले ही वे विधि- 
विधान से विवश हो चले गये । परन्तु उनके हृदय का चित्र कविता-रूप 


53 8 कविता कौमुदी, पहला भाग 


में ग्रब भी हमारे सम्मुख है । भूषण अजर और अमर की भांति हमारे 
साथ चल रहे है । वे एक पुष्प की तरह विकसित होकर अनन्त काल के 
लिए सुगध छोड गए । भगवान्‌ फिर इस देश में भिवाजी ऐसे वीर और 
भूषण ऐसे सुकवि उत्पन्न करे । 
हिन्दी मे भूषण ही वीर रस के सर्वोत्तम कवि है । इससे हमने इन 
की कुछ अधिक कविताए उद्धृत की है । भूषण की कुछ चुनी हुई 
कवितांए आगे दी जाती हे-- 
आए दरबार बिललाने छरोदार देखि जापता करनहार नेकह न 
मनके । भूषण भनत भौसिला के आय आ गे ठाढे बाजे भए उमराय तुजक 
करन के ॥ साहि रहद्यो जकि सिव साहि रहद्यो तकि और चाहि रद्यो चकि 
बने ब्योत अनबन के । ग्रीषम के भानू सो खूमान को प्रताप देखि तारे 
सम तारे गएम्‌दि तुरकन के ॥ १ ॥ 
डन्द्र जिमि जम्म पर बाडव सुभ्रम्भ रावन सदम्भ पर रघुकुल राज 
हैं। पौन बारिबाह पर सम्भू रतिनाह पर ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज 
हैं ॥ दावा द्वुम दड पर चीता मृगभुण्ड पर भूषण बितुण्ड पर जेसे मृग- 
राज है । तेज तम अस पर कान्ह जिमि कस पर त्यों मलिच्छ बस पर 
सेर सिवराज है ॥ २ ॥। 
ऐसे बाजिराज देत महाराज सिवराज भूषण जे बाज की समाज 
निदरत है । पौन पाय हीन, दुग घघट मे लीन, मीन जल में बिलीन 
क्यों बराबरी करत है ॥| सब ते चलाक चित्त तेऊ कुलि आ्ालम के रहे उर 
अन्तर मे धीर न धरत है । जिन चढ़ि आगे को चलाइयतु तीर तीर एक 
भरि तऊ तीर पीछे ही परत है ॥ ३ ॥ 
अफजलखान को जिन्होंने मयदान मारा बीजापुर गोलकुण्डा मारा 
जिन आज है । भूषण भनत फरासीस त्यों फिरगी मार हबसी तुरुक डारे 
उलटि जहाज है ॥ देखत मे रुसतमखा को जिन खाक किया सालकी 
सुरति आजु सुनी जो अवाज है । चौकि चौकि चकता कहत चहुधा ते 
यारो लेत रहौ खबरि कहा लौ सिवराज है ॥ ४ ॥ 


भूषण ३४९ 


पेज प्रतिपाल भूमिभार को हमाल चहु चकक्‍क को अ्रमाल भयो दंडक 
जहान को । साहिन को साल भयो ज्वाल को जवाल भयो हर को कृपाल 
भयो हार के विधान को ॥ वीर रस रुपाल शिवराज भृवपाल तुब हाथ 
को बिसाल भयो भषत्र बखान को | तेरो करवाल भयो दच्छिन को ढाल 
भयो हिन्द को दिवाल भयो काल तुरकान को ॥ ५॥ 

दुरजन दार भजि भजि बंसम्हार चढ़ीं उत्तर पहार डरि सिवाजी 
नरिन्द तें। भूषत भनत बित भूषन बसन, साधे भूखन पियासन हैं नाहन 
को निन्‍द्तें ॥ बालक अयाने बाट बीच ही बिलाने कुम्हिलाने मुख कोमल 
अमल शअ्ररबिन्द तें । दृगजल कज्जल कलित बढ़द्यो कढ़दो मानो दूजा सोत 
तरनितनजा को कॉलिन्द तें ॥ ६ ॥। 

छुटयो हैँ हुलास श्राम खास एक संग छटयो हरम सरम एक संग 
बितु ढंग ही । नेनन ते नीर धीर छूटयो एक संग छूटयो सुख रुचि मुख 
रुचि त्योंही बिन रंग ही ॥ भूषन बखाने सिवराज मरदाने त्तेरी धाक 
बिललाने न गहत बल अंगही । दक्खिन के सूबा पाय दिल्‍ली के अमीर 
तज उत्तर की आस जीव आस एक संगही ।। ७ ॥॥ 

बचेगा न समुहाने बहलोल खां श्रयाने भूषन बखाने दिल झानि मेरा 
बरजा | तुमते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास केद किया साथ का न कोई 
वीर गरजा ॥ साहिन के साहि उसी औरंग के लीन्हें गढ़ जिसका तू चाकर 
झ्रौ जिसकी तू परजा । साहि का ललन दिली दल का दलन भ्रफजल का 
मलन सिवराज आया सरजा ॥ 5 ॥। 

पूरब के उत्तर के श्रबल पछाह हूं के सब बादशाहन के गढ़ कोट 
हरते । भूषन कहें यों अवरंग सो वजीर, जीति लीबे को पुरतगाल सागर 
उतरते ॥ सरजा सिवा पर पठावत मृहीम काज हजरत हम मरिबे को 
नाहि डरते । चाकर हैं उजुर कियो न जाय नेक पे कछू दिन उबरते तो 
घने काज करते ॥ ९ ॥ ' 

बर कियो सिर चाहत हो तबलों अरि बाह्यो कटार कठेठो । 


यों ही मलिच्छहिं छांडे नही सरजा मन त्तापर रोस में पंठो ॥ 
रॉ 


३४५० कविता-कौमृदी, पहला भाग . 


भूषन क्यों श्रफजल्ल बचे श्रठपाव के सिंह को पांव उमठो। 
बीछ के घाय धुक्योई धरकक हूँ तौ लग धाय धराधर बैठो ॥१०॥ 
. बिना चतुरंग संग वानरन ले के बांधि वारिधि को लंक रघुनन्दन 

जराई है । फरथ अकेले द्रोत भीषम सों लाख भट जीति लीन्‍्हीं नगरी 
विराट में बड़ाई है ॥ भषन भनत ह्ल॑ गूसलखाने में खुमान अवरंग 
साहिबी हथ्याय हरि लाई है । तो कहा अचंभो महाराज सिवराज सदा 
वीरन के हिम्मते हथ्यार होत आई है ॥ ११॥ 

लोमस की ऐसी श्रायु होय॒ कौन हु उपाय तापर कवच जो करनवारा 
धरिये । ताहू पर हुजिये सहसबाहु, तापर सहसगुनों साहस जो भीमहु 
ते करिये ॥ भूषन कहें यों श्रवरंगजू सों उमराव नाहुक कहौ तौ जाय 
दच्छिन में मरिये । चले न कछ इलाज भेजियत वे ही काज ऐसो होय 
साज तौ सिवा सों जाय लरिये ॥ १२॥ 

ब्रह्म के आनन तें निकसे तें अत्यन्त पुतीत तिहूं पुर मानी । 

राम यूधिष्ठिर के बरने बलमीकहु व्यास के अंग सोहानी ॥ 

भूषन यों कलि के कविराजन राजन के गृत गाय नसानी । 

पुन्य चरित्र सिवा सरजं सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥१शा। 

दान समे द्विज देखि मेरुह कुबेरहू की सम्पति लुटाइबे को हियो 
ललकत है । साहि के सपृत सिव साहि के बदन पर सिव' की कथान में. 
सनेह भलकत है ॥ भूषन जहान हिन्दुवान के उबारिबे को तुरकान 
मारिबे को बीर बलकत हूं। साहिन सों लरिबे की चरचा चलत आनि 
सरजा के दुगन उछाह छलकत हैँ ॥ १४॥ 

काहू के कहे सुने तें जाही ओर चाहें ताही श्र इकटक घरी चारिक 
चहत हैं । कहे ते कहत बात कहे ते पियत खात भूषन भनत ऊंची 
सांसन जहत हैं ॥ पोढ़े हें तो पौढ़े, बैठे बंठे, खरे खरे, हमको हैं, कहा 
' करत, यों ज्ञान न गहत हें । साहि के सपुत सिव साहि तव बैर इमि 
साहि सब रात-दिन सोचत रहत हैं ॥१५॥ 

आजु यहि समे महाराज सिवराज तुही जगदेव जनक जजाति श्रम्ब- 


कफ 


68 32 ३२५१ 


रीक सों । भूषन भनत तेरे दान जल-जलधि में गुनिन को दारिद गयो 
बहि खरीक सो ।। चंद कर कंजलक, चांदनी पराग, उड़ बुन्द मकरन्द 
बुन्द पूंज के सरीक सों । कन्द सम कयलास, नाक गंग ताल, तेरे जस 
पुण्डरीक को अकास चंचरीक सों ॥१६॥ 

चित अनचंन आंसू उमगत नैन देखि बीबी कहें बेत मियां कहियत 
काहिने । भूषन भनत बूझे झाये दरबार तें कंपत बार बार क्‍यों सम्हार 
तन नाहिने ॥ सीनो धकधकत पसीनो आयो देह सब हीनो भयो रूप 
न चितौत बाएं दाहिने । सिवाजी की सडूः मानि गयेहौं सुखाय तुम्हें 
जानियत दक्खिन को सूबा करो साहिने ॥१७॥ 

मार करि पातसाही खाकसाही कीन्‍हीं जिन जेर कीन्हीं जोर सों 
ले हुद सब मारे की । खिसि गई सेखी फिसि गई सूरताई सब हिसि 
गई हिम्मति हजारों लोग सारे की ॥ बाजत दमामे लाखों घौंसा आ्रागे 
घहरात गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे की । दूलहो सिवाजी भयो 
दच्छिनी दमामे वारे दिल्‍ली दुलहिन भई सहर सितारे की ॥१५॥ 

चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार दिल्ली दहसति चित 
चाह करषति है । बिलखि बदन बिलखात बिजेपुर पति फिरत फिरंगिन 
की नारी फरकति हैँ ॥ थर थर कांपत कुतुबशाह गोलकुण्डा हहरि हबस- 
भूप भीर भरकति है । राजा सिवराज के नगारन की धाक सुनि केते 
बादसाहन की छाती दरकति है ॥१९॥ 

मालवा उज्जेन भनि भूषन भेलास ऐन सहर सिरोज लौं परावने 
परत हैं । गोंडवानों तिलंगानो फिरंगानो करनाट रुहिलानो रुहिलन हिये 
हहरत हैं ॥ साहि के सपुत सिवराज तेरी धाक सुनि गढ़पति वीर तेऊ 
घीर न धरत हे । बीजापूर गोलकुण्डा आगरा दिली के कोट बाजे ब:जे 
रोज दरवाजे उधरत हैं ॥२०॥ 

राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो अस्मृति पुरान राखे 
वेद विधि सुनी में । राखी रजपूती राजधाती राखी राजन की धरा में 
धरम राख्यो राख्यो गृन गुनी में ॥ भूषन सुकवि जीति हद मरहट्ून की' 


३५२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


देस देस कीरति बखानी तव सुनी में | साहि के सपुृत सिवराज समसेर 
तेरी दिल्ली दल दाबि के दिवाल राखी दुनी में ॥२१।॥ 


सारस से सूबा करवानक से साहजादे मोर से मुगल मीर धीर ही 
धर्चे नहीं । बगुला से बंगस बलूचियों बतक ऐसे काबुली कुलज्ग याते 
रन में रचे नहीं । भूषन जू खेलत सितारे में शिकार शिवा साहि को 
सुवन जाते दुवन संचे नहीं । बाजी सब बाज से चपेटें चंगू चहूं ओर 
तीतर तुरुक दिल्‍ली भीतर बचे नहीं ॥२२॥ 

“सिवा की बड़ाई ओ हमारी लघुताई क्‍यों कहत बार बार” कहि 
पातसाह गरजा । सुनिये “खुमान हरि तुरुक गुमान महिदेवन जें बायो” 
कवि भूषन यों भरजा ।। तुम वाको पाय के जरूर रन छोरो वह रावरे 
वजीर छोरि देति करि परजा । मालुक तिहारो होत याहि में निबेरों रन 
कायर सो कायर ओऔ सरजा सो सरजा ॥२३॥ 


फिरगाने फिकिरि औ हद सुनि हबसाने भूषन भनत कोऊ सोवत 
न घरी है । बीजापुर बिपति बिडारि सुनि भाज्यों सब दिल्‍लो दरगाह 
बीच परी खरभरी हैँ ॥ राजन' के राज सब साहिन के सिरताज आज 
सिवराज पातसाही चित धरी है । बलख बूखारे कसमीर लौं परी पुकार 
धाम धाम धूम धाम रूम साम परी हैँ ॥२४॥ 

दारा की न दौर यह सर नहीं खजूबे की बांधिबो नहीं है कंधों 
मीर सहबाल को । मठ विस्वनाथ को न बास भ्राम गोकुल को देवी को 
न देहरा न मन्दिर गोपाल को ॥ गाढ़े गढ़ लीन्‍्हें अर बरी कतलान 
कीन्हें ठोर छौर हासिल उगाहत है साल को। बूड़ति है दिल्‍ली सो 
सम्हारे क्यों न दिल्‍लीपति धवका आनि लायो सिघराज महा- 
काल को ॥२५॥ 


कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काथि कीन्हीं सिवराज वीर 
अकह कहानियां । भूषन भनत तिहुं लोक में तिहारी धाक दिल्ली औ 
बिलाइत सकल बिललानियां ॥ आगरे झ्गारन छ्वू फांदत कगारन छवे 


56% ३५३ 


बांधती न बारत मूखन कुम्हलानियां । कीबी कहै कहा भ्रौ गरीबी गहे 
भागी जाहि बीबी गहे सूथनी सु नीबी गहे रानियां ॥२६॥ 

छूटत कमान श्रोर तीर गोली बानन के मृसकिल होत म्रचान हू 
की श्रोट में ।॥ ताही समें सिवराज हुकुम के हल्ला कियो दावा बांधि 
पर हला बीर भट जोट में ॥ भूषन भनत तेरी किस्मत कहां लौं कहाँ 
हिम्मत यहां लगि है जाकी भट भोठ में | ताव दे दै मूछन कंगू्रत पे 
पांव दे दे श्ररि मुख घाव दे दे कूदे परें कोट में ॥२७।॥। 

जीत्यो सिवराज सलहेरि को समर सुनि सुनि श्रसुरन के सु सीने 
धरकत हैँ । देव लोक नाग लोक नर लोक गावें जस अ्रजहूं लौं परे 
खरग दांत खरकत हैं। कटक कटक काटि कोट से उड़ाय केते भूषन 
भनत मुख मोरे सरक्रत हैं । नरभूमि लेटे भ्रध कटे कर लेटे परे रुधिर 
लपेटे पठनेटे फरकत हैं ॥२८५॥। 

सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रहिबे के जोगताहि खरो कियो जाय जारन 
के नियरे | जाति गेरमिप्तिल गुसीले गुसा धारि उर कीन्हों ना सलाम 
ना बचन बोले सियरे॥| भूषन भनत महाबीर बलकन लाग्यो सारी पात- 
साही के उड़ाय गये जिगरे । तमकते लाल मुख सिवा कौ निरखि भये 
स्थाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे ॥२९॥ 

देवल गिरावते फिरावते निशान भ्रलि ऐसे डूबे राव राने सबे गए 
लब की । गौरी गनपति आप औरन को देत ताप आपके मकान सब मार 
गये दबकी ।॥। पीरा पयगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देत सिद्ध की सिधाई 
गईं रही बात रबकी । कासिहु ते कला जाती मथुरा'मसीद होती सिवा 
जी न होतो तौ सुनति होति सब की ॥३०।। 

ऊंचे घोर मन्दिर के अन्दर रहनवारी ऊंचे घोर मन्दिर के अ्रन्दर' 
रहाती हैें। कन्द मूल भोग करें कन्‍्द मूल भोग करें तीन बेर खाती सो 
तो तीन बेर खाती हैं। भूषन सिथिल श्रज्भ भूखत सिथिल श्रद्धा बिजन 
इलाती ते वे बिजन डुलाती हें । भूषण भनत सिवराज वीर तेरे त्रास 
नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हें ॥३१॥ ' 


२५४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सोधे को अधार किसमिस जिनको अहार चारि को सो ग्रंक लंक 
चन्द सरमाती हैं । ऐसी भ्ररि नारी सिवराज बीर तेरे त्रास पायन में 

छाले परे कन्द मूल खाती हें ॥ ग्रीषम तपति एती तपती न'ः सुनी कान 
कंज कैसी कली बिन पानी म्रझाती हूँ । तोरि तोरि आछे से पिछौरा 
सों निचोरि मख कहें “भ्रब कहां पानी मृकतौं में पाती हे” ॥३२॥। 

डाढ़ी के रखेयन की डा।ढ़ी सी रहति छाती बाढ़ी मरजाद जस हद 
हिन्दुवानें की । कढ़ि गई रैयत के मन की कसक सब मिट गईं ठसक 
तमाम तुरकाने की। भूषन भनत दिल्लीपति दिल घकघ्नका सुनि 
सुनि धाक तिवराज मरदाने की । मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाय 
मुण्ड खोटी भई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥३३॥ 

बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत राम नाम राख्यो प्रति 
रसना सुधर में । हिन्दुत का चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की कांधे 
में जनेऊ राख्यों माला राखी गर में ॥ मीड़ि राखे मृगल मरोड़ि राखे 
पातसाह बरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की ह॒द्द राखी 
तेग बल सिवराज देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में ॥३४॥ 


मतिराम क्‍ 


मतिराम भषण के सगे भाई थे। इनका जन्म सं० १६७४ के लगभग 
श्रौर मरण सं० १७७३ के लगभग हुआ । ये बूंदी के महाराज राव 
भाऊसिह के यहां रहा करते थे | ये शंज़रार रस के श्रच्छे कवि थे। 
इनके रचे ललित ललाम, रसराज, छन्दसार पिंगल और साहित्य- 
सार आदि ग्रन्थ हें । 
इनके कुछ छुन्द नीचे लिखे जाते हें:--- 
जगत विदित बूंदी नगर , सुख सम्पति को धाम । 
कलिजुगहू में सत्यजुग , तहां करत विश्राम ॥ १॥ 
पढ़त सुनत मन दे निगम , श्रागम स्मृति पुरान। 
गीत कवित्त कलान के , जहं सब लोग सुजान ॥ २॥ 


मतिराम ३५५४ 


सरद बारिधर के लसत , श्रमल धौरहर धौल। 
चित्रित चित्रित सिखर जहूं , इन्द्रधनूष से नौल ॥ ३ ॥ 
महलनि ऊपर जहं बने , कंचन कलस श्रनूप। 
निज प्रभानि सों करत हैं , गगन पीत अनुरूप ॥ ४ | 
जहं बिमान-बनितान के , श्रमजल हरत प्रनूप । 
साध पताकनि के बसन , होइ बिजन अनुरूप ॥ ५॥ 
बीना बेनु निन्द मृग , मोहि अचल करि चन्द । 
सौँध सिखर ऊपर जहां , दम्पति करत अ्रनन्द ॥ ६॥। 
जहां छहों ऋतु में मधुर , सुनि मदद्भ मृदु सोर। 
सद्भध ललित ललनानि के , नृत्य करत गृह मोर ॥ ७॥ 
मरकत लाल प्रबाल मनि , मुकुत हीर अवदात। 
ललित राजपथ में जहां , जरकस बसन बिकात ॥| ८ ॥ 
मद जल बरषत भूमि के , जलधर सम मातज्भ । 
बिना परनि के खग जहां , सुन्दर तरल तुरद्ध ॥ ९॥ 
सदा प्रफुल्लित फलित जहूं , द्वम बेलिन के बाग। 
श्रलि कोकिल कलधुनिसुनत , लहत श्रवन अनुराग ॥१०॥ 
कमल कुमुद कुबलयन के , परिमल मधुर पराग। 
सुरभि सलिल पूरे जहां , वापी कप तड़ाग ॥११॥ 
शक चकोर चातक चुहिल , कोक _ मत्त कलहंस । 
जहंं तरवर सरवरन के , लसत ललित अ्रवतंस ॥१२॥ 
प्रक्षकेटण बालक उदर , ज्यों संसार समाय । 
सकल जगत पानिप रह्यौ , बंदी में ठहराब ॥१३॥ 
तामें प्रतिबिम्बित मनों , सम्पति जुत सुरलोक। 
घर घर नर नारी लसे , दिव्य रूप के शोक ॥१४।! 
चन्द्रमूखिन के भौंह जूग , कुटिल कठोर उरोज। 
बामनि सौं मन कौं जहां , मारत एक मनोज ॥१५॥ 


३५६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


जहां चित्त चोरी करे , मधुर बदन मुसकानि। 
रूप ठगत है दृगन कों , और न दूजो जानि ॥१६॥ 
ता नागरी को प्रभु बड़ो , हाड़ा सुरजनराव । 
रवज्यो एक सब गुतनिकों , बर बिरंचि समुदाव ॥१७॥ 


बाजत नगारे जहां गाजत गयन्द, तहां वह सम कीनो बीर संगर 
बिहार हैं । कहै मतिराम कवि लोगनि कौं रीफि करि, दीने ते दुरद जे 
चुवत मदधार हें॥ शत्रुसाल नन्दराव भावसिह तेग त्याग, तोसे और 
श्रौनितल आजु न उदार हैं । हाथिन बिदारिबे को हाथ हैं हथ्यार तेरे, 
दारिद बिदारिबे को हांथिय हथ्यार हैं ॥१५॥ 


चरन धरे न भमि बिहरे तहाई जहां, फले फले फलन बिछायो 
परजंक है । भार के डरनि सुकुमार चारु अंगनि में, करत न अ्ंगराग 
कुंकम को पंक हैं। कहे मतिराम देखि बातायन बीच आंयो, आतप 
मलीत होत बदन मयंक है । कैसे वह बाल लाल बाहर बिजन श्रावे, 
बिजनबयार लागें लच्र॒कत लू है ॥१९॥ 


जूथपति बैठदो पानी पोषत प्रबलमद कलभ करेनु कनि लीने संग 
सखतें । ग्रह गद्यो गाढ़े बेर पीछले के बाढ़े भयो बलहीन विकल करन 
दीह दुखतें । कहे मतिराम सुमिरत ही समीप लखे ऐसी करतूति भई 
साहिब सुरुख तें | दोऊ बातें छूटी गजराज की बराबर ही पांव ग्राह 
मुख ते पुकार निज मुखतें ॥२०॥। 

सोने कैसे बेली अ्रति सुन्दर नवेली बाल, ठाढ़ी ही भ्रकेली अ्रलबेली 
ह्वार महियां । मतिराम अंखियां सुधा की बरषासी भई, गई जब दीठि 
वाके मुखचन्द्र पहियां ॥ नेक नीरे जाइ करि बातनि लगाय करि, कछ 
मन पाई हरि वाकी गही बहियां । सेननि चरचि लई गौननि थकित भई 
नैननि में चाह करे बैननि में नहियां ॥२१॥ , 


गच्छ नि के भवतंस लसे सिखिपच्छुनि श्रच्छ किरीट बनायो। 


पल्‍लव लाल समेत छरी कर-पल्‍लव में मतिराम सुहायो ॥। 


मतिराम ३५७ 


गुझजनि के उर मंजुल हार निकुञ्जनि ते कढ़ि बाहिर आायो । 
श्राज को रूप लखे ब्रजराज को आजही आंखिन को फल पाया ॥२२॥ 
कुन्दन को रंग फीको लगे भलके असि अंगनि चारू गोराई। 
आंखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विलासन की सरसाई | 
कोटिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुसूकान मिठाई । 
ज्यों ज्यों निह्ारिये नेरे ह्वै नेननि त्यों त्यों खरी निकरे सुनिकाई ॥२३॥। 
खेलत चोर मिंहीचनी आजु गई हुती पाछिले द्योस की नाई । 
आली कहा कहों एक भई मतिराम नई यह बात तहांईं ।। 
एकहि भोन दुरे एक संगही अंगसों भंग छवायो कन्हाई१ 
कम्प छूट्यो तन स्वेद बढ़चयो तनुरोम उठचो अंखियां भरि श्राई ।॥२४॥ 
केलि की राति अघाने नहीं दिनही में लला पुनि घात लगाई। 
प्यास लगी कोउ पानौ देजाइयो भीतर बँठि के बात सुनाई ॥। 
जेठ पठाई गई दुलही हंसी हेरे हरें मतिराम बुलाई। 
कान्ह के बोल पे कान न दीन्‍्हीं सू गेह की देहरि पे धरि आई ॥२५॥ 
आपने हाथ सों देत महावर आपहि बार श्ूंगारत नीके । 
आपनहीं पहिरावत आनि क॑ हारि संवारि के मौलसिरी के ।। 
हों सखि लाजन जात गड़ी मतिराम स्वभाव कहा कहाँ पीके । 
लोग मिलें घर घेरे कहें श्रबहीं ते ये चेरे भये दुलही के ॥२६॥ 
प्यार पगी पगरी पियकी बसि भीतर आपने सीस संवारी । 
एते में आंगन ते उठिके तह भ्राइ गये मतिराम बिहारी ॥ 
देखि उतारनि लागि तिया पिय सौंहनि सों बहुरी त उतारी । 
नैन नचाइ लजाइ रही मुसुकाइ लला उर लाइ पियारी ॥२७॥ 
पियत रहे अधरानि को , रस अति मधुर अमोल । 
तातें मीठो कढ़त है , बाल , बदन तें बोल ॥र८5॥ 
नैन जोरि मुख मोरि हंसि , नैसुक नेह जनाय। 
आग लेन आई हिंये , मेरे गई लगाय ॥२९॥। 


३५५ कविता कौमुदी, पहला भाग 


प्रीतम॒ को मन भावती , मिलत प्रेम उत्कण्ठ। 
बांहि न छूटे कंठते , नाहि न छूटे कण्ठ ॥३०॥ 


कुलपति मिश्र 


कुलपति मिश्र श्रागरे के रहतेवाले चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। चतुर्वेदी 
ब्राह्मणों में मिश्र, शुक्ल अदि सभी श्रास्पद होते हैँ । इनके पिता का नाम 
प्रश्राम मिश्र था। इनका जन्म अनुमान से संवत्‌ १६७७ विक्रम में 
हुआ । इनका रचा हुआ एक ग्रंथ “रस रहस्य” मिलता है, वह सं० १७२७ 
में समाप्त हुआ था । इनके मरण-काल का कुछ पता नहीं चलता । 

कुलपति मिश्र संस्क्षत के बड़े विद्वान्‌ थे। मम्मठ के आधार पर रस« 
रहस्य में इन्होंने काव्य के कई अरद्धों की विद्वत्तापू्ण आलोचना की है। 
काव्य के दोष, गुण, अलक्कार, रस आ्रादि का वर्णन रस-रहस्य में श्रच्छा 
है। यह ग्रंथ इंडियन प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है, परन्तु बहुत 
प्रशुद्ध है। इसके सिवा द्वोण-पर्व, गुण-रस-रहस्य, संग्रह-सार, यूक्ति- 
तराज्िणी और नखशिख नामक ग्रथ भी इनके रचे हुए बतलाये जाते 
हैं; परन्तु श्रभी तक कहीं से वे प्रकाशित नहीं हुए । 

ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के पुत्र रामसिह के यहां रहते थे। 
रसरहस्य में अलडूटारों के उदाहरण में रामसिंह की प्रशंसा के ही छन्‍्ह 
अधिक हूँ। कुलपति ने श्रपनी कविता में प्राकृत-मिश्रित और उर्दू- 
मिश्रित हिन्दी-भाषा का प्रयोग कियां हैं । 

इनकी कविता के कुछ उदाहरण .नीचे दिये जाते हैं-- 

६ 05 .॥ 
डर बेघत पानिप हरत , मुकता जनि बिलखाय। 
नाक वास लहि हैँ .गुती , दे अधरत सिर पाय ॥ 
( २ ) 

दान बिन धनी सनमान बिन गुत्ती ऐसे विष बिन फनी अनी सूर न 

सहत हैँ। मंत्र बिन भूप ऐसे जल बिन कूप जेसे लाज बिन कामिनि के 


जसवन्तसिह ३५६ 


गुननि कहत हैं ।। वेद बिन यज्ञ जप जोग मन बस बिन ज्ञान बिन योगी 
मन ऐसे निबहत हैं । चंद बिन निश्ञा प्राणप्यारी अ्रत्राग बिन सील बिन 
लोचन ज्यों सोभा को लहत हें ॥। 
( ३ ) 
दिसि पूररि प्रभा करिके दसहू गुन कोकन के श्रति मोद लहे। 
रंगि राखी रसा रंग कुंकुम के अ्लि गुञजत ते जस पुञुज कहै ॥। 
निस एक हल पद्धृुज की पतनीन के वाके हिये भ्रनुराग रहे । 
मतो याही ते सूरज प्रात समें नित आवत है अरुनाई लहै॥ 
हज.) 
नीति बिना न बिराजत राज न राजत नीति ज्‌ धर्म बिना है । 
फीको लगे बिन साहस रूप रु लाज बिता कुल की अबला है ॥ 
सूर के हाथ बिना हथियार गयंद बिना दरबार न भा हे। 
पाव बिना कविता की न ओव है दान बिना जस पावे कहा है ।। 


जसवन्तसिंह 


जसवन्तातिह जोधपुर के महाराज, महाराज गजसिह के द्वितीय पुत्र 
झौर श्रमरसिह के छोटे भाई थे । इनका जन्म सं० १६८२ में हुआ । 
ये सं०१६९४५ में अपने पिता के स्वर्गवासी होने पर तिहासनासीन हुए। 
औरंगजेत्र के इतिहास से जसन्तर्सिह के जीवन,का बहुत सम्बन्ध है जो 
इतिहास पढ़नेवालों से छिपा नहीं है । इनका देहान्त सं०१७३८में, काबुल 
में हुआ । कहते हैं, औरज्भ जेब ने इन्हें विष दिलाकर मरवा डाला था। 

जसवन्तससिह भाषा के बड़े ममंज्ञ कवि थे। इन्होंने इन ग्रन्थों की 
रचना की हे--भाषा-भूषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव-प्रकाश, आनन्‍्द- 
विलास, सिद्धान्त-बोध , सिद्धान्त-सार, प्रबोध चन्द्रोदय नाटक । भाषा- 
भूषण के सिवा इनके शोष ग्रन्थ वेदान्त सम्बन्धी हें। भाषा-भूषण २६१ 
दोहों का अलंकार का ग्रन्थ हे । 

जसवन्तर्सिह की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हँ--- 


३६० कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


मुखशशि वा शशि सों अधिक , उदित जोति दिन राति। 

सागर तें उपजी न यह , कमला अपर सोहाति ॥ १॥ 

नेन कमल ये ऐन हे , और कमल केहि काम । 

गमन गरत नीकी लगे , कनक-लता यह बाम ॥ २॥ 

धरक दुरे आरोप तें , सुद्धापन्हुति होय । 

उर पर नाहि उरोज ये , कनक-लता फल दोय ॥ ३॥ 

परजस्ता गृतनय और को , और विष आरोप। 

होय सुधाधर  नाहि ये , बदन सुधाधर झोप ॥ ४ ॥ 

बनवारी 

बनवारी सं० १६९० के लगभग हुए । शाहजहां के दरबार में सला- 
बतखां ने अमरसिह को “गंवार” कह दिया था । इसी पर क्रूद्ध होकर 
ग्रमरसिह ने उसे दरबार ही में मार डाला । 

अ्मरसिंह जोधपुर के महाराज गजर्सिह के बड़े पुत्र और औौरज्भ जेब 
के सुप्रसिद्ध सहायक जसवन्तस्सिह के बड़े भाई थे। उद्धत स्वभाव होने के 
कारण सं० १६९१ में भ्रमरसिह को गजसिह ने राज पाने के भ्रधिकार से 
च्यूत करके राज से निकाल दिया था । इसीसे गजसिह के बाद जसवन्त- 
सिंह को जोधपुर की गद्दी मिली। भ्रमरसिह शाहजहां के पास चले आये । 
शाहजहां ने उन्हें भ्रपने दरबार में झ्च्छा पद दिया था । एक बार शअ्रमर- 
सिंह ने शाहजहां से कुछ दिनों की छुट्टी ली । पर रानी के प्रेम ने उन्हें 
ऐसा विवश किया कि वे ठीक सम्रय पर छुट्टी समाप्त करके दरबार में 
हाजिर न हो सके । शाहजहां का एक मुख्य दरबारी श्रमरसिह से कुछ 
हेष रखता था| उसने अमरसिह के प्रति बहुत-सी बे-सिर-पेर की शिका- 
यतें सुनाकर बादशाह के कान खूब भरे । और जब वे दरबार में हाजिर 
हुए तब उनकी सलाह से गैरहाजिरी के लिए उन पर एक बड़ा जुर- 
माना किया गया । श्रमरसिह इस अपमान को सह न सके । श्र उन्होंने 
भरे दरबार में क्षत्रियोचित निर्भयता के साथ बादशाह की श्राज्ञा का 
प्रतिवाद किया । बादशाह तो चुपचाप सुनता रहा, पर सलाबतखां ने 


बनवारी ३६१ 


जोश में आकर अ्मरसिह को “गंवार” कह दिया । अमरसिंह ने तलवार 
निकालकर भरे दरबार में सलांबतखां का सिर काट लिया। शाहजहां 
सिहासन छोड़ भागा। दरबारी भी रफ्चक्कर हुए । जिन्होंने कुछ रोक- 
थाम की, अमरसिह ने उन्हें तलवार के घाट उतारा । वहां से निकलकर 
प्रमरसिह अपने महल में आये और कुछ दिनों तक फिर दरबार में न गये। 

शाहजहां तो क्द्ध था ही, दरबारियों ने उसके कान और भरे | सब 
ने मिलकर अमरासिह के एक निकट सम्बन्धी को इसलिये तैयार किया कि 
वह किसी तरह से अमरसिंह को दरबार में लावे। दरबार में , उन पर 
यथाविधि अपराध लगाकर, उन्हें दंड दिया जायगा । उसने अमरर्सिह से 
मिलकर, बहुत ऊंचा-तीचा समभाकर, उन्हें दरबार में श्राकर शाहजहां 
से मिलने के लिए राजी किया । उसने भूठमूठ यह भी कहा कि शाहजहां 
ने तुम्हार। अपराध क्षमा कर दिया है। 

ग्रमरसिह उसकी बातों में ग्रागये । वे उसके साथ दरबार की ओर 
चले । शाहजहां के सामने पहुंचने के लिए जो द्वार था, वह इतना गा 
था कि बिता सिर भूकाये कोई उसके अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता थी । 
शाहजहां को यह भय था कि शायद अमरसिह उसे सलाम न करेंगे। 
इसलिए यह यूक्ति की गई थी कि जब ग्रमरसिह द्वार में प्रवेश करने के 


लिये सिर झकावेंगेतब उसे सलाम समझकर शाहजहां की ओर से उसकी 
स्वीकृति जाहिर कर दी जायगी । 


ग्रमरसिह ताड़गये। उन्होंने पहले द्वार के अन्दर सिर न डालकर पैर 
डाला । इतने में पीछे से उनके सम्बन्धी (शायद अर्जुनसिह) ने तलवार 
मारकर उनका सिर धड़से जुदा कर दिया। वह अ्रमरसिह का सिर लेकर 
खशी-खूशी शाहजहां के सामने हाजिर हुआ और कोई बड़ा पुरस्कार पाने 
की आंशा से शाहजहां और उसके दरबाोरियों की शोर सतृष्ण नेत्रों से 
देखने लगा । शाहजहां को उस पर बड़ा क्रोध आया । क्योंकि यद्यपि वह 
श्रमर्रामह से रुष्ट हो गया था, पर उनकी वीरता पर वह हृदय से मुग्ध 


भी था। उसने अमरसिंह की हत्या करनेवाले को घोर तिरस्कार और 
यन्त्र णायुकत मृत्यु दण्ड दिया ।_ 


३२६२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अ्मरसिह की विधवा रानी ने सती होने की इच्छा प्रकट की । लाश 
मांगने पर शाहजहां ने कहला भेजा कि अ्रमरसिह के पुत्र में कुछ शक्ति हो 
तो वह शझ्राकर लाश ले जाय । 

अमरसिह के एक ही पुत्रथा। उसका नाम रामसिह था। रामसिह 
की अवस्था उस समय १५ वर्ष से अधिक नही थी। शाहजहां का व्यंग 
सुनकर रानी चप हो रही, पर रामसिह ने माता के चरणों पर सिर रख 
कर कहा,-- मां, अब तो मुभे यह प्रमाणित करना ही होगा कि में 
वीर-पिता का वीर-पुत्र हूं ।” यह कहकर रामसिंह कुछ विश्वस्त श्र वीर 
राजपूतों को साथ लेकर राजमहल की ओर चला, जहां शाहजहा ने लाश 
को कड़े पहरे में रववा दिया था। वीर बालक रामसिंह ने पहरे वालों 
को एक कडी लड़ाई में परास्त करके लाश को घोड़े पर रक्खा और मां 
के सामने लाकर रख दिया | शाहजहां अपने महल की खिड़की से यह 
सब हाल देख रहा था। रामसिंह की वीरता पर वह हृदय से मोहित हो 
गया । उसने उसी वक्‍त रानी के पास सवार भेजकर कहलाया कि बाद- 
शाह खुद अमर सिह की रथी के साथ स्मशान तक आरहे हें । शाहजहां 
अपने सब दरबारियों को साथ लेकर धूमधाम से शरीक हुझ्रा। उसने 
रामसिंह को गोद में लेकर कहा,--“तुम्हारा तेज देखने के लिए ही मेने 
लाश को रोकवा रक्खा था। तुम वीर-पिता के वीर-पुत्र हो, तुमको दर- 
बार में ग्रमरसिह का स्थान दिया जायगा ।” शाहजहां अमरसिह को याद 
करके कुछ समय तक ग्रांसू गिराता रहा । रानी उसके सामने ही श्रमर- 
सिंह की लाश के साथ सती होगई । 

अमरसिह के सम्बन्ध की यह कथा लोक में ऐसीही प्रसिद्ध है। इस 
घटना को लेकर दो एक काव्य भी रचे गये हैं । बनवारी ने अपने छन्दों 
में सलाबतखां के मारे जाने भरका जिक्र किया है । द 

बनवारी ने शद्भाररस की कविता भी की है, और लोग उसे भी 
पसन्द करते हैं । इनका लिखा कोई भ्रन्थ हमारे देखने में नहीं झ्राया। यहां 
इनके कुछ छन्द लिखे जाते हे--- 


गीपालचन्दध मिश्र ३६३ 


६ “8 


धन्य अमर छिति छत्रपति , भ्रमर तिहारो नाम । 
दाहजहां की गोद में , हृत्यो सलाबत खान॥ 
( २ ) 
उत गंवार मुख ते कढ़ी , इत निकसी जमधार। 
“वार” कहन पांयो नहीं , कीनन्‍्हों जममधर पार।। 
श्रानि के सलाबत खां जोरि के जनाई बात तोरि धर पंजर करेजे 
जाय करकी । दिल्‍लीपति साह को चलन चलिबे को भयो गाज्यो गजसिह 
को सुनी है बात बर की ॥| कहे बनवारी बादसाहि के तखत पास फरकि 
फरकि लोथ लोथिन सों ग्ररकी । करकी बड़ाई के बड़ाई बाहिबे की करों 
बाढ़ि की बड़ाई के बड़ाइ जमधर की ॥ ३ ॥ 
नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखि यह बरसाने वर मुरली बजावेंगे । 
साज लाल सारी लाल करें लालसारी देखिबे की लालसारी लाल देखे 
सुख पावेंगे ।| तू ही उरबसी उर बसी नहिं और तिय कोटि उरबसी तजि 
तोसों चित्त लावेंगे । सेज बनवारी बनवारी तन आभमरन गोरे तनवारी 
बनवारी अ्रॉज ग्रावेंगे ॥| ४ ॥। 


गोपालचन्द्र मिश्र 


गोपालचन्द्र मिश्र. का जन्म छत्तीसगढ़ में सं० १६९० के लगभग 
माना जाता है। इनके पिता का नाम गंगाराम और पुत्र का साखनचन्द्र 
था । माखनचन्द्र भी अच्छे कवि थे। रामप्रताप-काव्य का आधा गोपाल- 
चन्द्र ने लिखा था, और शेष उनकी गश्राज्ञा से माखनचन्द्र ने लिखकर 
ग्रन्थ को पूर्ण किया । 

छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजघानी रतनपुर के हैहं॑यवंशी राजा राजसिंह 
के दरबार में गोपालचन्द्र का बड़ा मान था । कहा जाता है कि इनको 
राजा राजसिह ने भ्रपना दीवान बना लिया था। राजा की इच्छानुसार 
इन्होंने सं० १७४६ में खूब तमाशा” नामक काव्य की रचना की । 


रे६व कविता-कौमुदी, पहला भाग 


इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये हे-- 
खूब तमाशा (१७४६), ज॑मिनी अद्वसेध (१७५२), सुदामाचरित्र 
(१७५५), भक्ति चिन्तामणि (१७५९), रामप्रताप, छन्दविलास 
(पिंगल) । 
यहां इनकी कविता के कुछ नमूने उद्धृत किये जाते हे-- 
१ ) 
सोई नैन नैन जो बिलोके हरि मूरति को, सोई बेन बेन जे सुजस 
हरि गांइये । सोई कान कान जामे सुनिये गुनानुवाद, सोई नेह नेह हरि 
जू सों नेह लाइये ॥ सोई देह देह जामें पुलकित रोम होत, सोई पांव पांव 
जामें तीरथन जाइये । सोई नेम नेम जे चरन हरि प्रीति बाढ़े, सोई भाव 
भाव जो गोपाल मन भाइये ॥ 
| 8 2) 
दान सुधा जल तें जिन सीच सतोगुन बीच बिचार जमायो। 
बाढि गयो नभमंडल लौ महिमंडल घेर दसों दिसि छायो ॥। 
फूल घने परमारथ फूलनि पृण्य बड़े फल ते सरसायो। 
कीरति वृक्ष बिसाल गुपाल सु कोविद व॒न्द बिहंग बसायो ॥ 


चारों दिशाओं के सुख दुःख 
दोहा 
रूप विशेष विशेष धन , भूमि सुहावस देस। 
जाय करों याते श्रब , पूरवद को परदेस ॥। 
कवबित्त 
ताफ्ता$ह बाफता मुसज्जर श्री साफ मखमल5रु मुकेसी पट नाना 
सुखवाइये । सरस कृपात तरकस5रु कमान बान जरकसी चीरा हीरा जहां 
जाइ लाइये ॥ सुकवि “गुपाल” फुलवारी धाम धाम अम्ब श्रीफल कदम्ब 
पौंडा पानन को खाइये । बड़े होत केस, मिल्ले तन्दुल भ्रसेस, प्यारी पूरब 
के देस मे विशेष सुख पाइये | 


गोपालचन्द्र मिश्र ३६४ 


सोरढा 
लगे चोर ठगवाइ , पेट चले पानी लगे। 
कीजे कबहुँ न जाइ , पूरब के परदेस को ॥ 
कबित्त 
पानी लगि जात बहु फूलि जात गात पुनि पेट चलि जात कछ खाइ 
जात जबहूं । जादू करि करिके संभोग सुख काज पशु पच्छी करि राखें 
तारि नरन को अबहूं ॥ ब्राह्मग बनिक मीन मांस मधु खात तेल हरद 
लगाय'न्हात नारी नर सबहूं । फांसी देके हाल मारि डारें ठगजाल यातें 
जेये न “गुपाल” दिसि पूरब की कबहूं ॥ 
दोहा 
दयावान धनवान पुनि , लोग बड़े गृनवान । 
यातें दच्छित देस को , करिये सदा पयान ॥। 
कबित्त 
चीरा चीर सालू सेला समला बहारदार जरकसी काम जहां होत 
नाना भांति हैं। सुकवि “गोपाल” लाल रतन प्रबाल मन मानिक बिसाल 
मोती मंहगी सुजाति है ॥ मेवा औ मिठाई फल फूल मूल मुक्त गज तरुनी 
अनूप रूप भलकत गात है । देखे बने बात सदा सोभा सरसात प्यारी 
दच्छिन दिसा के गन कहे नहिं जात है ॥ 
द दोहा 
दक्षिण पिय सुन कान दे , दक्षिण दक्षिण जात। 
लक्षण लक्षण' गक्षि के , लक्षण ही लगि जात ॥ 
कबित्त 
घोट लों उधारी निरलज्ज रहें नारी मांस मदिरा अहारी द्विज होईं 
अनाचारी हें। सुकवि “गुूपाल” प्याज लहसुन खात बहु लूटें ठग चोर 
प्रजा रहै न सुखारी हैं ॥ लोग निरहेत भाविजे को ब्याहि बेटी देत रीति 
बिपरीति सब देखत में न्‍्यारी हू । बढ़त अगांरी होति बड़ी बड़ी ख्वारी 
दिसि दक्षिण मझारी जात होत दुख भारी है ॥ 


३६६ कविता-कौमृदी, पहला भाग॑ 


दोहा 
राखे दक्षिण तें अब , जो दिसि पश्चिम जात । 
ताके श्रब॒ सुन लीजिये , प्यारी ! सुख अ्रवदात ॥। 
कबित्त 
लोग दयावान तिय सुन्दर सुजान मीठी बोलति निदान नीर लगे न 
तहां कहूं | वृषभ बिसाल ऊंचे पुलकार वस्त्र विधि विविध प्रकारन हे 
सूत के जहां कहूं ॥ सुकवि “गृपाल” ताते तरल तुरंग मिलें, मधुर मतीर 
भूख लगत जहां कहूं | पार नहीं लहूं जिय सोचत ही रहूं प्यारी पच्छिम 
दिसा के सुख बरनि कहा कहूं ॥ 
दोहा 
मरत रन दिन बारि बिन , भटकि भटकि नर नारि । 
करिये नही पयोन पिय , पद्चिम ओर निहारि ॥। 
कबित्त 
धूरिन के थल सावे ढोल के ढमक्के जल तरु बिन थल तहां सोभा 
नहीं यामे हैं । चावर5रु गेहूं रस गोरस न फूल फल मोठ बाजरी को 
खाय दिवस बितामे हैं ॥| रहत मलीन धर्म कर्म करि हीन लोग पहरत 
पीन पट ऊनन के जामे हे | सुकवि 'गुपाल” कछ कहत न आवबे जात 
जेते दुख होत सदा पश्चिम दिसा में हे ॥। 
दोहा 
हरिद्वार ते क॑ परसि , बद्रिनाथ केदार । 
होत कृतारथ, जीव यह , उत्तर खंड मंझार ॥ 
कबित्त 
लायची लवंग दाख दाड़िम बदाम सेव सालम अगर पिस्ता खैये उठि 
भोर को । कस्तूरी केसरि जावित्री जायफल दालचीनी देवदारु की सुगंधि 
चहुंशोर को ॥| साल औ दुसाले धुस्पा नाना पसमीना ओढ़ि देखत रहत 
आदि तियन की मोर को । कहत “गुपाल” प्यारी सुनिये निहोर मोप॑ 
क्यो नहिं जांत सुख उत्तर की ओर को ॥ 


गोपीलचेन्द ३६७ 


दोहा 
सदा सीत भयभीत नर , व्यापन्न सिह वृष घोर। 
कीजे नहीं पयान पिय , उत्तर दिसि की ओर ॥ 
कबित्त ह ह 
बिकट पहार भार घने सिह स्थार निरबाह नहीं होत रथ बहल को 
जामे हैं। गिलटी रुगिल्लर प्रनेक रोग होत जहां चारिहुं बरन जीव हिंसक 
हरामें हैँ ॥ सुकवि “गोपाल” सदा सीत भयभीत लोग बरफ के मारे 
दुरे रहत गुफा में हैं । राह में न गार्मे चलयो जात न निसा में याते बहु 
दुख यामें जात उत्तर दिसा में हैँ ॥। 
दोहा 
गाम इजारो छाड़ि के , खेती करिहों बाम । 
सब जग जाके करे ते , खात पियत निज धाम ॥। 
कबित्त 
सांभह सबेरे दही दूध के रहत सुख लीयो करे स्वाद ये रसाल नई 
नई को । नित प्रति रहे साती पौनि पे हुकुम सरकार में रहत भलो बस्सा 
ठकुरई को ॥ जीव जग जाते जग जीव को कनूका मिले मिले भली बात 
यह काम मरदई को । कहत “गुपाल” बीस नह की कमाई यात सबहीतें 
भला यह पेसा किसनई को ॥। 
दोहा 
खेती करत किसान के , मोते दुःख सुनि लेउ । 
हर ले के पिय खेत में , भूलि पांव मति देउ ॥ 
कबित्त 
कारी होत देह सहे सीत घाम मेह नित रहे लेह देह सुख नहीं खान 
पान को । बरहे में वास राखे ब्योहरे की आस ईतिभीति ते उदास गिरि 
मान नय मान को ॥। राज देत पोता हर जोता सुख सोता नाहि खोता 
दिन योंहीं 'रहै लेसन सयान को । देह में न चाम रहें हाथ में न दाम 
याते कहत “गृपाल” काम कठिन किसान को ॥। 


३६८ कविता-कौमृदी पहला भाग 


बेनी 


बेनी नाम के दो तीन कवि होगये है । एक बेनी अ्सनी के बन्दीजन 
थे। उसका समय सं० १६९० कहा जाता है । वे दिल्लगी की कविताएं 
बनाने में बड़े निपुण थे । दूसरे बेनी जि० रायबरेली में बेती गाव के 
बन्दीजन थे । शिवसिह सरोज में उनका समय सं० १०४४ लिखा हें । 
और तीसरे बेनी लखनऊ के बाजपेयी थे । उनका समय शिवर्सिहु सरोज 
में सं० १८७६ लिखा हैं। तीसरे बेनी कविता मे अपना नाम'“बेती प्रबीन” 
रखते थे । दिल्‍लगी की कविताए प्रायः सब असनीवाले बेनी की बनाई 
हुई हे । पहले और दूसरे बेनी की बहुत सी कविताओ्रों मे यह निर्णय 
करना कठिन हैँ कि कौन किसकी बनाई हुई है । तीसरे बेती की कविता 
“बेनी प्रबीन” के नाम से सहज में ही पहचाती जा सकती हैँ । यहां हम 
पहले और दूसरे बेनी की कुछ कविताएं और नमूने के लिए एक कवित्त 
“बेनी प्रबीन” का भी उद्धृत करते हें:-- 

कारीगर कोऊ करामात के बनाय लायो लीनी दाम थोरो जानि नई 
सुघरई है । रायजू को रायजू रजाई दई राजी ह्लै के सहर में ठौर ठौर 
सोहरत भई हूँ । बेनी कवि पाय के अधाय रहे घरी द्वेंक कहत न बने 
कछ ऐसी मति ठई है। सास लेत उड़िगो उपलला और भितलल्‍ला सबे दिन 
हे के बाती हेत रूई रह गई है ॥ १ ॥ 

आध पाव तेल में तयारी भई रोशनी की आध पाव रूई में पोशाक 
भई बर की । आधथ पाव छाले के गिनौरां दियौ भाइन को मागि सागि 
लायो है पराई चीज घर की । आधी आधी जोरि बेनी_ कवि की बिदाई 
कीनी ब्याहि श्रायो जब ते न बोले बात थिरकी | देखि देखि कांगद 
तबीअत सुमादी भई सादी कहा भई बरबादी भई घर की ॥ २॥ 

सेर चार चाउर पसेरिक पिसान मांड्यो तापे खरे डाटे कोउ साने 
बड़ी घानी ना । बहू को बुलाय. मसलहत सिखाय कान पैठ जा रसोई 
कोऊ परसे बेगानी ना ॥ बेनी कवि कहे कहा आये आज याके यहां देखि 


बेनी ३६९ 


सुनि परे कहूं अन्त की निसानी ना। कीनी मेहमानी जुरचो पान श्रौ न 
पानी बके आप बड़ो दानी कोऊ जानी कोऊ जानी ना ॥ ३॥ 

हावभाव विविध दिखावे भली भांतिन सों मिलत न रतिदान जागे 
संग जामिती । सुबरन भूषण संबारे ते विफल होत जाहिर किये ते हंसे 
नर गजगामिनी ॥ रहे मन मारे लाज लागत उधारे बात मन पछतात 
न कहते कहूं भामिनी । बेनी कवि कह बड़े पापन ते होत दोउ सूम को 
सुकेवि श्रो नपुंसक को कामिनी ॥ ५॥ 

संभु नेन जाल औ फनी को फूतकार कहा जाके आगे महाकाल 
दोरत हरौलीतें । सातो चिरजीवी पुनि मारकंडे लोमस लों देख कम्पमान 
होत खोलें जब भोलीतें ॥ गरल ग्ननल ओ प्रले को दावानल भल बेची 
कवि छेदि लेत गिरत हथोलीतें। बचन न पावें धनवन्तरि जो आ॥रावें हर 
गोविन्द बचावे हरगोविन्द की गोली तें ॥ ५ ॥ 

बार-बार लीखें लगीं लाखन जुआ के जोट आंखिन बरोौनिन में 
कीचर छपानो है । कानन कनोई नाक चपटी चुवत टरें कारे कारे दंतन 
में कीट लपटानो है'।। मूड़ प॑ मकर जारो दौलत अंधारो लगे ओढ़े 
मेलवारो फटोब्बसन पुरानो है । बोलत हा थूक के फूहारे चलें फूहरि के 
पाद पाद पीसत पिसान हू उड़ानो है ॥| ६ ॥ 

गड़ि जात बाजी औ गयन्द गन ग्रड़ि जात सुतुर ग्रकड़ि जात मुस- 
किल गऊ की । दावन उठाय पाय धोखे जो धरत होत भ्राप गरकाप 
रहि जात पाग मऊ की ॥ बेनी कवि कहें देखि थर थर कांपे गात रथन 
के पथ न विपद बरदऊ की । बार बार कहत पुकार करतार तोसों मीच 
है कबूल पे न कीच लखनऊ की ॥ ७ 

चूक सो लगत चाखे लूक सो लगावे कंठ ताप सरसावे है अपूरब 
अराम के । रस का न लेस चोपी रेसा है बिसेस छांड़ि दीन्हें सब देस 
पकसाने परे घोम के ॥ बुरे बदसूरत बिलाने बदबोयदार बेनी कहे बकला 
बनाये मानो चाम के । कौड़ी के न काम के सु आये बिन दाम के हैं 
निपट निकाम हैं ये ग्राम दयाराम के ॥ ८ ।। 


३७० कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


चींटी की चलावे को मसा के मुख आय जांय सांस की पवन लागे , 
कोसन भगत है । ऐनसक लगाय मरू मरू के निहारे परे अनु परमानु्‌ 
की समानता खगत हैं | बेनी कवि कहे हाल कहां लौं बखान करों मेरी । 
जान ब्रह्म को बिचारिबो सुगत हें | ऐसे श्राम दीन्हें दयाराम मन मोद 
करि जाके आगे सरसों सुमेह सी लगत हे ॥| ९ ॥। 

बियत बिलोकत ही मुनि मन डोलि उठे बोलि उठे बरही बिनोद 
भरे बन बन । अकल बिकल हे बिकाने रे पथिक जन ऊद्धं मुख चातक 
अबोमुख मराल गन ॥ बनी कवि कहत मही के महाभाग भये सुखद 
संयोगिन बियोगिन के ताप तन । कंज-पुञ्ज गंजन क्ृषीदल के रजन सो 
आये मानभंजन ये अ्ंंजन बरन धन ॥ १६ ॥। 

करि की चुराई चाल सिंह को चुरायो लक शशि को चुरायो मुख 
नासा चोरी कीर की । पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन दसन 
अनार हांसी बीजरी गम्भीर की ॥ कहे कवि बेनी बेनी ब्याल को चुराइ 
लीनी रती-रती शोभा सब रति के शरीर की । अब तो कन्हैया जू को 
चितहू चुराइ लीन्ही छोरटी हे गोरटी या चोरटी अहीर की ॥ ११॥ 

ऊच्ी चोली चिक्‍क मिसी दांतन में बातन में बार बार हेरि हेरि 
मन मुसकाने हें । मुख के न दरस परस मरदूमिन के ले रहूँ मुकुर और 
अतर अंग साने हैं ॥ बेनी कवि कहे झ्राहिऊहि में प्रवीन बड़े निपट 
निक्राम कहूं काहू के न माने हैं । अ्रजस के खाने जिन्हें कवि न बखाने 
जिन ऐसे धरे बाने ते जनाने सम जाने हैं ।। १२॥। 

पृथु नल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते भये भूप यश छिति पर 
छाइगे । काल चक्र परे सक्र सेकरन होत जात कहां लौ गनावों विधि 
बासर बिताइगे ॥ बेनी साज सम्पति समाज साज सेना कहां पायन पसारि 
हाथ खोले मुख बाइगे | छुद्र छितिपालन की गिनती गिनावे कौन रावन 
से बली तेऊ बुल्ला से बिलाइगे ॥ १३ ॥ ; 

बेद मत सोधि सोधि देखि के पुरान सबे सनन्‍्तन असनन्‍्तन को भेद 
को बतावतों । कपटी क्पूत कूर कलि के कुचाली लोग कौन रामनाम हू 


सुखदेव मिश्र / ३७१ 


की चरचा चलावतो ॥ बेनी कवि कहे मानो मानो रे प्रमान यही पाहन 
से हिये कौन प्रेम उमगावतो । भारी भवसागर में कैसे जीव होते पार 
जो पे रामायण न तुलसी बनावतों ॥ १४ ॥ 

बदन सुधाकरे उधघारत सुधाकर प्रकास बसुधा करु सुधाकर मुधा 
करें। चरन धरा धरे मृणालऊ धराधरे सू ऐसे अधराधरे ये बिम्ब 
अधराधरे ।। बनी दृग हा करे निहारत कहा करे सु बेनी कविता करे 
त्रिबेनी समता करे | सुरत में सी करे स मोहने बसी करे विरंचिहुं यसी 
करे सु सोतिन मसी करें ॥ १५॥ 

मानव बनाये देव दानव बनाये थक्ष किन्नर बनाये पशु पक्षी नाग 
कारे हूँ । दुरद बनाये लघु दीरध बनाये केते सागर उजागर बनाये नदी 
नारे हे । रचना सकल लोक लोकन बनाये ऐसी जुगृति में बेनी परत्रीनन 
के प्यारे हे । राधे को बनाय विधि धोयो हाथ जाम्यो रंग ताको भयो 
चन्द्र कर भारे भये तारे हे ॥ १६ ॥ 

बाजी के सुपीठ पे चढ़ायो पीठि प्रापनी दे कवि हरिनाथ को कछोहा 
मान सांदरं। चक्‍कवे दिल्‍ली के जे श्रथ कक अ्र्कंबर सोऊ नरहरि पालकी को 
श्रापने कंधा धरे ॥ बेनी कवि देनी की (शो) न देनी की न मोकों सोच 
नावे नेन नीचे लखि बीरन को कादर । राजन को दीबो कविराजन को 
काज भ्रब राजन को लाज कविराजन को आदरे ॥ १७ ॥। 


सुखदेव मिश्र 


सुखदेव मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म सं० १६९० के 
लगभग माना जाता है। ये कम्पिला के रहने वाले थे, और उसी नगर 
में इनका विवाह भी हुआ था । इनके वंशधर श्रब भी दोलतपुर, जिला 
रायबरेली में वर्तमान हे । स्वरचित वृत्तविचार नामक ग्रन्थ में इन्होंने 
अपने जन्मस्थान कम्पिला का और अपने पूर्वजों का विस्तुत वर्णन 
लिखा है । 

कुछ दिन तक कम्पिला में विद्याध्ययन करने के बाद ये काशी चले 


३७२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


गये और वहाँ एक संनन्‍्यासी से साहित्य पढ़ने लगे । वहा से संस्कृत 
प्रौर भाषा-साहित्य के पूर्ण विद्वानू होकर ये असोथर जिला फतेपुर के 
राजा भगवतराय खीची के यहां चले गये । वहां इनका बड़ा सम्मान 
हुआ । वहां कुछ दिन रहने के बाद ये क्रमश: औरज्भजेब के मन्‍्त्री 
फाजिल अली, श्रमेठी के राजा हिम्मतर्सिह, मुरारिमऊ के राजा देवी- 
सिंह के यहां गये और सववेत्र इन्होंने पूरा सन्‍्मान पाया । राजा देवी- 
सिंह के कहने ही से ये कम्पिला छोड़कर सकुटुम्ब दौलतपुर में आगये । 

इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की है--- 

वत्त-विचा र, छन्द-विचार, फाजिलग्रली-प्र काश,रसाणंव, श्वुद्भारलता, 
अ्रध्यात्म-प्रकाश, दशरथ राय और नखशिख। वृत्त-विचार और छन्द-विचार 
पिडुल के ग्रंथ हें । मिश्र जी ने संस्कृत और प्राकृत में भी कविताएं 
रची थीं, परन्तु अब उनका कही पता नहीं चलता । 

इनकी कुछ कवितायें यहां उद्धुत की जाती हँ-- 

ननंद निनारी सासु मायके सिधारी अहे रैनि अंधियारी भरी सूकत 
न करु है। पीतम को गौनें सुखदेव न सुहात भौन दारुन बहत पौन 
लाग्यो मेघ भरु है । सज्भ ना सहेली, बेस नवल अकेली, तन परी 
तलबेली महा लायो मेन सरु हूँ । भईं अ्ध रात, मेरो जियरा डेरात, जागु 
जागु रे बटोही इहां चोरन को डरु हें ॥१॥ 

जोहें जहां मगु नन्‍्दकुमार तहां चली चन्दमुखी सुकुमार है । 

मोतिन ही को कियो गहनो सब फूलि रही जन्‌ कुन्द की डार है ॥ 

भीतर ही जू लखी सु लखी प्रब वाहर जाहिर होत न दार है । 

जोन्हसी जोन्हे गईमिलियों मिलिजात ज्यों दूध में दूधकी घार है।।२॥। 

यों कछ कीन्‍्हीं ग्रचानक चोट जु प्रोट सखीन सकी के दुकल है । 

देह कंप मुँह पौरी परी सो कह्यो नहिं जो हल गयो हिय सूल है ॥ 

मांभ उरोज में झ्रानि लग्यो अंगिरात जहीं उचक्यो भुजमूल है । 

कौन है ख्याल ? खेलार अनोखे ! निसंक छ्लै ऐसे चलेयत फूल है ॥३॥ 

सीन की बिछुरता कठोरताई कच्छुप की हिये वाय करिबे को कोल 


सैबलसिंह चौहान ३७३ 


ते उदार हैं । बिरह बिदारिबे का बली नरसिंह जू सों बामन सों छली 
बलिदाऊ श्नुदार हें ॥ द्विज सों श्रजीत बलबीर बलदेव ही सों राम सों 
दयाल सुखदेव या विचार हैं। मौनता मे बौध कामकला में कलंकी, 
चाल प्यारी के उरोज ओज दसौ श्वतार हें ॥४॥ 

मन्दर महिन्द गंधभादन हिमालय में जिन्हें चल जानिये अ्रचल 
अनुमाने ते । भारे कजरारे तैसे दीरघ दंतारे मेघ मंडल बिहुंडे जेवे 
शुण्डा दंड ताने ते ॥ कीरति विशाल छितिपाल श्री श्रनूष तेरे दान जो 
अमान का बनत बखाने ते । इते कवि मुख जस झाखर खुलत उते 
पाखर समेत पील खुले पीलखाने ते ॥५॥ 

सबलसिह चौहान 

सबलसि|ह चौहान का जन्म संवत्‌ १७०० के लगभग और मरण 
संवत्‌ १७९२ के लगभग अनुमान किया जाता है । शिवसिंह ने इनको 
“इटावा के किसी गांव का जमींदार” लिखा है । इन्होंने महाभारत के 
अठारहों पर्वों की कथा दोहे चौपाई में लिखी है । कई पर्वों में इन्होंने 
उनके रचे जाने का संवत्‌ भी दिया हैं। भीष्म पर्व सं० १७१८ में, 
स्वर्गारोहण १३८१ में रचा गया । इससे मालम होता हैं कि सारा 
महाभारत इन्होंते ६५ वर्षों में समाप्त किया होगा । इन्होंने लगातार 
परिश्रम नहीं किया होगा, जब जी में कुछ उमज्ु उठी, तब कुछ लिख 
डाला । भाषा महाभारत के सिवा इनका लिखा हुआ रूपविलास 
पिज्ुल, षटऋतु बरवे और भाषा ऋतुूपसंहार भी कहे जाते हैं । महा- 
भारत में इन्होंने युद्"ों का बणेन बड़ा रोचक किया है। महाभारत में 
चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु के अन्तिम प्रयास की कथा का वर्णन सुतिये, 
ये कैसा करते हैं :-- 

अभिमन्‌ घेरे झाय सब , मारत शस्त्र झनेक। 
जिमि मृगगण के यूथ महं , डरत न केहरि एक ॥ 

लैके सूल कियो परिहारा । वीर अनेक खेत महं मारा॥ 
जुकी पी भभरि के भागे | हंसिके द्रोण कहन्‌ ज्लेस लागे॥ 


३७४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


धन्य धन्य अभिमन्‌ गुनआगर । सब क्षत्रित महं बड़ो उजागर ।॥। 
धन्य सहोद्रा जग मे जाई | ऐसे वीर जठर  जनमाई ॥ 
धन्य धन्य जग में पितु पारथ । श्रभिमन्‌ धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ 
एक वीर लाखन दल मारे । अरू अनेक राजा संहारे॥ 
धन्‌ काटे शल्ला नहिं मत में । रुधिर प्रवाह चलत सब तन में ॥ 
यहि अन्तर बोले कुरुराजा । धनृष नाहि भाजत केहि काजा॥ 
एक वीर को सर्ब॑ डरत है । घेरि क्‍यों न रथ घाय घरत है ॥ 
बालक देख करि यह करणी । सेना जक्रि परी सब धरणी॥ 

दुर्योधन या विधि कह्यों , कर्ण द्वरोण सों बेन। 

बालक सब सेना बधी , तुम सब देखत नैन ॥ 
यह कहि के दुर्योधन प्राये । शब्द वीर भागे हल धाये॥ 
क्षत्री घेरो अभिमत्‌ रन में । मानहुँ रवि आच्छादित घन में॥ 
ले के खड़ग फरी गहि हाथा 4 काठ्यो बहु क्षत्रित को माथा॥ 
ग्रभिमनू धाइ खड़ग परिहारे । सम्मुख ज्यहि पावे त्यहि मारे॥ 
भूरिश्रवा बाज दश छांटे | कुंवर हाथ को खड़गहि काटे ॥ 
तीन बाण सारथि उर मारे | आठ बाण ते अद्व संहारे॥ 
सारथि जूमि गिरे मेंदाना | अभिमन्‌ वीर चित्त श्रनमाना ॥ 
यहि अ्र्तर सेना सब धाये | मारु मारु के मारन आये॥ 
रथ को खेंच कुंवर कर लीन्हें । तते मार भयानक कीन्हें ॥। 
ग्रभिमन्‌ कोपि खम्भ परिहारे । यक यक घाव वीर सब मारे ॥ 

अर्जुनसुत इमि मारु किय , महावीर परचंड । 

रूप भयानक देखियतु , जिमि जम लीन्हें दण्ड ॥ 
क्रोधित होइ चहूं दिशि धाये | मारि सब सेना बिचलाये॥ 
यहि विधि किये भयानक भारत | साहस धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ 
ऐसी मारु खम्भ सों कीन्‍्हें | दश॑ सहन राजा बध लीन्हें | 
मारि सबे राजा बिचलाये। कर ले गदा कुरूपति घधाये॥ 


शत बान्धव नृप संगहि श्राये । अर झनेक राजा मिलि धाये।॥ 


कालिदास त्रिंवेदी ३७४ 


चहुंँ दिशि महारथी सब घेरे । क्षत्री सबे वीर बहुतेरे॥ 
नाना अस्त्र सबहि परिहारे । निकट न जाहि दूरि ते मारे॥ 
दुयोधिन कहूं देखन पाये । गहे खम्भ अभिमन्‌ तब धाये।॥ 
जुरे वीर क्षेत्री बहुतेरे | खम्भ घाव ते बधघेउ घनेरे॥ 
जब नरेस के निकट॒हि आये । द्रोण गुरू दश बाण चलाये॥ 

गुरू द्रोण अति क्रोध के , मारे बाण * अचूक ' 

कुंवर हाथ को खम्भ तब , काटि कियो दो टूक ॥। 
खम्भ कटे अभिमनू भे कैसे । मणि बिनु फणिक विकल जग जैसे ॥ 
क्रीधित भये सहोद्रानन्द्त | चरण घात क॑ तोरेउ स्थन्दन ॥॥ 
रथते कृदि कुंवर कर लीन्हे । चका उठाय रणहि शुभ कीन्हे ॥। 
चुका कुवर कर शोभित कैसे । हरि कर चक्र सुदर्शन जेसे॥ 
झधिर प्रवाह चलत सब श्रद्धा । महा शूर मन नेकु न भज्भा।। 
गहि के चका चहू दिशि धावे । जेहि पावे तेहि मारि गिरावे॥ 
दुयंधिन पर चका चलाये | गमा रोपि कुरुताथ बचायें॥ 
क्षत्री घेरि लगे शर मारन | जुरे आइ केते हथियारन || 
दुस्सासनसुत॒ गदा प्रहारे | अभिमन्‌ के शिर ऊपर मारे॥ 
ज़्के कुअर परे तब धरनी । जग महं रही सदा यह करणी ।। 

धन्य धन्य सब कोठ कहे , कुंआर रहौ मेंदान | 

परे गुरु द्रोण मलीत मुख , कहे बचन परिमान ॥ 


कालिदास त्रिवेदी 


कालिदास त्रिवेदी कान्यक्‌ब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म प्रनुमान से 
सं० १७१० के लगभग बनपुरा गांव (जिला कानपुर) में हुआ । इनकी 
पुस्तकों से इनके जन्म का कुछ पता नहीं चलता । इनके पुत्र कवीन्द्र 
और पौत्र दूलह भी बडे प्रसिद्ध कवि हुये । कालिदास औरंगजेब के दल 
में किसी राजा के साथ सं० १७४४५ की बीजापुर-गोलकुण्डा वाली लड़ाई 
में गये थे । इनके लिखे हुए केवल तीन ग्रन्थों का झभी तक पता चला 


| 
३७६ कविता-कौमृदी, पहला भाग 


है--बधू-विनोद, कालिदास-हजारा, जजीरा। बध्‌ विनोद नायिका-भेद का 
ग्रन्थ हैं । हजारा म हिन्दी के पुराने २१२ कवियों के एक हजार छनन्‍्द 
संग्रह किये गये हैं । जजीरा मे ३२ घनाक्षरी छंद बड़े अद्भुत हे। इनके 
रचे हुए राधा माधव बुधमिलन विनोद नामक एक और ग्रन्थ का भी 
नाम सुना जाता है । 

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे लिखे जाते हे-- 

गढ़न गढ़ी से गढ़ि महल मढ़ी से मढ़ि बीजापुर ओप्यो दलि मलि 
सुघराई में । “कालिदास” कोप्यो वीर औलिया अलमगीर तीर तरवारे 
गहयो पुहुमी पराई में ॥ बूंद तें निकसि महिमंडल घमंड मची लोह की 
लहरि हिमगिरि की तराई में । गाड़ि के सु झंडा आड़ कीन्ही बादशाहत 
तातें डकरी चमृण्डा गोलकुण्डा की लड़ाई में ॥ १॥ 

चूमों कर कंज मंजु अमल श्रनूष तेरो रूप के निधान कान्ह मो तन 
निहारि दे । कालिदास कहे मेरे पास हरि हेरि हरि माथे धरि मुकुट 
लकुट कर डारि दे ॥ कुंवर कन्हैया मुख चन्द की जुन्हदेया चार लोचन 
चकोरन की प्यासन निवारिदे । मेरे कर मेहंदी लगी हे नंदलाल प्यारे 
लट उरभी है नकबेसर संभारि दे ॥| २ ॥ 

प्रथम समागम के औसर नबेली बाल सकल कलानि पिय प्यारे को 
रिभायो है । देखि चतुराई मन सोच भयो प्रीतम के लखि परनारि मन 
संभ्रम भुलांयो है। कालिदास ताही समे निपट प्रवीन तिया काजर ले 
भीतिहूं में चित्रक बनायो है। व्यात लिखी सिहिनी निकट गजराज लिख्यो 
योनि ते निकसि छौना मस्तक प॑ आयो हैं ३ ॥। 


आलम ओर शेख 


ठाकुर शिवर्सिह ने आलम को सनाढ्य ब्राह्मण लिखा है, और 
इनका जन्म सं० १७१२ बतलाया है। ये औरंगजेब के समय में थे, और 
श्रौरंगजेब के पूत्र शाहजादा मुश्रज्जम के पास रहा करते थे । एक बार 
पमालम ने शेख नामक रंगरेजिन को झपत्ती पगड़ी रंगने को दा । भूल 


ग्रालम और शेख ३७७ 


से एक कांगज का टुकड़ा, जिसमें आलम ने श्राधा दोहा लिखकर फिर 
किसी समय उसे पूरा करने के लिए बांध दिया था, बंधा ही रह गया। 
पगड़ी धोते समय शेख ने उस कागज के टुकड़े को खोल कर पढ़ा। उसमें 
यह लिखा था--- 

“कनक छरी सी कामिनी, काहे की कटि छीन ।” 

शेख ने उसके नीचे “कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि 
दीन” लिखकर, पगड़ी धोकर उसी में बांध दिया । जब आलम को वह 
पगड़ी मिली श्रौर उन्होंने दोहे की पूति हुई देखी, तब उसी समय वे 
शेख के घर गये, और उन्होंने उसे एक आना पगड़ी की रंगाई और 
एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई दी। उसी दिन से दोनों में प्रेम 
हो गया । यहां तक कि आलम ने मुसलमानी मत ग्रहण करके शेख से 
विवाह कर लिया। आलम और शेख दोनों की कविताएं प्रेम के 
चमत्कार से पूर्ण हैं । शेव के गर्भ से आलम के एक पुत्र भी था, जिसका 
नाम जहात था। एक दिन मुअज्जम ने हंसो में शेख से पुछा-- वया झ्रालम 
की श्रौरत आपही हैं ? ” शेख ने तुरन्त उत्तर दिया--हां, 'जहांपनाह, 
जहान की मा में ही हूं । मुश्रज्जम इससे बहुत लज्जित हुश्रा । 

कोई-कोई ऊपर के दोहे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे कवित्त 
के चतुर्थ चरण की पूर्ति होनी बतलाते हैं । तीन चरण आलम ने बनाये 
थे, चौथे चरण की पूति शेख ने की-- 

'प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति जगि जोर 
उमगत हैं । मदन के माते मतवारे ऐसे घमत हैं भूमत हैँ भूकि भूकि 
भंपि उधरत हैं । | आलम सो नवल निकाई इन नेननि की पांखुरी 
पदुम पै भृंवर थिरकत हैं। चाहत हें उड़िबे को देखत मयदड्भ[मुख जानत 
हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ , 

पंडित नकछेदी तिवारी ने इसी घटना-सम्बन्धी एक और ही कवित्त 
लिखा है । वह यह है -- 

“बट जमानिका है कारे कारे केश निशि खुटिला जराय जरे दीपक 


लाल ३७९ 


लागत अंध्यारी है। “आलम” कहत आली अलि फूल हेत चले, कांटे 
सी कटीली बेलि ऐसी प्रोति प्यारी है ॥ कारो कान्‍्ह कहत गंवारी ऐसी 
लागति है, मोहि वाकी स्थामताई लागत उज्यारी हैं। मन की अटके 
तहां रूप को बिचार कहां, रीझिबे को पेंडों तहां बूक्खि कछ न्यारी हैं ॥४ 
“ पेंडों सम सूधों बेंडो कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहां सबल 
भगति है । “शेख” भनि तहां मेरे त्रिभुवन राय हें जु दीनबंधु स्वामी 
सुरपतिन को पति हैं ।। बेरी को न बेर बरियाई को न परबेस हीने का 
हटक नाहीं छीने को सकति है। हाथी की हंकार पल पाछे पहुँचन पावे 
चींटा की चिधार पहले ही पहुंचति हैं ॥। ५ ॥ 
ज्ञात 

लाल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। भूषण की तरह ये भी 
बड़े वीर-कवि थे । इनका जन्म सं० १७१४ के लगभग माना जाता है। 
ये महाराजा छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे। बुन्देलखंड में प्रसिद्ध 
है कि महाराजा छत्रसाल के साथ किसी लड़ाई में गये थे, और वहीं लड़ 
कर मारे गये । इन्होंने छत्रप्रकांश, विष्णुविलास और राजविनोद नामक 
तीन ग्रंथ रचे । छत्रप्रकाश में दोहा चौपाइयों में महाराज छत्रसाल की 
जीवनी बड़ी हा उत्तमता से लिखी गई है। यह पुस्तक काशी ना० प्र० 
सभा द्वारा प्रकाशित हुई है। महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के 
समय में बुन्देलखण्ड में हुए थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते-बढ़ते 
बुन्देलखण्ड के राजा हो गये । इन्होंने पांच सवार और २५ पयादों को 
लेकर औरंगजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना किया और अपने साहस 
के बल पर यवनों का बुन्देलखण्ड से पर उखाड़ दिया | लाल की कविता 
के कुछ नमूनें देखिये--- 

दान दया घमसान में , जाके हिये उछाह। 
सोई वीर बखानिये , ज्यों छत्ता छितिनाह ।। 
जिन में छिति छत्री छवि जाये | चारिहु यूगन होत जे शझ्राये ॥ 


३८० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


भूमि भार भज दंडित थम्भे । पूरत करें जु काज अरम्भे॥ 
गाय वेद द्विज के रखवारे । जुद्ध जीति जे देत नगारे॥ 
छत्रिन की यह वृत बनाई । सदा जग की खांय कमाई॥ 
गाय वेद विप्रन प्रतिपाले । घाउ ऐंड्धारिन पर घाले।॥ 
उद्यम तें संपति घर आ,आ॥आवे । उद्यम करे सपूृत कहावे।॥। 
उद्यम करे संग सब लागे | उद्यम तें जग में जस जागे। 
समृद उतरि उद्यम तें जेये । उद्यम में परमेश्वर पैये॥ 
जब यह सुष्टि प्रथम उपजाई । जंग वृति क्षत्रिन तब पाई॥ 
यह संसार कठिन रे भाई । सबल उमड़ि निबंल को खाई !। 
छनिक राजसंपति के काज । बंधन मारत बंध न लाज ॥। 
कछ कालगति जानि न जाई। सब में कठिन कालगति भाई॥ 


चे 


सदा प्रब॒ृद्धि बुद्धि हैं जाकी | तासों कंसे चले कजाकी ॥ 
साहस तजि उर आलस मांडे । भाग भरोसे उद्यम छांडे॥ 
ताहि तज॑ जग संपति ऐसे । तरुनी तर्ज वृद्धपति जंसे॥। 
बिपति मांह हिम्मत ठिक ठाने । बढ़ती भये छिमा उर आने ॥। 
बचन सुदेस सभनि में भाखे । सुजस जोरिबे में रुचि राखे ।। 
जुद्धनि जुरे अकेले जेसे | सहज सुमाय बड़ेन के ऐसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गांव । जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावें॥ 
जाहि जोट भेयन की भावे । करत अनारबीन बनि आाव || 
ले अ्रवतार बड़े कुल आ॥आबे | जद्ध न जूरें जगत जस गावे॥ 
सत्य बचन जाके ठिक ठाये । प्रीति रा ये सात गनाये ॥ 
गुरु गोविन्द्सिह 

गुरु गोविन्दर्सिह सिक्खों के दसवें गुरु थे। इनका जन्म सं० १७२३ 
जेष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार को अद्धंरात्रि के समय पटना नगर में 
हुआ । इनके पिता का नाम गुरु तेगबहादुर और माता का गूजरी जी था। 
इनका विवाह सात ही वर्ष की अवस्था में लाहौर निवासी हरियश खबत्री 
की कन्या से हुआ । 


गुरु गोविन्द्सिह ३८९१ 


किसी समय गुरु गोविन्दर्सिह हिन्दू जाति की ढाल हुए थे । इन्होंने 
पंजाब में, हिन्दू जाति और धरम की रक्षा के लिये एक वीर जाति ही 
उत्पन्त करदी । विद्वानों का ये बड़ा आदर करते थे। स्वयं भी बड़े 
मेधावी, देशकालज्ञ और रणनिपुण थे । भादों बदी ४ सं० १७६४ की 
आ्राधी रात में सोते समय अताउल्ला और गूलखां नामक दो सगे भाई 
पठानों ने गोदावरी नदी के किनारे भ्रविचल नामक नगर में इनके पेट में 
कटार भोंक दी । क्‍योंकि उन पठानों के पिता को गुरु ने युद्ध में मार 
डाला था। गुरु साहब चीखकर जाग उठे, और उन्होंने उसी समय 
तलवार उठाकर लपककर ऐसा हाथ भारा कि खां के दो टुकड़े हो गये । 
घाव से अधिक रक्त निकलने के कारण वहीं इनके भी प्राण गये । 


गुरु गोविन्दर्सिह संस्कृत और फारसी के विद्वान्‌ और हिन्दी के कवि 
थे। इन्होंने जाप, सुतीतिप्रकाश, ज्ञानप्रबोध, प्रेम, सुमार्ग, बृद्धि सागर, 
विचित्र नाटक और ग्रंथ साहब के कुछ अंश की रचना की । इनकी 
कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं -- 


निरजुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन से भूप हो कि 
दाता महा दान हो । प्रात के बचंया दूध पूत के दिवेया रोग सोग के 
मिटैया किथौं मानी महामान हो ।॥। विद्या के विचार हो कि अद्वत श्रवतार 
हो कि सिद्धता का सूरत हो कि सिद्धता की सान हो । जोबन के जाल हो 
कि कालहू के गाल हो कि सत्रुन के सूल हो कि मित्रन के प्रान हो ॥१॥ 


खुक मलहारी गज गदह विभूति धारी गिदुआ मसान बास करयोई 
करत हैँ । घूष मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीबव मो 
साथेई मरत हें | बिन्दु के सिधया ताहि बाज की बड़ेया देत बन्दरा 
सदीव पाय तागे ही फिरत हैं । अगना अधीन काम क्रोध में प्रवीन एक 
ज्ञान के विहीन छीन कंसे के तरत हें ॥२॥ 
धन्य जियो तिहूंं को जग मुख तें हरि चित्त में युद्ध बिचारे । 
देह अनित्त न नित्त रहे जसु नाव चढ़ें भवसागर तारें॥ 


३८२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


धीरज धाम बनाइ इहे तन बुद्धि सु दीपक ज्यों उजियारे | 
ज्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ ले कायरता कवनवार बुहारे ॥३॥ 
का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो । 
और कहा जू प॑ देश विदेसन मांहि भले गज गाहि बधायों ॥ 
जो मन जीतत हे सब देस वहे तुमरे नूप हाथ न आणो। 
लाज गई कछ काज सरभो नहि लोक गयो परलोक गमायो ॥४॥ 


धनश्रानन्द 


घनआनन्द जाति के कायस्थ और निम्बार्क सम्प्रदाय के वेष्णव थे । 
दिल्‍ली में रहते थे और महम्मदशाह के मुंशी थे। गानविद्या और काव्य- 
रचना में बडे प्रवीण थे ;सं० १७६६ मे जब नादिरशाह ने मथुरा को 
लूटा, ये उसी समय मारे गये । इतका जन्म स० १७४६ के लगभग माना 
जाता है। ये नागरीदासजी के समकालीन थे । बृन्दावन में दोनों का 
सत्संग हुआ करता था । 

श्रीकृष्णचन्द्र में इनका सच्चा प्रेम था । 

मीरमंशी की हालत में घतआनन्दजो सुजान नाम की एक वेद्या पर 
आ्रासक्त थे । एक दिन बादशाह ने इन्हें श्रूपर गाने को कहा। इन्होंने 
इन्कार कर दिया, पर सुजान के कहने से भरे दरबार में गा दिया | 
गाते समय पीठ बादशाह की तरफओऔर मुंह सुजान की तरफ कर लिया 
था। गाने से बादशाह खुश तो बहुत हुआ, पर बेश्रदबी माफन कर सका । 
उसने घनम्रानन्द को दिल्लीसे निकाल दिया। चलते समय इन्होंने सुजान 
से साथ चलने को कहा । उसने भ्रस्वीकार किया। ये उसके विरह में व्या- 
कुल बन्दांवन पहुंचे, वहा राधाकृष्ण के रग में रंग गये । इनके प्राय: सभी 
छन्दों में सुजान शब्द आया है| इनके सवेये छन्‍्द बड़े ही मनोहर हे। 
इनके रखे हुए ग्रन्थों के नाम ये हे - सुजानसागर, घ॒नानन्द कवित्त, रस- 
केलिबल्ली, कृपाकाण्ड निबन्ध, कोकसार विरहलीला। इनकी कविता में 
प्रेम और विरह का वर्णन बड़ा मनोहर हुझ्ना है । भक्तिरस की कविता 


घनशभ्राननन्‍्द ३८३ 


भी इन्होंने अच्छी की है । इनकी कुछकविताओं का संग्रह भारतेन्दु हरि 
इचन्द्र ते 'सुजान-शतक” नाम से किया है। उसमें सौ से अधिक सवेया, 
कवित्त, छप्पय और दोहे हैं । 
यहां इनकी कविता के कुछ नमूने दिये जाते है-- 
8, ००] 
पहिले श्रपताय सुजान सनेह सों क्‍यों फिर नेह को तोरिये ज्‌। 
निरधार झ्राधार दे धार मझकार दई गहि बांहन बोरिय जू॥ 
घनशआ्रानंद आपने चात्तक को गृन बांधि के मोह न छोरिये ज्‌। 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के भ्रास बिसांस में क्‍यों विष घोरिये ज्‌ ॥ 
ह 5 5) 
ग्रति सूधी सनेह को मारग है जहां नेको सयानप बांक नहीं । 
तहां सांचे चलें तजि आपनपो भिभकें कपटी जो निसांक नहीं ॥ 
घनश्रानंद प्यारे सुजान सुनो इत एक हें दूसरों आंक नहीं। 
तुम कौन धो पाटी पढ़े हौ लला मन लेह पे देह छटांक नहीं ॥ 
( है ) 
पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ हे दरसौ। 
निधि नीर सुधा समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसो॥ 
घनआ॥नंद जीवन दायक हो कछू मोरियो पीर हिये परसो। 
कबहुं वा बिसासी सुजान के आंगन मो अंसुबान को ले बरसोौ॥ 
है ०.) 
तब तो दुरि दूरहिे ते मुसकाब बचाय के और की दीठि हंसे । 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नेनन में सरसे ॥ 
अब तो उरु मांहि बसाय के मारत एजू बिसासां कहां था बसे। 
कछ नेह निबाहन जानत है तो सनेह की धार में काहे घंसे ॥ 
( ५ 
हमसौं हित के कित कौ नित ही चित बीच बियोगहि पोइ चले । 
सु अखेबट बीज लौं फैलि परथो बनमाली कहां धो समोइ चले ॥ 


३८४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


धनआनंद छांह बितान तनन्‍यो हमें ताप के आतप खोइ चले । 
कबहू तेहि मूल तो बेठिये आइ सुजान जो बीजहि बोइ चले ॥ 
( ६ ) 

गुरनि बतायो राधामोहन हु गायो सदा सुखद सुहायो ब॒न्दावन गाढ़े 
गहुरे | अद्भत श्रभूत महि मंडन परे तो परे जीवन को लाहु हाहा क्‍यों 
न ताहि लहुरे ॥ आ्रावनद को घन छायो रहत निरन्तर ही सरस सुदेय सों 
पपीहा पन बहुरे । जमूना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी पावन पुलिन 
पे पतित परि रहुरे ॥ 

देव 

देव बड़े प्रेमी कवि थे | इनका जन्म सं० १७३० वि० में इटावे में 
हुआ । ये सनाढ्च ब्राह्मण थे । ये ७२ ग्रंथों के रचयिता कहे जाते हे । 
हिन्दी के पुराने कवियों मे इतनी अधिक संख्या में ग्रंथ किसी ने नही रचे। 
ग्रबतक इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगा हँ-- 

( १ ) भाव विलास, ( २ ) प्रष्टयाम, ( ३ ) भवानी विलास, 
(४) सुन्दरी सिन्दूर, (५) सुजान विनोद, (६) प्रेम तरज्भ, (७) राग 
रत्नाकर, (८) कुशल विलास, (९) देव चरित्र, (१०) प्रेम चन्द्रिका 
(११) जाति विलास, (१२) रसविलास, (१३) काव्य रसायन, (१४) 
सुखसागर तरज्भ, (१५) देव माया प्रपंच (नाटक) (१६) वक्ष विलास, 
(१७) पावस विलास, (१५) ब्रह्म दर्शन पचीसी, (१९) तत्व दर्शन 
पचीसी, (४०) आत्मदशन पचीसी, (२१) जगदशंन पचीसी, (२२) 
रसानन्द लहरी, (२३) प्रेम दीपिका, (२४) सुमिल विनोद, (२५) 
राधिका विलास, (२६) नीति शतक, (२७) नखशिख । 

इनके ग्रन्थ प्रायः सब शज्भार रस पर हैं। इतकी भाषा विशुद्ध ब्रज- 
भाषा है । इनकी रचना में प्रसाद, माधुय॑, अ्र्थव्यक्तता और झ्ोज आदि 
गुणों का श्रच्छा चमत्कार देखने में आता है। इनकी कविता में कहीं-कहीं 
बहुत गूढ़-बारीक भाव ऐसे मिलते हे जो पढ़ते ही समभ में न श्राने से 
कुछ रूखे से जान पड़ते है | परन्तु कुछ विचार करने से उनमें मनोहर 


देव इब्५्‌ 


रहस्य भरा हुआ मिलता है | उर्दू कवियों में गालिब की कविता में भी 
ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती हैँ। देव का अपनी भाषा पर पुरा अधि- 
कार दिखाई पड़ता है। 

देव की कविता से ऐसा बोध होता है कि इन्होंने सारे भारतवर्ष की 
थात्रा की थी । क्‍योंकि इनकी कविता में भारत की प्रत्येक जाति की--- 
प्रत्येक प्रान्त की स्त्रियों का विलास वर्णित हु, जो प्रत्यक्ष देखे बिना नहीं 
ही सकता । 

इन्होंने सं० १७४६ के लगभग श्रौरंगजेब के बड़े पृत्रश्नाजमशाह को 
भाव विलास और अष्टयाम सुताया था | आजमशाह ने इत ग्रन्थों की 
प्रशंसा भी की थी। फिर ये क्रमशः भवानीदत्त वेश्य, कुशलसिह (फफुंद 
इटावा निवासी) राजा उद्योतर्सिह, राजा भोगीलाल, पिहानी के अ्कबर- 
भ्रली खां आदि के आश्रय में रहे । परन्तु किसी श्राश्रयदाता ने इनका 
यथोचित सम्मान नहीं किया । मेरी राय में आश्ष यदाताओं से सम्मान न 
पाने के कारण इनकी कविता का जटिल होना ही है । 

देव बड़ विलासी और रसिक थे | शोभा और शांगार के बड़े चाहक 
थे। इसमें सन्देह नहीं कि इनकी प्रतिभा ऊंचे दरजे की थी, परन्तु खेद 
है कि सिवा प्यारी और प्यारे के हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियोग, 
हास-परिहास वर्णन के लोक-हित-साधन की चर्चा ये बहुत कम कर सके। 
इसी कारण से इनकी पुस्तकों का आदर और प्रचार भी हिन्दू समाज में 
कम हुआ ॥ जीवन के अन्त समय में इन्होंने वेराग्य पर भी कुछ कविताएं 
लिखीं । परन्तु वे इन्द्रिय-शेधिल्य के कारण लिखी गईं जान पड़ती हें 
समाज-हित की स्वाभाविक कामना से नहीं । देव की जीवनी का निचोड़ 
हमें यही जान पड़ता है कि ये विषयी और श्ुंगारी कवि थे, परन्तु थे 
सृक्ष्मदर्शी । इतको गाने-बजाने का भी बड़ा शौक था | इतका मरणकाल 
सं० १८०२ के लगभग अनुमान किया जाता है। नमूने के तौर पर इनके 
कुछ छनन्‍्द यहां लिखे जाते हें--- ह 

कुल की सी करनी कुलोन की सी कोमलता सील की सी संपति 


रे८९६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सुसील कुल कामिनी । दान को सो आदर उदारताई सूर की सी, गन की 
लुनाई गज गति गजगामिनी ।॥। ग्रीषम को सलिल सिसिर कंसो घाम 
“देव” हेमत हसत जलदागम की दामिनी | पूनो को सो चन्द्रमा प्रभात 
को सो सूरज सरद को सो बासुर बसन्‍्त की सी जामिती ॥ १॥ 

सूरजमुखी सों चन्द्रमुखी को बिराज मुख कंदकली दन्त नासा किशुक 
सुधारी सी | मधुप से लोयन मधूक दल ऐसे श्रोंठ श्रीफल से कुच कच 
बेलि तिमिरारी सी ॥ मोती बेल कैसे फूली मोतिन में भूषण सुचीर गुल- 
चादनी सों चंपक की डारी सी । केलि के महल फूलि रही फुलवारी 
“देव” ताही में उज्यारी प्यारी भूली फुलवारी सी ॥ ४ ॥ 

डार द्रम पालन बिछोना नव-पललव के सुमन भंगूला सोहे तन छवि 
भारी दे। पवन भुलावें केकी कीर बतरावें “देव” कोकिल हलामें हुल- 
सावें करतारी दे ॥ प्रति पराग सों उतारा करें राई नोन कंज कली 
नायिका लतानि सिर सारी द॑ । मदन महीप जू को बालक बसन्‍्त ताहि 
प्रात हिये लावत गुलाब चटकारी दे ॥ ३ ॥ 

नीलपट तन पर घन से घुमाय राखों दन्‍्तन की चमक छटा सी 
बिचरित हों । हीरन की किरत लगाई राखों जुगुन्‌ सी कोकिला पपीहा 
पिक बानी सों भरति हों ॥ कीच अंसुवान के मचाय कवि “देव” कह 
बालम बिदेश कौ पधारिबो हरति हाँ । इन्द्र कैसो धन्‌ सांज बेसर कसत 
भ्राज रहुरे बसन्‍्त तोहि पावस करति हों ॥ ४ ॥ 

आवन सुनो हे मनभावन को भावती ने भ्रांखिन अनन्द आंसू ढरकि 
ढरकि उठें। “देव” दग दोउ दोरि जात द्वार देहरी लों केहरी सी सांसे 
खरी खरकि खरकि उठे ॥ टहले करति टहले न हाथ पांय रंगमहले 
निहारि तनी तरकि तरकि उठे । सरकि सरकि सारी दरकि दरकि श्रांगी 
श्रौचक उच्च है कुक फरकि फरकि उठे ॥ ५॥ 

प्रेम चरचा है अरचा है कुल नेमन रचा है चित और अरचा है चित 
चारी को । छोड़यथो प्रलोक नरलोक वरलोक कहा हरख न सोक ता 
झलोक नरनारी को ॥ घाम सित मेंह न बिचारे सुख देहहु को प्रीति ना 


डा 


देव ३८७ 


सनेह उरु बन ना अंध्यारी को । भूलेहु न भोग बड़ी विपति वियोग व्यथा 
जाग हु ते कठिन संयोग परनारी को ॥ ६॥। 

दूह मुख चंद झ्लोर चितवें चकोर दोऊ चिते चिते चौगुनो चितंबों 
ललचात हे । हांसन हंसत बिन हांसी बिहंसत मिले गातनि सों गात 
बात बातनि में बात हें ॥ प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन 
पियत न खात नेकहूं न अनखात हे । देखि ना थकत देखि देखि ना सकत 
“देव” देखिबे की घात देखि देखि न अघात हें ॥ ७ ॥ 

बरुती बघम्बर में गूदरी पलक दोऊ कोये राते बसन भगोहें भेख 
रखियां । बड़ी जलही में दित जामिनी रहति भौंहें धूम शिर छायों 
बिरहानल बिलखियां ॥ आंसू ज्यों फटिक माल लाल डोरे सेल्ही स्जि 
भई हे अकेली तजि चेली संग सखियां । दीजिये दरस “देव” लीजिये 
संजोगिन के जोगिन हे बंठी वा बियोगिन की अ्रंखियां ॥। ८ ॥ 

सखी के सकोच गुरु सोच मुगलोचनि रिसानी पियसों जू उन नेकु 
हंसि छुयो गात । देव वे सुभाय मुसुकाय उठि गये यहिं सिसिक सिसिक 
निसि खोई रोय पायो प्रात ॥ को जाने री बीर बिन बिरही बिरह बिथा 
हाय हाय करि पछिताय न कछ सोहात । बड़े बड़े नेनन सों आंसू भरिं 
भरि ढरि गोरो गोरो मख आजू ओरो सो बिलानो जात ॥ ९ ॥ 

कोई कहौ कुलठा कुलीन अकऊुलीन कहो कोई कहो रंकिती कलंकिनी 
कुनारी हौं। कैसो नर लोक परलोक बर लोकति में लीन्‍्ही में श्लोक लोक 
लोकनि ते न्‍्यारी हौ॥ तन जाउ, मन जाउ, “देव” गुरुजन जाउ, प्रान 
किन जाउ, टेक टरति तन ठारी हों। व॒न्दावन वारी बनवारी की मुकुठ 
वारी पीतपट वारी वहि मूरति पे वारी हों ॥ १० ॥ 

जब ते कुंवर कान्‍्ह रावरी कलानिधान कान परी वाके कहूं सुजस' 
कहानी सी । तब ही ते देव देखी देवता सी हंसति सी रीफति सी खीभति 
सी रूठति रिसानी सी ॥ छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी छिनत * 
सी जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी । बींधी सी बंधी सी बिष 
बड़ति बिमोहित सी बैठी बाल बकति बिलोकति बिकानी सी ॥। ११॥ 


रेप कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बालम बिरह जित जानयो न जनम भरि बरि बरि उठे ज्यों ज्यों 
बरसे बरफ राति । बीजनौ ढुरावतो सखी जन त्यों सीतहूं में सौति के 
सराप तन ताथनि तरफराति । देव कहे स्वासन ही अंसुवा सुखात मुख 
निकसे न बात ऐसी सिसकी सरफराति । लोटि लोटि परत्त करोट पट 
पाटी ले ले सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति ॥ १२॥ 
देव जू जौ चित चाहिये नाह तो नेह निबाहिये देह हरचो पर। 
जौ समभाईइ सुझाइये राह अमारग में पग धोखे धरचो परे।॥। 
नीके में फीके ह्ँ श्रांस भरो कत उंचे उसास गरयो क्यों भरथो परे । 
रावरो रूप पियो अंखियाल भरदयो सो भरदो उबरयो सो ढ रो परे ॥ १३॥ 
चोट लगी इन नेनत की दिनहूं इन खोरिन सो कढ़ती हौ। 
देखन में मन मोहि लियो छिपि ओठ भरोखन के भंकती हो ॥ 
“देव” कहे तुम हो कपटी तिरछी अंखियां करि के तकती हौ। 
जानि परे न कछू मन की मिलिहों कबहूं कि हमें ठगती हो ॥१४॥ 
भेस भये विष भावते भूखन भूख न भोजन की कछ ईछी। 
मीच्‌ की साध न सोंधे की साध न दूध सुधा दधि माखन छीछी ॥। 
चंदन तो चितयो नहि जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी । 
फूल ज्यों सूल विलासम सेज बिछोननि बीच बिछी जन्‌ू बीछी ॥१५॥ 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवे नहिं छोभ को छाहों । 
मोह न जाहि रहै जग बाहिर मोल जवाहिर ता श्रति चाहौं ॥ 
बानी पुनीत त्यों देवधुनी रस आरद सारद के गुन गाहों। 
सील ससी सविता छविता कविता हि रचे कवि ताहि संराहौं ॥१६॥ 
कंचन बेलि सी नौल बध्‌ जमृनताजल केलि सहेलिनि आनी । 
रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी ॥ 
कानह अचानक बोलि उठे उर बाल के ब्यालबध्‌ लपटानी । 
धाइ के धाइ गही ससवाइ दूहँ कर भारति अंग श्रयानी ॥१७॥ 
बारे बड़े उमड़े सब जेबे को तौन तुम्हें पठवों बलिहारी। 
मेरे तो जीवन देव यही धन्‌ या ब्रज पाई में भीख तिहारी ॥ 


श्रीपति 


जाने न रीति अथाइन की नित गाइनि में बन भूमि निहारी। 
याहि कोऊ पहिचान कहा कछ जाने कहा मेरो कुंजबिहारी ॥१८॥ 
प्रेमणयोधि परो गहिरे अभिमात को फेन रहो गहिरे मन । 
कोप तरंगनि सों बहिरे पछिताय पुकारत क्‍यों बहिरे मन ॥ 
देव जू लाज जहाज तें कदि रह्यो मुख मूंदि, अजों रहिरे मन। 
जोरत तोरत प्रीति तुही श्रब तेरी अ्रनीति तुही सहि रे मन ॥१९॥। 
आई हुती अन्हवावन नाइनि सोंधे लिये वह सूधे सुभायनि। 
कचुकी छोरी उते उपटेबे को ईंग्र से भ्रंग की सुखदायनि | 
“देव” सरूप की रासि निहारति पाय ते सीस लों सीस तेपायनि । 
ह्व रही ठौर ही ठाढ़ी ठगी सी, हंसे कर ठोड़ी धरे ठकुरायनि ॥२०॥ 
ऐसो जो हों जानतो कि जेहे तू विष के संग एरे मन मेरे, हाथ पांव 
तेरे तोरतो । श्राजू लौं हों कत नरनाहन की नाही सुनि, नेह सों निहारि 
हारि बदन निहारतो ।। चलन न देतों “देव” चचल अचल कारि, चाबुक 
चितावनीन मारि मुंह मोरतो । भारी प्रेम पाथर नगारो हूँ गरे सो बांधि 
राधावर विरुद के बारिधि में बोरतो ॥ २१ ॥ 


श्रीपति 


श्रीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका निवासस्थान काल्‍पी था। 
इन्होंने सं० १७७७ में 'काव्य सरोज” नामक ग्रंथ बनाया | इसके सिवा 
विक्रमविलांस, कवि कल्पद्रम, सरोज कलिका, श्रलंकार गंगा आरादि ग्रथ 
भो इनके रचे हुये कहे जाते हैं । ये अच्छे कवि थे। इनकी कविता के 
कुछ नमूने नीचे दिये जाते हें-- 

उर्दे के पचाइबे को हींग अरु सोंठ जैसे केरा को पचाइबे को घिव' 
निरधार हैं। गोरस पचाइबे को सरसों प्रबल दण्ड आम के पचाइबे को 
नीबू को श्रच(र है ॥ श्रीपति कहत परधन के पचाइबे को कातन छुप्नाय 
हाथ कहिबो नकार हैँ। श्राज के जमाने बीच राजा राव जाने सबे रीक्षि 
के पचाइबे को वाह वा डकार है ॥ १॥ 


हैं" 


२९० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सारस के नादन को बाद न सुनात कहू नाहक की बकबाद दादुर 
महा करे। श्रीपति सुकवि जहां ओज ना सरोजन की फूल ना फुलत 
जाहि चित दे चहा करे ॥ बकन की वानी की विराजत है राजधानी काई 
सो कलित पानी फेरत हहा करे । घोघन के जाल जामे नरई सेवाल व्याल 
ऐसे पापी ताल को मराल ले कहा करे ॥२॥ 

ताल फीको भ्रजल कमल बिन जल फीको कहत सकल कवि हवि 
फीको रूम को | बिन गुन रूप फीको ऊसर को कूप फीको परम अनूप 
भूप फीको बिन भूम को ॥ श्रीपति सुक्रवि महावंग बिन तुरी फीको 
जानत जहान सदा जोह फीको धूम को । मेह फीको फागृून अबालक को 
गेह फीको नेह फीको तिय को सनेह फीको सूम को ॥३॥' 

तेल नीको तिल को फुलेल अ्रजमेर ही को साहब दलेल नीको सैल 
नीको चद को । विद्या को विवाद नीको रामगृूण नाद नीको कोमल 
मधुर सदा स्वाद नीको कंद को ॥ गऊ नवनीति नीको ग्रीषम को शीत 
नीको श्रीपति जू मीत नीको बिना फरफद को | जातरूप घट नीको 
रेशम को पट नीकी बसीवट नट नीको नन्‍्द को ॥।४॥ 

चोरी नीकी चोर की सुकवि की लबारी नीकी गारी-नीकी _लामती 
ससुरपुर धाम की । नाहीं नीकी मान की सयान की जबान नीकी तान 
नीकी तिरछी कमान मुलतान की । तातहू की जीति नीकी निगम प्रतीति 
नीकी श्रीपति ज्‌ प्रीत नीकी लागे हरिनाम को । रेवा नीकी बानखेत 
मुदरी सुवा की नीकी मेवा नीकी काबुल को सेवा नीकी राम की ॥५॥ 

कीरति किशोरी गोरी तेरे गात की गूराई बीज सी सुहाई तेरे विधु- 
कर जाल सी । सहज सुवास सखी केसर सी केतकी सी कौल सी सुखद 
श्रति भ्रमल मराल सी । “श्रीपति” निदाघ नवनीति मखमल सम सर्वे 
ऋतु गरम परम मिही साल सी । कनक प्रवाल सी नवीन दिनपाल सी 
कपूर की मसाल सी सलोनी लाल माल सी ॥६॥ 

रोहिनी रमस की मरीची सी सुखद सीची सोहनी सरस महा 
मोहनी के थल सी । “श्रीयति” सुकवि छवि रवि वाल कर सी है मैन के 


वुन्द २९१ 


मुकुर सो श्रमलगंग जल सी ॥ गोरी गरबीली तेरे गात की ग्राई भ्रागे 
चपला निकाई अति लागत सहल सी । माखन महल सी पराग के चहल 
सी गुलाब के पहल सी नरम मखप्नल सी ॥७॥। 
हारिजात बारिजात मालती बिदारि जात वारि जात पारिजात 
सोधन में करी सी । माखन सी मेन सी म्रारी मखमल सम कोमल 
सरस तन फलन की छुरी सी ॥ गहगही गरुवी गूराई गोरी गोरे गात 
श्रीपति बिललौर सीसी ईगर सौं भरीसी । विज्जु थिर धरी सी कनक 
रेख करी सी प्रबाल छविहरी सी लसत लाल लरी सी ॥5५॥। 
कैसे रतिरानी के सिधोरे कवि “श्रीपति” ज्‌ ज॑से कलधौत के 
सरोरुह सवारे हैं । केसे कलधौत के सरोरुह्ठ सवारे कहि जैसे रूपनट के 
बटा से छवि ढारे हे ॥ कंसे रूप नटके बटा से छवि ढारे कहु ज॑से काम 
भूपति के उलटे नगारे हे । केसे काम भूपति के उलठे नगारे कहु जंसे 
प्राणप्यारी ऊचे उरज तिहारे हे ॥९॥। 
३ 
वृन्द औरज्भ जेब के दरबारी कविथे। औरज्भजेब का पोता अश्रजीमृश्शान 
ब्रजभाषा और उर्द्‌ का श्रच्छा कवि और कवियों का आश्रयदाता था। 
उसने वुन्द को औरज्भ जेब से माग लिया था । वह बचद्धाल, बिहार और 
उड़ीसे का सूबेदार था, और ढाके में रहा करता था। वुन्द को भी वह 
श्रपन साथ ढाके ही में रखता था । 
व॒ुन्द ने सात सौ दोहों की दृष्टान्त सतसई या वृुन्दविनोद सतसई 
नाम की पुस्तक लिखों हैँ । उसके अ्रन्त में कवि ने स्वयं लिखा हँ-- 
समय सार दोहानि कौ , सुनत होय मन मोद। 
प्रकट भई वहू सतसई , भाषा ब॒न्दविनोद ॥ 
ग्रति उदार, रिझवार जग , शाह अजीमुद्शान । 
सतसेया सुनि ब॒ुन्द को , कीनी भ्रति सनमान ॥। 
संवत ससि रस बार ससि , कातिक सुदि ससिबार। 
सातें ढाका सहर में , उपज्यो यहू विचार ॥ 


३९२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अन्तिम दोहे से सतसई का निर्माणकाल सं० १७६१, कातिक शुक्ला 
संप्तमी, सोमवार निकलता है । और यह भी पत्ता चलता है कि सतसई 
ढाका शहर मे लिखी गई । 

वुन्दावननिवासी गोस्वामी किशोरीलाल जी ने वृन्द कवि के विषय 
में काकरौली-नरेश स्व० श्री गोस्वामी बालऋृष्णलालजी से सुनी हुई 
कुछ बातें प्रकाशित की हे । उनमे से कुछ ये हे-- 

'यह कवि गौड ब्राह्मण कुल में मथ्रा प्रांत के किसी गाव में पैदा 
हुआ था । इसने कहां श्रौर कितनी शिक्षा पाई, इसका कुछ पता नहीं । 
किसी तरह यह औरज्भजेब के दरबार में पहुंच गया, और दरबारी कवि 
बता लिया गया । एक दिन यह मथूरा के उस पार श्रीगोकुल जी के 
ठाक्र श्री गोकुलनाथ जी के दर्शनों को गया। और वहा के तत्कालीन 
गोस्वामीजी का शिष्य हो गया । इसीसे इसने अपनी सतसई के मदझ्भला 
चरन में “श्री गुरुताथ प्रभाव तें” इत्यादि कहकर वस्तु निर्देशात्मक 
मज्भ लाचरण किया हैँ। श्री गोकुलनाथजी की गद्दी के आरभ से लेकर 
भ्राज तक जितने शिष्य हुये हे, उन सब का संक्षिप्त इतिवृत वहां के बही- 
खातों मे लिखा हुआ है। सिहोर के श्रीयृत गोविन्द गिल्‍्लाभाई कहते हे 
कि “वृन्द का जन्म मारवाड में जोधपुर तावा के मेड़ता गांव में हुआ 
है । उनके वंशज आजकल मेड़ता में जयपुर में, और किसनगढ़ में रहते 
है ।” उन्होंने वृन्द कवि के बनाये सब ग्रन्थों के नाम और चित्र देकर 
उनका जीवनचरित्र छपाया हैं। 

“बन्द कवि ने दृष्टान्त सतसई के अतिरिक्त और भी कोई काव्य- 
ग्रंथ बनाया होगा । कारण, उसकी छाप के कवित्त, सर्व॑ेयें और पद आदि 
भी सूनने में आते हे ।” 

सतसई के सिवा वृन्द-रचित 'भाव पंचासिका” नाम की एक और 
पुस्तक सुनी जाती है । इसका नाम हमें भारतजीवन प्रेस की पुस्तकों के 
सूचीपत्र में मिला था। पर पुस्तक हमारे देखने में नहीं आईं। याद 
पड़ता हैं कि भारतजीवन के सूचीपत्र में यह भी जिक्र था कि पुस्तक 


प्रालम और शेख ३७७ 


से एक कागज का टुकड़ा, जिसमें आलम ने आधा दोहा लिखकर फिर 
किसी समय उसे पूरा करने के लिए बांध दिया था, बंधा ही रह गया। 
पगड़ी धोते समय शेख ने उस कागज के टुकड़े को खोल कर पढ़ा । उसमें 
यह लिखा था--- 
“कनक छरी सी कामिनी, काहे को कटि छीन ।” 

शेख ने उसके नीचे “कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि 
दीन” लिखकर, पगड़ी धोकर उसी में बांध दिया | जब भ्रालम को वह 
पगड़ी मिली श्रौर उन्होंने दोहे की पूर्ति हुई देखी, तब उसी समय बे 
देख के घर गये, और उन्होंने उसे एक आना पगड़ी की रंगाई और 
एक हजार रुपये दोहे की पूर्ति कराई दी । उसी दिन से दोनों में प्रेम 
हो गया । यहां तक कि आलम न मुसलमानी मत ग्रहण करके शेख से 
विवाह कर लिया। आलम और शेख दोनों की कविताएं प्रेम के 
चमत्कार से पूर्ण हैं । शेव के गर्भ से आलम के एक पूत्र भी था, जिसका 
नाम जहान था। एक दिन मृश्रज्जम ने हंसी में शेख से पूछा--. वया आ्रालम 
की श्रौरत आपही हैं ?” शेख ने तुरन्त उत्तर दिया--हां, 'जहांपनाह, 
जहान की मा में ही हूं । मुग्रज्जम इससे बहुत लज्जित हुआझ्ना । 

कोई-कोई ऊपर के दोहे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे कवित्त 
के चतुर्थ चरण की पूति होनी बतलाते हैं । तीन चरण आलम ने बनाये 
थे, चौथे चरण की पूति शेख ने की-- 

प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के जोबन की जोति जगि जोर 
उमगत हैं । मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हें भूमत हैं भूकि भुकि 
भंपि उधरत हैं । ।॥ आलम सो नवल निकाई इन नेननि की पांखूरी 
पदुम पे भंवर थिरकत हैं। चाहत हैं उड़िबे को देखत मयद्भूमुख जानत 
हे रैनि ताते ताहि में रहत हैं ॥ 

पंडित नकछेदी तिवारी ने इसी घटना-सम्बन्धी एक औऔर ही कवित्त 
लिखा है । वह यह है -- 

घट जमानिका है कारे कारे केश निशि खुटिला जराय जरे दीपक 


३७८ कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


उजारी है । बाजत मधुर मुदबानी सो मुदद्भ धुनि नेना नटनागर लकुट 
लट धारी हे ॥ श्रालम सुकवि कहे रति विपरीत समे श्रम विन्दु अजुलि 
पुहुप भरि डारी है। अधर सु रज्भभूमि नृपति अ्नग आगे नृत्य करे बसर 
की मोती नृत्यकारी हैँ ॥ 
इनमें से चाहे जिस छनन्‍्द की पूति पर आलम रीभे हों, परन्तु इसमे 
संदेह नही कि दोनो बड़े प्रेमी जीव थे। इन दोनों प्रेमियों की जितनी 
कविताएं मिलती हे, सब मे बडा चमत्कार हैं। शेख के कवित्तों मे श्री 
क्ृष्णचद्र के प्रति उसकी बड़ी भक्ति झलकती हैं । आलम और शेख की 
कविताओ का एक सग्रह आलमकेति” नाम से प्रकाशित हुआ हैं। 
इसके सिवा माधवानल-कामकदला नामक ग्रंथ भी इन्ही का रचा हुआ्रा 
कहा जाता हैं । इधर उधर पुस्तकों मे कुछ फूटकर छन्द भी मिलते हूँ । 
पाठकों के विनोदार्थ कुछ छन्‍्द हम नीचे प्रकाशित करते हे--- 
रति रन विषे जे रहे हे पति सनमुख तिन्‍्हें बकसीस बकसा हूँ में 
बिहंसि के । करन को ककन उरोजन को चन्द्रहार कटि माहि किकिनी 
रही है श्रति लसि के ॥ “शेख” कहूँ आदर सो झानन को दीन्हो पान 
नैनन मे काजर बिराजें मन बसि के । एरे बेरी बार ये रहे हे पीठि पाछे 
ताते बार बार बाधति हो बार-बार कसि क॑ ।॥।१॥ 
कंधों मोर सोर तजि गये री अश्रनत भाजि कंधों उत दादुर न बोलत 
है ये दई | कधो पिक चातक बधिक काहू मारि डारे कंधो बक पांति 
उत अतगति ह्वू गई ॥ “ग्रालम” कहत ग्राली अजहू न झ्राये कत कंधों 
उत रीति विपरीति विधि ने ठई। मदन महीप की दोहाई फिरिब ते 
रही जूमि गये मेघ केधों बीजुरी सती भई ॥२॥। 
जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता थल काकरी बेठि चुन्यो करे । 
जा रसना सों करो बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें॥ 
आलम जौन से कुंजन में करी केलि तहां श्रब सीस धृन्यो करे । 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें ॥३॥ 
चंद को चकोर देखे निसि दिन को न लेखें, चद बिन दिन छवि 


लाल ३७९ 


लागत अंध्यारी है। “आलम” कहत झ्राली अलि फूल हेत चले, कांटे 
सी कटोली बेलि ऐसी प्रोति प्यारी है ॥ कारो कानन्‍्ह कहत गंवारी ऐसी 
लागति है, मोहि वाकी स्थामताई लागत उज्यारी हैं। मन की अटक 
तहां रूप को बिचार कहां, रीकझिबे को पेडों तहां बुक्ि कछ न्यारी है ॥४ 

पेंडों सम सूधो बेडी कठिन किवार द्वार द्वारपाल नहीं तहां सबल 
भगति है | “शेख” भनि तहां मेरे त्रिभुवन राय हें जु दीनबंधु स्वामी 
सुरपतिन को पति हैं।॥ बरी को न बैर बरियाई को न परबेस हीने का 
हटठक नाही छीने को सकति हैँ । हाथी की हंकार पल पाछे पहुँचन पाव॑ 
चींटा की चिघ्रार पहले ही पहुंचति है ॥ ५ ॥ 

लात 

लाल का पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित था। भूषण की तरह ये भी 
बड़े वीर-कऋषि थे । इनका जन्म सं० १७१४ के लगभग माना जाता है। 
ये महाराजा छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे। बृन्देलखंड में प्रसिद्ध 
है कि महाराजा छत्रसाल के साथ किसी लड़ाई में गये थे, और वहीं लड़ 
कर मारे गये । इन्होंने छत्रप्रकांश, विष्णविलास और राजविनोद नामक 
तीन ग्रथ रचे । छत्रप्रकाश” में दोहा चौपाइयों में महाराज छत्रसाल की 
जीवनी बडी हा उत्तमता से लिखी गई है। यह पुस्तक काशी ना० प्र० 
सभा द्वारा प्रकाशित हुई है । महाराज छत्रसाल शिवाजी महाराज के 
समय में बुन्देलखण्ड में हुए थे। ये एक साधारण स्थिति से बढ़ते-बढ़ते 
बुन्देलखण्ड के राजा हो गये । इन्होंने पांच सवार और २५ पयादों को 
लेकर औरगजेब ऐसे कट्टर बादशाह का सामना किया और अपने साहस 
के बल पर यवतनों का बुन्देलखण्ड से पैर उखाड़ दिया | लाल की कविता 
के कुछ नमूने देखिये -- 

दान दया घमसान में , जाके हिये उछाह। 
सोई बीर बखानिये , ज्यों छत्ता छितिनाह ।। 
जिन में छिति छत्री छवि जाये | चारिहु यूगन होत जे श्राये ॥ 


३८० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


भूसि भार भज दडित थम्मे । पूरत करें जु काज ग्रम्भे॥ 
गाय वेद द्विज के रखवारे । जुद्ध जीति जे देत नगारे॥ 
छत्रिन की यह वृत बनाई | सदा जग की खांय कमाई॥ 
गाय वेद विप्रन प्रतिपाले । घाउ ऐंड्धारिन पर घाले।॥ 
उद्यम तें संपति घर आवबे । उद्यम करे सपूृत कहावे ॥ 
उद्यम करे संग सब लागे। उद्यम ते जग में जस जागे॥ 
समृद उतरि उद्यम तें जैये । उद्यम तें परमेश्वर पेैये॥ 
जब यह सृष्टि प्रथम उपजाई । जग वृति क्षत्रिन तब पाई॥ 
यह संसार कठिन रे भाई । सबल उमड़ि निर्बेल को खाई ॥। 
छनिक राजसंपति के काजे । बंधन मारत बंबु न लाज ॥ 
कछ कालगति जानि न जाई । सब में कठिन कालगति भाई ॥ 
सदा प्रबुद्धि बुद्धि है जाकी | तासों कसी चले कजाकी ॥ 
साहस तजि उर झालस मांडे । भाग भरोसे उद्यम छाडे।॥ 
ताहि तजे जग संपति ऐसे | तरुनी तर्ज वद्धपति जेंसे।। 
बिपति मांह हिम्मत ठिक ठाने । बढ़ती भये छिमा उर श्राने॥ 
बचन सुदेस सभनि में भाखे | सुजस जोरिबे में रुचि राखे ॥। 
जद्धनि जुरे अकेले जसे | सहज सुभाय बड़ेन के एसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गांवे । जो प्रसिद्ध बलवन्त कहावे ॥ 
जाहि. जोट भेयन की भाव । करत अनारबीन बनि आव || 
ले अवतार बड़े कुल श्रावे | जद्ध न जुरें जगत जस गाव ॥ 
सत्य बचन जाके ठिक ठाये । प्रीति सिंह ये सात गनाये ॥ 
गुरु गोविन्द्सिह 

गुरु गोविन्द्सिह सिक्‍खों के दसवे गूरु थे । इनका जन्म सं० १७२३ 
जेष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार को अद्धेरात्रि के समय पटना नगर में 
हुआ । इनके पिता का नाम गुरु तेगबहादुर और माता का गूजरी जी था। 
इनका विवाह सात ही वर्ष की अवस्था में लाहोर निवासी हरियश खबत्री 
की कन्या से हुआ । 


गुरु गोविन्दर्सिह ३८९१ 


किसी समय गुरु गोविन्दर्सिह हिन्दू जाति की ढाल हुए थे। इन्होंने 
पंजाब में, हिन्दू जाति और धर्म की रक्षा के लिये एक वीर जाति ही 
उत्पन्त करदी । विद्वानों का ये बड़ा आदर करते थे। स्वयं भी बड़े 
मेधावी, देशकालज्ञ और रणनिपुण थे | भादों बदी ४ सं० १७६४ की 
आधी रात में सोते समय श्रताउल्ला और गलखां नामक दो सगे भाई 
पठानों ने गोदावरी नदी के किनारे अविचल नामक नगर में इनके पेट में 
कटार भोंक दी । क्योंकि उन पठानों के पिता को गुरु ने युद्ध में मार 
डाला था। गुरु साहब चीखकर जाग उठे, और उन्होंने उसी समय 
तलवार उठाकर लपककर एसा हाथ भारा कि खां के दो टुकड़े हो गये । 
घाव से अधिक रक्त निकलने के कारण वहीं इनके भी आ्राण गये । 


गुरु गोविन्दर्सिह संस्कृत और फारसी के विद्वान्‌ और हिन्दी के कवि 
थे। इन्होंने जाप, सुनीतिप्रकाश, ज्ञानप्रबोध, प्रेम, सुमार्ग, बृद्धि सागर, 
विचित्र नाटक और ग्रथ साहब के कुछ अंश की रचना की । इनकी 
कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं -- 

निरजुर निरूप हो कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन से भूष हो कि 
दाता महा दान हो । प्रान के बरचया दूध पूत के दिवेया रोग सोग के 
मिटेया किधों मानी महामान हो ॥ विद्या के विचार हो कि अद्वत भ्रवतार 
हो कि सिद्धता का सूर्त हो कि सिद्धता की सान हो । जोबन के जाब् हो 
कि कालहू के गाल हो कि सत्रुन के सूल हो कि मित्रन के प्रान हो ॥ १॥ 


खूक मलहारी गज गदह विभूति धारी गिदुश्रा मसान बास करयोई 
करत हैं । घृध्‌ मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन 
साधेई मरत हे ॥ बिन्दु के सिधैया ताहि ताज की बड़या देत बन्दरा 
सदीव पाय नामगे ही फिरत हैं। अगना अधीन काम क्रोध में प्रवीन एक 
ज्ञान के विहीन छीन कंसे के तरत हैं ॥२॥ 
धन्य जियो तिहूं को जग मृख ते हरि चित्त में युद्ध बिचारे। 
देह श्रनित्त न नित्त रहे जसु नाव चढ़े भवसागर तारे॥ 


शे८ष२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


धीरज धाम बनाइ इहूँ तन बंद्धि सु दीपक ज्यों उजियारों। 
ज्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ ले कायरता कतवार बुहारें ॥३॥ 
का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिखायो । 
और कहा ज्‌ पै देश विदेसन मांहि भले गज गाहि बंधायों ॥| 
जो मन जीतत हैं सब देस वहें तुमरे नृप हाथ न आगणेों। 
लाज गई कछ काज सरधो नहिं लोक गयो परलोक गमायो ॥४॥ 


घनश्रानब्द 


घनआनन्द जाति के कायस्थ और निम्बार्क सम्प्रदाय के वैष्णव थे । 
दिल्ली में रहते थे और म्‌हम्मदशाह के मुंशी थे। गानविद्या और काव्य- 
रचना में बड़े प्रवीण थे ; स॑० १७६६ में जब नादिरशाह ने मथुरा को 
लूटा, ये उसी समय मारे गये । इतका जन्म स० १७४६ के लगभग माना 
जाता है। ये नागरीदासजी के समकालीन थे । बुन्दावन में दोनों का 
सत्संग हुआ करता था। 

श्रीकृष्णचन्द्र में इनका सच्चा प्रेम था । 

मीरमंशी की हालत में घनआनन्दजो सुजान नाम की एक वेश्या पर 
आ्रासक्त थे । एक दिन बादशाह ने इन्हें ध्रपर गाने को कहा। इन्होंने 
इल्कार कर दिया, पर सुजान के कहने से भरे दरबार में गा दिया। 
गाते समय पीठ बादशाह की तरफभ्ौर मुंह सुजान की तरफ कर लिया 
था । गाने से बादशाह खुशतो बहुत हुआ, पर बेश्रदबी माफन कर सका । 
उसने घनग्रानन्द को दिल्लीसे निकाल दिया। चलते समय इन्होंने सुजान 
से साथ चलने को कहा। उसने भ्रस्वीकार किया। ये उसके विरह में ध्या- 
कुल बुन्दांवन पहुंचे, वहां राधाकृष्ण के रंग में रंग गये। इनके प्राय: सभी 
छन्दों में सुजान शब्द श्राया है । इनके सवेये छन्‍्द बड़े ही मनोहर हैं। 
इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये हे - सुजानसागर, घनानन्द कवित्त, रस* 
केलिबल्ली, क्ृपाकाण्ड निबन्ध, कोकसार, विरहलीला । इनकी कविता मैं 
प्रेम और विरह का वर्णन. बड़ा मनोहर हुआ है । भक्तिरस की कविता 


घनप्रानतन्द ३८३ 


भी इन्होंने अच्छी की है । इनकी कुछकविताश्रों का संग्रह भारतेन्दु हरि 
इचन्द्र ने सुजान-शतक” नाम से किया है। उसमें सो से अधिक सव्वेया, 
कवित्त, छप्पय और दोहे हैं । 
यहां इनकी कविता के कुछ नमूने दिये जाते हैं-- 
( ४१ ) 
पहिले अपनाय सुजान सनेह सों क्‍यों फिर नेह को तोरिये ज्‌। 
निरधार आधार दे धार मरझार दई गहि बांहन बोरिये ज्‌॥ 
घनआनंद आपने चातक को गुून बांधि के मोह न छोरिये ज्‌। 
रस प्याय के ज्याय बढ़ाय के आ्रास बिसास में क्‍यों विष घोरिये जू ॥ 
( २ ) 
भ्रति सूधो सनेह को मारग है जहां नेको सयानप बांक नहीं । 
तहां सांचे चलें तजि आपनपौ भिभकें कपटी जो निसांक नहीं ॥। 
घनगआानंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तें दूसरों आंक नहीं। 
तुम कोन थीं पाटी पढ़े हौ लला मन लेह पे देह छटांक नहीं ॥ 
( है ) 
पर कारज देह को धारे फिरो परजन्य जथारथ हुँ दरसौ। 
निधि मीर सुधा समान करो सब हो विधि सज्जनता सरसो ॥ 
घनअ्रानंद जीवन दायक हो कछू मोरियो पीर हिये परसौ। 
कबहूं वा बिसासी सुजाबन के आंगन मो अंसुबान को ले बरसों ॥ 
( ४ ) 
सब तो दुरि दूरहें ते म्सकाय बचाय के और की दीठि हंसे । 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नेनन में सरसे ॥ 
प्रब तो उर मांहि बसाय के मारत एजू बिसासा कहां थों बसे। 
कछ नेह निबाहन जानतत हे त्तो सनेह की धार में काहे धंसे'॥ 
द ( ४ ) 
हमसों हित के कित कौ नित्त ही चित बीच बियोगहि पोइ चले । 
सु अखेबट बीज लौं फेलि परद्यो बनमाली कहां थों समोइ चले ॥ 


है 


2६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


धनआनंद छांह बितान तन्‍यो हमें ताप के आतप खोइई चले । 
कबहूं तेहि मूल तो बेठिये आइ सुजान जो बीजहि बोइ चले ॥ 
( ६ ) 

गुरनि बतायो राधामोहन हु गायो सदा सुखद सुहायो बृन्दावन गाढ़े 
गहुरे । अद्भुत श्रभूत महि मंडन परे तो परे जीवन को लाहु हाहा क्यों 
न ताहि लहुरे ॥| झानद को घन छायो रहत निरन्तर ही सरस सुदेय सों 
पपीहा पन बहुरे । जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी पावन पुलिन 
पे पतित परि रहुरे ॥ 

देव 

देव बड़े प्रेमी कवि थे । इनका जन्म सं० १७३० वि० में इटावे में 
हुआ । ये सनाढ्य ब्राह्मण थे। ये ७२ ग्रंथों के रचयिता कहे जाते हैं। 
हिन्दी के पुराने कवियों में इतनी अधिक संख्या में ग्रंथ किसी ने नही रचे। 
झग्रबतक इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रंथों का पता लगा हँ--- 

( १ ) भाव विलास, ( २ ) प्रष्टयाम, ( ३ ) भवानी विलास, 
(४) सुन्दरी सिन्दूर, (५) सुजात विनोद, (६) प्रेम तरज्भ, (७) राग 
रत्नाकर, (८5) कुशल विलास, (९) देव चरित्र, (१०) प्रेम चन्द्रिका 
(११) जाति विलासं, (१२) रसविलास, (१३) काव्य रसायन, (१४) 
सुखसागर तरज्भ, (१५) देव माया प्रपंच (नाटक) (१६) वृक्ष विलास, 
(१७) पावस विलास, (१८) ब्रह्म द्शन पचीसी, (१९) तत्व दर्शन 
पचीसी, (२०) आत्मदर्शन पचीसी, (२१) जगदशंन पच्ीसी, (२२) 
रसानन्द लहरी, (२३) प्रेम दीपिका, (२४) सुमिल विनोद, (२५) 
राधिका विलास, (२६) नीति शतक, (२७) नखशिख । 

इनके ग्रन्थ प्रायः सब श्र ज्भार रस पर हैं। इतकी भाषा विश्वद्ध बज़- 
भाषा है। इनकी रचना में प्रसाद, माधुर्य, अर्थव्यक्तता और झज आदि 
गुणों का अ्रच्छा चमत्कार देखने में आता है । इनकी कविता में कहीं-कहीं 
बहुत गृढ़-बारीक भाव ऐसे मिलते हैं जो पढ़ते ही समझ में न आने से 
कुछ रूखे से जान पड़ते हूँ | परन्तु कुछ विचार करने से उनमें मंनोहर 


देव ३८५ 


रहस्य भरा हुआ मिलता हैँ। उर्दू कबियों मे गालिब की कविता में भी 
ऐसी ही बविलक्षणता पाईं जाती है। देव का अ्रपती भाषा पर पूरा अधि- 
कार दिखाई पड़ता हे। 

देव की कविता से ऐसा बोध होता है कि इन्होंने सारे भारतवर्ष की' 
यात्रा की थी । क्योंकि इनकी कविता में भारत की प्रत्येक जाति की--- 
प्रत्येक प्रान्त की स्त्रियों का विलास वर्णित है, जो प्रत्यक्ष देखें बिना नहीं 
हो सकता । 

इन्होंने सं० १७४६ के लगभग औौरगजेब के बड़े पुत्रआ्नाजमशाह को 
भाव विलास और भअ्रष्टयाम सुनाया था । आजमशाह ने इन ग्रन्थों की 
प्रशसा भी की थी । फिर ये क्रमशः भवानीदत्त वेश्य, कुशलसिह (फफूंद 
इटावा निवासी ) राजा उद्योतसिह, राजा भोगीलाल, पिहानी के अ्रकबर- 
श्रली खां आदि के आश्रय में रहे । परन्तु किसी ब्राश्नयदाता ने इतका 
यथोचित सम्मान नहीं किया । मेरी राय में श्राश्न यदाताओ्रों से सम्मान न 
पाने के कारण इनकी कविता का जटिल होना ही है । 

देव बड़े विलासी और रसिक थे | शोभा और श्वगार के बड़े चाहक 
थे । इसमें सन्देह नही कि इनकी प्रतिभा ऊचे दरजे की थी, परन्तु खेद 
है कि सिवा प्यारी और प्यारे के हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियोग, 
हास-परिहास वर्णन के लोक-हित-साधन की चर्चा ये बहुत कम कर सके। 
इसी कारण से इनकी पुस्तकों का आदर श्रौर प्रचार भी हिन्दू समाज में 
कम हुआ | जीवन के श्रन्त समय में इन्होंने बराग्य पर भी कुछ कविताएं 
लिखीं । परन्तु वे इन्द्रिय-शेथिल्य के कारण लिखी गई जान पड़ती हें, 
समाज-हित की स्वाभाविक कामना से नहीं । देव की जीवनी का निचोड़ 
हमें यही जान पड़ता हैँ कि ये विषयी और श्युगारी कवि थे, परन्तु थे 
सूक्ष्मदर्शी । इनको गाने-बजाने का भी बड़ा शौक था | इनका मरणकाल 
सं० १८०२ के लगभग अनुमान किया जाता है| नमूने के तौर पर इनके 
कुछ छन्द यहां लिखे जाते हैं--- 

कुल की सी करती कुलीन की सी कोमलता सील की सी संपत्ति 


किन 


३८६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सुसील कुल कामिनी । दान को सो आदर उदारताई सूर की सी, गन की 
लुनाई गज गति गजगामिनी ।। ग्रीषम को सलिल सिसिर कंसो घाम 
“देव” हेमत हंसत जलदागम की दामिनी । पूनो को सो चन्द्रमा प्रभात 
को सो सूरज सरद को सो बासुर बसन्‍्त की सी जामिनी ॥ १॥ 

सूरजमुखी सों चन्द्रमुखी को बिराज मुख कंदकली दन्त नासा किशुक 
सुधारी सी । मधुप से लोयन मधूक दल ऐसे श्रोठ श्रीफल से कुच कच 
बेलि तिमिरारी सी ॥ मोती बेल कंसे फूली मोतिन में भूषण सुचीर गुल- 
चादनी सों चपक की डारी सी । केलि के महल फूलि रही फुलवारी 
“देव” ताही में उज्योरी प्यारी भूली फुलवारी सी ॥ ४ ॥। 

डार द्वम पालन बिछोना नव-पललव के सुमन झूगूला सोहे तन छवि 


. भारी दे। पवन भुलावे केकी कीर बतरावे “देव” कोकिल हलामे हुल- 


सावे करतारी दे ॥ प्रति पराग सों उतारा कर राई नोन कंज कली 
नायिका लतानि सिर सारी दे । मदन महीप जू को बालक बसन्‍्त ताहि 
प्रात हिये लावत गुलाब चटकारी दें ॥ ३ ॥ 

नीलपट तन पर धन से घ॒माय राखो दन्‍्तन की चमक छठा सी 
बिचरित हों । हीरन की किरत लगाई राखो जुगुनू सी कोकिला पपीहा 
पिक बानी सों भरति हो ॥ फीच असुवान के मचाय कषि “देव” कहै 
जालम बिदेश को पधारिबो हरति हों । इन्द्र कैसो धन्‌ सांज बेसर कसत 
श्राज रहुरे बसन्‍्त तोहि पावृस करति हो ॥ ४ ॥ 

आचन सुनो हे मनभावन कौ भावती ने आंखिन अनन्द आंसू ढरकि 
हरकि उठे । “देव” दग दोउ दोरि जात द्वार देहरी लों केहरी सी सांसें 
खरी खरकि खरकि उठ ॥ टहले करति टहले न हाथ पांय रंगमहले 
निहारि तनी तरकि तरकि उठे । सरकि सरकि सारी दरकि दरकि भ्रांगी 
प्रौचक उच्च हे कुच फरकि फरकि उठे ॥ ५॥ 

प्रेम चरचा है अ्ररचा है कुल नेमन रचा है चित और अरचा है चित 
जारी को | छीड़यो परलोक नरलोक वरलोक कहा हरख न सोक ना 
अलोक नरतारी को ॥ घाम सित मेंह न बिचारे सुख देहहु को प्रीति ना 


देव ३८७ 


सनेह उरू बन ना अंध्यारी को । भूलेहु न भोग बड़ी विपति वियोग व्यथ। 
जाग हू ते कठिन संयोग परनारी को ॥ ६ ॥। 

दृहूं मुख चंद ओर चितवें चकोर दोऊ चिते चिते चौगुनों चितैबों 
ललचात हे । हांसनि हंसत बिन हांसी बिहँसत मिले गातनि सों गात 
बात बातनि में बात है ॥ प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन 
पियत न खात नेकहूं न अनखात हें । देखि ना थकत देखि देखि ना सकत 
“देव” देखिबे की घात देखि देखि न श्रघात हुँ ॥| ७ ॥ 

बरुती बधम्बर में गूदरी पलक दोऊ कोये राते बसत भगोहे भेख 
रखियां । बूड़ी जलही में दित जामिनी रहति भौहें धूम शिर छायो 
बिरहानल बिललियां ॥ आंसू ज्यों फटिक माल लाल डोरे सेल्ही सर्जि 
भई हें श्रकेली तजि चेली संग सखियां | दीजिये दरस “दिव” लीजिये 
संजोगिन के जोगिन ह्लै बैठी वा बियोगिन की अ्ंखियां | ८ ॥। 

संखी के सकोच गुरु सोच मृगलोचनि रिसानी पियसों जू उन नेकु 
हंसि छपो गात । देव वे सुभाय मुसुकाय उठि गये यहि सिसिक सिसिक 
निसि खोई रोय पायो प्रात ॥ को जाने री बीर बिन बिरही बिरह बिथा 
हाय हाय करि पछिताय न कछ सोहात । बड़े बड़े नेनन सों आंसू भरिं 
भरि ढरि गोरो गोरो मुख आजु ओरो सो बिलानो जात ॥ ९॥। 

कोई कहौ कुलटा कुलीन अकुलीन कहो कोई कहो रंकिनी कलंकिनी 
कुनारी हों। कैसो नर लोक परलोक बर॒लोकति म॑ लीन्हीं में अलोक लोक 
लोकनि तें न्‍्यारी हौ ।। तन जाउ, मन जाउ, “देव” गृरुजन जाउ, प्रान' 
कित जाउ, टेक टरति न टारी हों। वृन्दावन वारी बनवारी की मुकुठ 
बारी पीतपट वारी वहि मूरति पे वारी हों ॥। १० ॥ 

जब ते कुंवर कान्‍्ह रावरी कलानिधान कान परी वाके कहूं सुजस 
कहानी सी । तब ही ते देव देखी देवता सी हंसति सी रीभति सी खीभति 
सी रूठति रिसानी सी ॥ छोही सी छली सी छीन लीनी सी छकी छिन 
सी जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी । बींधी सी बंधी सी बिष 
बड़ति बिमोहित सी बैठी बाल बकति बिलोकति बिकानी सी ।। ११॥ 


श्प्द कविता-कौमृदी, पहला भाग 


बालम बिरह जित जान्यो न जनम भरि बरि बरि उठे ज्वों ज्यों 
बरसे बरफ राति | बीजनी ढूरावतोी सखी जन त्यो सीतह में सौति के 
सराप तन ताथनि तरफराति | देव कहूँ स्वासन ही अश्रसुवा सुखात मुख 
निऊसे न बात ऐसी सिसकी सरफराति । लोटि लोठि परत करोठह पट 
पाठी ले ले सूखे जल सफरी ज्यों सेज प॑ फरफराति ॥ १२॥। 
देव जू जौ चित चाहिये नाह तो नेह निबाहिये देह हरचो परे। 
जौ ममझ्ाइ सुझाइये राह श्रमारग में पग धोखे धरधो परै॥। 
नीके में फीके है आसू भरो कत उचे उसास गरथो क्यों भरचो परे। 
रावरो रूप पियो अखियाम भ रो सो भरचो उबरयो सो ढ रच्चो परे ॥ १३॥ 
चोट लगी इन नैनन की दिन|हू इन खोरिन सो कढ़ती हौ। 
देखन में मत मोहि लियो छिपि ओट भरोखन के भकती हो ॥ 
“देव” कहे तुम हो कपटी तिरछी अखियां करि के तकती हौ। 
जानि परे न कछू मन की मिलिहौ कबहूं कि हमे ठगती हो ॥१४॥ 
भेस भये विष भावते भखन भूख ने भोजन की कछ ईछी। 
मीचू्‌ की साथ न सोंधे की साध न दूध सुधा दधि माखन छीछी ॥। 
चदन तौ चितयो नईहिहं जात चुभी चित माहि चितौनि तिरीछी | 
फूल ज्यों सूल सिलासम सेज बिछोननि बीच बिछी जन्‌ बीछी ॥१५॥ 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुवे नहिं छोम को छाहौ। 
मोह न जाहि रहे जग बाहिर मोल जवाहिर ता श्रति चाह्टौ ॥ 
बाती पुनीत त्यों देवधुनी रस आरद सारद के गुन गाहौ। 
सील ससी सविता छविता कविता हि रचे कवि ताहि सराहौ ॥१६॥ 
कंचन बेलि सी नौल बध्‌ जमनाजल केलि सहेलिनि आनी। 
रोमवली नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी | 
कान्‍्ह भ्रवानक बोलि उठे उर बाल के ब्यालबध्‌ लपटानी। 
धाइ के धाइ गही ससवाइ दूहूँ कर भारति अंग अयानी ॥१७॥ 
बारे बड़े उमड़े सब जेब को तौन तुम्हें पठवों बलिहारी। 
भेरे तो जीवन देव यही धन्‌ या ब्रज पाई में भीख तिहारी ॥ 


श्रीपति ३८९ 


जाने न रीति अथाइन की नित गाइनि में बन भूमि निहारी। 
याहि कोऊ पहिचाने कहा कछ जाने कहा मेरो कुंजबिहारी ॥१८॥ 
प्रेमपयोधि परो गहिरे अभिमान को फेन रह्यों गहिरे मन। 
कोप तरंगनि सों बहिरे पछिताय पुकारत क्‍यों बहिरे मन ॥ 
देव जू लाज जहाज तें कदि रह्मो मुख मूंदि, अजों रहिरे मन। 
जोरत तोरत प्रीति तुही श्रब तेरी अनीति तुही सहि रे मन ॥१९॥ 
आई हुती अ्न्हवावन नाइनि सोंबे लिये वह सूधे सुभायति। 
कचुकी छोरी उते उपटेबे को ईगुर से भ्रंग की सुखदायनि ॥। 
“देव” सरूप की रासि निहारति पाय ते सीस लौं सीस तेपायनि । 
हूं रही ठौर ही ठाढ़ी ठगी सी, हंसे कर ठोड़ी धरे ठकु रायनि ॥२०॥। 
ऐसो जो हों जानतो कि जेहै तू विषे के संग एरे मन मेरे, हाथ पांव 
तेरे तोरतो । आजू लौं हों कत नरनाहन की नाही सुनि, नेह सों निहारि 
हारि बदन निहारतो ।। चलन न देतों “देव” चचल अचल करि, चाबुक 
चितावनीन मारि मुंह मोरतो । भारी प्रेम पाथर नगारो हैँ गरे सों बांधि 
राधावर विरुद के बारिधि में बोरतो ॥ २१ ॥ 


श्रीपति 


श्रीपति कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । इनका निवासस्थान काल्‍पी था। 
इन्होंने सं० १७७७ में काव्य सरोज' नामक ग्रंथ बनाया । इसके सिवा 
विक्रमविलास, कवि कल्पद्रुम, सरोज कलिका, अलंकार गंगा आदि ग्रंथ 
भो इनके रचे हुये कहे जाते हैँ । ये अच्छे कवि थे। इनकी कविता के 
कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं-- 

उर्द के पचाइबे को हींग अरु सोंठ जेसे केरा को पचाइबे को घिंव 
निरधार है । गोरस पचाइब को सरसों प्रबल दण्ड श्राम के पचाइबे को 
नीबू को अ्रचार है ॥ श्रोपति कहत परधन के पचाइबे को कानन' छुम्नाय 
हाथ कहिबो नतकार है। आज के जमाने बीच राजा राव जाने सब रीक्षि 
के पचाइबे को वाह वा डकार हैं ॥ १॥ 


३९० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सारस के नादन को बाद न सुनात कहू नाहक की बकबाद दादुर 
महा करे। श्रीपति सुकवि जहां श्रोज ना सरोजन की फूल ना फुलत 
जाहि चित दे चहा कर ॥ बकन की बानी की विराजत हैं राजधानी काई 
सो कलित पानी फेरत हहा करे । घोघन के जाल जामे नरई सेवाल व्याल 
ऐसे पापी ताल को मराल ले कहा करे ॥२॥। 

ताल फीको भ्रजल कमल बिन जल फीको कहत सकल कवि हवि 
फीको रूम को । बिन गुन रूप फीको ऊसर को कूप फीको परम अनूप 
भूप फीको बिन भूम को ॥ श्रीपति सुकवि महावेग बिन तुरी फीको 
जानत जहान सदा जोह फीको धूम को । मेह फीको फागुन अबालक को 
गेंह फीको नेह फीको तिय को सनेह फीको सूम को ॥३॥' 

तेल नीको तिल को फुलेल अ्रजमेर ही को साहब दलेल नीको सैल 
नीको चद को । विद्या को विवाद नीको रामगृूण नाद नीको कोमल 
मधुर सदा स्वाद नीको कद को ॥ गऊ नवनीति नीको ग्रीषम को शीत 
नीको श्रीपति जू मीत नीको बिना फरफद को । जातरूप घट नीको 
रेशम को पट नीको बसीवट नट नीको नन्‍्द को ॥४॥ 

चोरी नीकी चोर की सुकवि की लबारी नीकी गारी नीकी लागती 
ससुरपुर धाम की । नाही नीकी मान की सयान की जबान नीकी तान 
नीकी तिरछी कमान मुलतान की । तातहू की जीति तीकी निगम प्रतीति 
नीकी श्रीपति जू प्रीत तीकी लागे हरिनाम की । रेवा नीकी बानखेत 
मुदरी सुवा की नीकी मेवा नीकी काबुल को सेवा नीकी राम की ॥५॥ 

कीरति किशोरी गोरी तेरे गात की गुराई बीज सी सुहाई तेरे विधु- 
कर जाल सी । सहज सुवास सखी केसर सी केतकी सी कौल सी सुखद 
अति अमल मराल सी । 'श्रीपति” निदाघध नवनीति मखमल सम सर्वे 
ऋतु गरम परम मिही साल सी । कनक प्रवाल सी नवीन दिनपाल सी 
कपूर की मसाल सी सलोनी लाल माल सी ॥६॥। 

रोहिनी रमन की मरीची सी सुखद सीची सोहनी सरस महा 
मोहनी के थल सी । 'श्रीवति” सुकवि छवि रवि वाल कर सी हू मैन के 


वन्द ३९१ 


प्र 


मुकुर सो श्रमलगंग जल सी ॥ गोरी गरबीली तेरे गात की गृराई भ्रागे 
चपला निकाई अति लागत सहल सी । माखन महल सी पराग के चहल 
सी गुलाब के पहल सी नरम मखघल सी ॥७॥। 
हारिजात बारिजात मालती बिदारि जात वारि जात पारिजात 
सोधन में कैरी सी | माखन सो मेन सी म्रारी मखमल सम कोमल 
सरस तन फलन की छुरी सी ॥ गहगही गरुवी गूराई गोरी गोरे गात 
श्रीपति बिललौर सीसी ईगुर सौं भरीसी । विज्जु थिर धरी सी कनक 
रेख करी सी प्रबाल छविहरी सी लसत लाल लरी सी ॥॥5॥ 
कैसे रतिरानी के सिधोरे कवि “श्रीपति” जू ज॑ंसे कलधौत के 
सरोरुह सवारे हैं । केसे कलधौत के सरोरुह सवारे कहि जैसे रूपनट के 
बटा से छवि ढारे हैं ॥ कैसे रूप नटके बटा से छवि ढारे कहु जैसे काम 
भूपति के उलटे नगारे हें । केसे काम भूषति के उलटे नगारे कहु जैसे 
प्राणप्यारी ऊंचे उरज तिहारे हें ॥॥९॥। 
वुन्द॒.. 
 वुन्द श्रोरज्धजेब के दरबारी कविथे। औरज्भजेब का पोता भ्रजीमृश्शान 
ब्रजभाषा और उद्‌ं का अ्रच्छा कवि और कवियों का श्राश्रयदाता था। 
उसने वन्द को औरज्भजेब से मांग लिया था | वह बज्धाल, बिहार श्र 
उड़ीसे का सूबेदार था, और ढाके में रहा करता था। वृन्द को भी वह 
भ्रपने साथ ढाके ही में रखता था । 
व॒न्द ने सात सौ दोहों की दृष्टान्त सतसई या वृन्दविनोद सतसई 
नाम की पुस्तक लिखों हैँ। उसके अन्त में कवि ने स्वयं लिखा हँ-- 
समय सार दोहानि को , सुनत होय मन मोद। 
प्रकट भई वह सतसई , भाषा बुन्दविनोद ॥ 
भ्रति उदार, रिश्वार जग , दाह ग्रजीमइ्शान । 
सतसेया सुनि बुन्द को , कीनी अति सनमान॥ 
संवत ससि रस बारससि , कातिक सुदि ससिबार | 
सातें ढाका सहर में , उपज्यो यहे विचार ॥। 


३९२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अन्तिम दोहे से सतसई का निर्माणकाल सं० १७६१, कार्तिक शुक्ला 
सप्तमी, सोमवार निकलता है । और यह भी पता चलता हूँ कि सतसई 
ढाका शहर में लिखी गई । 

वृुन्दावननिवासी गोस्वामी किशोरीलाल जी ने वृन्द कवि के विषय 
में कांकरौली-नरेश स्व० श्री गोस्वामी बालकृष्णलालजी से सुनी हुई 
कुछ बातें प्रकाशित की हैं | उनमें से कुछ ये हें-- 

/ यह कवि गौड़ ब्राह्मण कुल में मथ्रा प्रांत के किसी गांव में पंदा 
हुआ था । इसने कहां श्रौर कितनी शिक्षा पाई, इसका कुछ पता नहीं । 
किसी तरह यह श्रौर ड्रजेब के दरबार में पहुंच गया, श्रौर दरबारी कवि 
बना लिया गया | एक दिन यह मथ्रा के उस पार श्रीगोकुल जी के 
ठाक्र श्री गोकुलनाथ जी के दर्शनों को गया। और वहां के तत्कालीन 
गोस्वामीजी का शिष्य हो गया । इसीसे इसने अपनी सतसई के मड्ला 
चरन में “श्री गरुताथ ० वि तें” इत्यादि कहकर वस्तु निर्देशात्मक 
मज्भलाचरण किया है ”श्री गोकुलनाथजी की गद्दी के आरंभ से लेकर 
भ्राज तक जितने शिष्य हुये हें, उन सब का संक्षिप्त इतिवृत वहां के बही- 
खातों में लिखा हुआ है। सिहोर के श्रीयुत गोविन्द गिल्लाभाई कहते हे 
कि “वृन्द का जन्म मारवाड़ में जोधपुर तावा के मेड़ता गांव में हुआ 
है । उनके वंशज झ्राजकल मेड़ता में जयपुर में, और किसनगढ़ में रहते 
हें ।” उन्होंने वुन्द कवि के बनाये सब ग्रन्थों के नाम और चित्र देकर 
उनका जीवनचरित्र छपाया हे । 

“बन्द कवि ने दृष्टान्त सतसई के अतिरिक्त और भी कोई काव्य- 
ग्रंथ बनाया होगा । कारण, उसकी छाप के कवित्त, सवेये और पद आदि 
भी सुनने में आते हें ।” 

सतसई के सिवा व॒न्द-रचित 'भाव पंचासिका” नाम की एक और 
पुस्तक सुनी जाती है । इसका नाम हमें भारतजीवन प्रेस की पुस्तकों के 
सूचीपत्र में मिला था। पर प्स्तक हमारे देखने में नहीं आईं। याद 
पड़ता है कि भारतजीवन के सूचीपत्र में यह भी जिक्र था कि पुस्तक 


तृन्द ३९३ 


रू 


सवेया छन्‍्दों में है । मिश्रवन्धुश्रों ने अपने विनोद में वृन्द-रचित “श्रृज्भार- 
शिक्षा" नाम की एक और पुस्तक का उल्लेख किया है । 


बन्द का जन्म-सवत्‌ १७४२ के लगभग माना जाता है। क्‍योंकि 
वुन्द ने १७६१ में सतसई लिखी। १७४२ को जन्म-संवत्‌ मानने से 
उस समय उनकी ग्रायु १९ वर्ष की हुईं। सतसई लिखने के पहले वे 
शिक्षा पाकर औरंगजेब के दरबार में पहुंचे । वहां कुछ दिन रहकर 
प्रपनी कवित्व-शक्ति का परिचय देकर ही वे अजीमुश्शान के क्ृपापात्र 
हुए होंगे । इतना सब १९ वर्ष की श्रायु में किसी दैवी शक्ति ही से 
संभव है । दृष्ठटान्त-सतसई जैसा अनुभवपूर्ण ग्रन्थ लिखते के समय वृन्द 
की आ्रायु ३२० वर्ष से कम न रही होगी। अ्तएव व॒ुन्द का जन्म संवत्‌ 
१७३० के लगभग मानना चाहिये। 

व॒न्द की कविता नीति-विषयक है। हिन्दी में व॒न्द के समान किसी 
कवि ने तीति पर सुदर दोहे नहीं लिखे । दोहों की भाषा बड़ी सरल 
है, और बोलचाल में दृष्टान्त के ढड़़् पर शहरों से लेकर गांवों तक 
उनका प्रचार भी बहुत है। दोहों के सिवा वृन्द की श्रन्य कविता भी 
बहुत सरस है| उनका एक प्रसिद्ध सवैया यहां लिखा जाता है-- 


जो कछ वेद पुरान कही सुनि लीनी सबे जुग कान पसारे। 
लोकहु में यह ख्यात प्रथा छिन में खल कोटि अनेकन तारे ॥ 
“बन्द” कहे गहि मौन रहै किमि हौं हठ के बहु बार पुकारे। 
बाहर ही के नहीं सुनौ हे हरि ! भीतर हू ते भ्रहौ तुम कारे ॥ 
यह सवैया भावपंचासिका का जान पड़ता है। आगे दृष्टान्त-सतसई 
से कुछ दोहे चुनकर लिखे जाते हँ-- 

नीकी पै फीकी लगे , बिन श्रवसर की बात । 

जैसे बरनत युद्ध में , रस झूंगार न सुहात ॥ १॥ 

फीकी पे नीकी लगे , कहिये समय बिचारि। 

सब को मन हित करे , ज्यों विवाह में गारि॥२॥ 


३९५ 


कविता-कौम्‌दी, पहला भाग 


जो जाको गुन जानही , सो तिहि. आदर देत। 
कोकिल अंबहि लेत हैं, काग निबोरी हेत॥ ३॥ 
जाही ते कछ पाइये , करिये ताकी आस। 
रीते सरवर पे गये , कैसे बुकत पियास ॥ ४ ॥ 
गुन हो तऊ मंगाइये , जो जीवन सुख भौन। 
प्राग जरावत नगर तऊ , आग न आानत कौन ॥ ५॥ 
रस अनरस समभे न कछ , पढ़े प्रेम की गाथ। 
बीछू मन्त्र ने जानहीं , सांप पिठारे हाथ ॥ ६॥ 
कंसे निबहे निबल जन , कर सबलन सों गैर। 
जेसे बस सागर विष , करत मगर सों बैर॥ ७॥ 
दीबो अ्रवसर को भलो , जासों सुधरे काम । 
खेती सूखे बरसिबों , घन को कौने काम ॥ ८ ॥ 
अपनी पहुंच विचारि के , करतब  करिये दौर। 
तेते पांव पसारिये , जेती लांबी सौर॥९॥ 
पिसुन छल्यो नर सुजन सों , कसत बिसास न चूकि | 
जेसे दाध्यो दूध को , पीवत छांछहिं फंकि॥ १०॥ 
विद्याधन उद्यम बिना , कहौ जु॒पाव॑ कौन । 
बिना डुलाये ना मिले , ज्यों पंखा की पौन॥ ११॥ 
ओछे नर की प्रीति की , दीनी रीति बताय। 
जसे छीलर ताल जल , घढठत घटत घढ जाय ॥। १२॥ 
बुरे लगत सिख के बचन , हिये. विचारों आप। 
करुतवी भेषज बिन पिये , मिदे न तन की ताप॥ १३॥ 
गुरुता लघुता पुरुष की -, आश्रय वछतें होय। 
करी वृन्द में विध्य सों , दर्पेन में लघु सोय ॥ १४॥ 
रहे समीप बड़ेन के , होत बड़ो हित मेल। 


' सेबही जानत बढ़त है , वृक्ष ब्रराबर बेल ॥ १५॥ 


वृन्द ३९५ 









होय बड़े न हृजिये , कठिन मलिन मृख रज्भ । ५ 
कह जाहु नाहि न मिटत , जो विधि लिख्यो लिलार | 

अकुश भय करि कुंभ कुच , भये तहां नख मार ॥ १७॥ 
फेरन हैँ है कपट सों , जो कीजे व्यौपार। 

जसे हाडी काठ की , चढ़े न दूजी बार॥ १८॥ 
करिये सुख को होत दुख , यह कहो कौन सयान । 

वा सोने को जारिये , जासों दूठे कान ॥ १६॥ 
नयना देय बताय सब , हिय कौ हेत शअहेत । 

जैसे निर्मल आरसी , भली बुरी” कहि देत ॥ २०॥ 
ग्रति परच ते होत है , अरुचि अनादर भाय। 
मलयागिरि की भीलती , चंदन देति जराय ॥ २१॥ 
भले बरे 'सब एक सो , जौ लौं बोलत नाहि। 

जानि परतु हे काक पिक , ऋतु बसंत के माहि ॥ २३॥ 
निष्फल श्रोता मूढ़ पे , कविता बचने विलास। 

हाव भाव ज्यों तीयके , पति अंधे के पास ॥२३॥ 
हितहू की कहिये न तिहे , जो नर होय अबोध । 

ज्यों नकटे को आरसी , होत दिखाये कोध ॥ २४॥ 
सब सहायक सबल के , कोउ न निबल सहाय । 

पवन जगावत आग को , दीपहि देत बुभाय ॥ २५॥ 
कछ बसाय नहिं सबलसों , करे निबल पर जोर। 

चले न अ्रचल, उखार तरु , डारतः पवन भको२ ॥ २६॥। 
रोष मिटे कंसे कहत , रिस उपजावन बात। 

ईंधन डारे श्रागमों , कसे आग बुझात ॥ २७॥ 
जो जेहि भावे सो भलौ , गुत को कछु न विचार | 

तज गजमुकता भीलनी , पहिरति गुंज्जा हार॥ २८५॥ 


का 





३९६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


दुष्ट न छांडे दुष्टता , 
धोये हूं सौ बेर के , 
कहुं अ्वगृत सोइ होत गुन , 
कुच कठोर त्यो हे भछे , 
जाको जैसो उचित तिहि , 
गीदर कैसे ल्याइ है , 
जेसे बंधन प्रेम को , 
काठहि भेदें कमल को , 
जे चेतन ते क्‍यों तजें , 
चुबक के पीछे लग्यो , 
जो पाव अति उच्च पद , 
ज्यों तपि तपि मध्याह्नलों , 
जिहि प्रसंग. दूषन लगे , 
मदिरा। मानत है जगत 
जाके संग दूषण दुरे 
जैसे समभे दूध सब , 
मूर्ख गत समभे नहीं , 
कहा घटयो दिन को विभौ , 
करे बुराई सुख चहे , 
रोपे बिरवा आक की , 
बहुत निबल मिल बल करें , 
तिनकन की रसरी करी , 
सांच भूंठ निर्णय करे , 
राजहंस बिन को करे , 
दोषह को उमहे गहे , 
पिये रुधिर पय ना पिये , 


) 


ि 


केसे हूं. सुख देत। 
काजर होत न सेत ॥ २९॥ 
कहुँ गुत अवगुन होत । 
कोमल बुरे उदोत ॥ ३०॥ 
करिये सोइ बिचारि। 
गजमृक्ता गज मारि ॥ ३१॥ 
तेसी बंध न और। 
छेद न निकरे भौंर॥३२॥ 
जाकों जासों मोह । 
फिरत अचेतन लोह ॥ ३३॥ 
ताकौ पतन निदान । 
अस्त होतु हैँ भान ॥ ३४॥ 
तजिये ताको » साथ । 
दूध कलाली हाथ ॥ ३५१४ 
करिये तिहि पहिचानि | 
सुरा अहीरी पानि॥ ३६॥ 
तो न गृनी में चूक । 
देखे जौ न उलूक ॥ ३७॥ 
कंसे पाव कोइ । 
ग्राम कहां ते होइ॥ ३५८ । 
करे जू चाहें सोय। 
करी निबन्धन होय ॥ ३९॥। 
नीति निपुन जो होय। 
छीर नीर को दोय ॥ ४० ॥ 
गून न गहे खललोक। 
लागि पयोधर जोंक ॥ ४.१॥ 


वैन्द ३९७ 


है 


कारज धीरे होतु है , काहै होत अश्रधीर। 
समय पाय तरुवर फले , केतक सींचो नीर ॥४२॥ 
क्यों कीज॑ ऐसो जतन , जाते काज न होय। 
परबत पर खोदे कुंझ्रा , केसे निकसे तोय ॥ ४३॥ 
वीर पराक्रम ना करे , तासों डरत न कोइ। 
बालकहू को चित्र को , बाघ खिलौना होइ ॥ ४४॥ 
उत्तम जन सों मिलत ही , अवगून सो गृन होय। 
घनसंग खरो उदधि मिलि , बरसे मीठो तोय ॥ ४५॥ 
करत करत अभ्यास के , जड़मति होत सुजान । 
रसरी पश्रावत जात ते , सिल पर परत निसान ॥| ४६॥ 
भली करत लागति बिलम , बिलम न बुरे बिचार | 
भवन बनावत दिन लगे , ढाहत लगत न बार ॥ ४७॥ 
कुल सपृत जान्यौ परे , लखि सुभ लच्छन गात । 
होनहार बिरवान के , होत चीकने पात ॥ ४८ ॥। 
छोटे मन मे आय हें , के मोटी बात। 
छेरी के मुंह में दियो , ज्यों पेठा न समात ॥ ४९॥ 
होत निबाह न आपनो , लीने फिरे समाज । 
चूहा बिल न समात है , पूछ बांधियें छाज ॥ ५०॥ 
भ्रपनी प्रभता को सब , बोलत झूंठ बनाय । 
वेश्या बरस घटावहीं , योगी बरस बढ़ाय ॥। ५१॥। 
कछ कहि नीच न छेड़िये , भलो न वाको संग । 
पाथर डारे कीच में , उछरि बिगारे अंग ॥ ५२॥ 
ऊपर दरसे सुमिल सा , अन्तर अ्रनमिल आंक। 
कपटी जन को प्रीति है , खीरा की सी फांक ॥ ५३॥ 
सब सों आगे होय के , कबहुँ न करिये बात । 
सुधरे काज समाज फल , बिगरे गारी खात ॥ ४४॥ 


३९८ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ब्ूरो तऊ लागत भलो , भली ठोर पर लीन। 
तिय नैननि नीकौ लगे , काजर जद॒पि मलीन ॥ ५५॥ 
गुरुमुख पढ़यो न कहतु है , पोथी अर्थ विचारि । 
सो शोभा पावे नहीं , जार-भगर्भ-यूत नारि॥ ५६॥ 
छमा खड़ग लीने रहे , खल को कहा बसाय | 
अगिन परी तृनरहित थल , श्रापहि ते बुक्कि जाय ॥ ५७॥ 
गोले नर के पेट में , रहैे॑न मोदी बात। 
ग्राध सेर के पात्र में , के सेर समात ॥ ४५८ ॥ 
बचन रचन का पुरुष के , कहे नछिन ठहराय। 
ज्यों कर पद मख कछप के , निकसि निकसि दुर जाय ॥ ५९ ॥ 


॥ जवा खेले होतु है , सुख सम्पति को नास | 


राजकाज नल ते छुटयो , पांडव किय बनवास ॥ ६०॥ 
सरस्वति के भंडार की , बड़ी श्रपूरव. बात। 
ज्यों खरे त्यों त्यों बढ़े , बिन खरचे घट जात ।। ६१॥ 
बिरह पीर ब्याकुल भए , आयो पीतम गेह। 
जेसे आवत भाग ते , आग लगे पर मेह ॥ ६२॥ 
भले बंस को पुरुष सो , निहुरे बहु धन पाय। 
नवे धनृष सदबंश को , जिहि हूँ कोटि दिखाय ॥ ६३ ॥ 
लोकन के अपवाद को , डर करिये दिन रैन । 
रघृपति सीता परिहरी , सुनत रजक के बेन ॥ ६४॥ 
कहा कहां विधि को श्रविधि , भूले परे प्रबीन । 
म्रव को सम्पति दई , पंडित संपतिहीन ॥ ६५॥ 
वह संपति केहि काम की , जिन काहू पे होउठ। 
नित्य कमावे कष्ट करि , बिलसे औरहि कोठ ॥ ६६॥ 
तृनहूं ते अरु तूलते , हरुवो याचक आहि। 
जानतु है कछ मांगि है , पवन उड़ावत नाहि॥ ६७॥ 


बेताल॑ ३६६ 


सेइय नृप गुरुतिय अनिल , मध्य भाग जग माहि। , 
हैं विनाश अ्रति निकट ते , दूर रहे फल वबाहिं।॥ ६८॥। 


बैताल 


बेताल कवि का जन्म सं०१७३४ में हुआ । ये विक्रमशाह के दरबार 
में रहते थे | इन्होंने अपने छन्द प्रायः विक्रम को सम्ब्रोधन करके बनाये 
हें। ये नीति-विषयक बड़ी श्रच्छी कविता करते थे | इनका रचा हुआ कोई 
ग्रंथ नहीं मिलता । केवल थोड़े-से स्फुट छन्‍्द मिलते हे। उनमें से कुछ 
छन्‍्दों को हम नीचे प्रकाशित करते हे--- 
जीभि जोग अरु मोग जीभि बहु रोग बढ़ावे । 
जीमि करे उद्योग जीमि ले कैद करावे ॥ 
जीभि स्वर्ग ले जाय जीभि सब नरक दिखाबे । 
जीभि मिलावे राम जीमभि सब देह धरावे॥ 
निज जीभि ओठ एकग्र करि बाट सहारे तोलिये। 
बेताल कहें विक्रम सुनो जीमि संभारे बोलिये ॥१॥ 
टका करे कुलहल टका मिरदज्ग बजावे। 
टका चढ़े सुखपाल ठका सिर छत्र धरावे॥ 
टका माय अरु बाप टका भैयन को भैया। 
टका सास अरु ससुर ठका सिर लाड़ लड़ंया ॥ 
भ्रब एक ठके बिनू टकटका रहत लगाये रात दिन। 
बैताल कहूँ विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके बिन ॥२॥ 
मरे बैल गरियार मरे वह श्रड़ियल टढट्टू। 
मरे करकसा नारि मरे वह खसम निखटटू॥ 
बाभन सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्यावे । 
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावे॥ 
अरु बे नियाब राजा मरे तबे नींद भरि सोइये । 
बेताल कहें विक्रम सुनो एते मरे न रोइये ॥ ३ ॥ 


बे ताल ४७ १ 


गज सूनो इक दंत ललित बिन सायर सूनो । 

बिप्र सून बिन वेद और बिन पूहुप बिह॒नो॥ 
हरिनाम भजन बिन संत अ्रु घटा सून बिन दामिनी । 
बेताल कहे विक्रम सुनो पति बिन सूनी कामिनी ॥ ८ ७ 

बुधि बिन करे बेपार दृष्टि बिन नाव चलावे। 

सुर बिन गावे गीत अथे बिन नाच नचावे॥ 

गुन बिन जाय विदेश प्रकल बिन चतुर कहावे । 

बल बिन बांधे युद्ध हौंस बिन हेत जनावे॥ 
अनइच्छा इच्छा करे , अनदीठी बातां कहे। 
बेताल कहे विक्रम सुनो , यह मूर्ख की जात है ॥ ९ ॥ 

पग बिन कटे न पंथ बाहु बिन हटे न दुज॑न । 

तप बिन मिले न राज्य भाग्य बिन मिले न सज्जन || 

गुरु बिन मिले न ज्ञान द्रव्य बिन मिले न आदर । 

बिना पुरुष सिगार मेघ बिन केसे दादुर॥ 
बेताल कहे विक्रम सुनो , बोल बोल बोली हटे 
धिक्‍क धिक्‍क ये पुरुष को मन मिलाइ अन्तर कटे ।। १० ॥ 


उदयनाथ [कवीन्द्र | 
कवीन्द्र उदयनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। इनका जन्म सं० 
१७३६ के लगभग हुआ। ये अमेठी के राजा हिम्मतर्सिह श्रौर उनके पुत्र 
गुरुदत्तसिंह के पास रहा करते थे | थे भगवन्त राय खीची और बूंदी के 
राव बुद्धसिह के यहां भी गये थे, श्रौर वहां इन्हें बड़ा सम्मान भी मिला 
था । इनका रस चन्द्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कविता 
ब्रजभाषा में श्रृंगार विषयक अच्छी है । 
इनके कुछ छन्द यहां उद्धृत किये जाते हें-- 
कुंजन ते मम आवत गावत राग बनावत देवगिरी को । 
सो सुनि के वृषभानुसुता तलफे जिमि पंजर जीव चिरी को ।। 


अन्य. 


४०२ कविता-कौमुदी, पहंला भांग॑ 


तार थक नहिं नेनन तें सजनी अंसुआन की धार भिरी को । 
मार मनोहर नन्दकुमार के हार हिये लखि मौलसिरी को ॥ 

छिति छमता की परमिति मुद्गुता की कंधों ताकी है अनीति सौति 
जनता की देह की । सत्य की सता है, सील तरु की लता है रसता है के 
विनीत प्रनीत निज नेह की ॥ भनत कविन्द सुर नर नाग नारिन की 
सिच्छा है कि इच्छा रूप रच्छन अ्रछेह की। पतिब्रत पारावार बारी 
कमला है साधुता की के सिला हे के कला हें कुल गेह की ॥ २॥ 

कसी ही लगन जामे लगन लगाई तुम प्रेम की पगनि के परेखे हिये 
कसके । केतिको छपाय के उपाय उपजाय प्यारे तुमते मिलाप के बढ़ाये 
चोप चसके ।। भनत कविन्द हमें कुंज में बुलाय कर बसे कित जाय दुख 
देकर अबस के । पगनि में छाले परे नांघिबे को नोले परे तऊ लाल लाले 
परे रावरे दरस के |, ३॥ 

ऐसे में न मेन के न देख ऐन सन के / जगेया दिन रन के जितैया 
सौति सीन के । कमल कलोन मुकलित जू करनहार /कानन की कोरन 
लौ कोरन रंगीन के । भनत कविन्द भावती के नैन चायक से दिखे मैन 
पायक से नायक नवीन के । सांचे है श्रमीन के अमीन मानो मीन के/ 
बखाने को मृगीन के खगीन पत्नगीन के ॥ ४ ॥ हुं 

राज रस में री तेसी बरसा सम॑ री चढ़ी चंचला नचैरी चकचौंधा 
कौंधा वारे री । ब्रती ब्रत हारे हियो परत फुहारें कछू छोरे कछू धारे 
जलधर जलधारें री ॥ भनत “कविन्द” कुंज भोन पौन सौरभ सों काके 
न कंपाय प्रान परहथ पारे री । काम के तुका से फूल डोलि डोलि डारें 
मन औरे किये डारे ये कदम्बन की डारे री ॥। ५ ॥। 

सहर मभझारत पहर एक लाग जेहें छोर में नगर के सराय है उतारे 
की । कहत कविन्द मृग मांभिकि ही परेगी सांक खबर उड़ानी है बटोही 
ह्रक मारे की )। घर के हमारे परदेस को सिधारे याते दया के बिचारे 
हम रीति राह बारे की । उतरो नदी के तीर बर के तरे ही तुम चौंको 
जिन चौंकी तहां पाहरू हमारे की ॥| ६ ॥ 


नेवाज ४० ३ 


नेवाज 
नेवाज नाम के दो-तीन कवि पाये जाते हें। एक नेवाज महाराज 
छत्रसाल बुंदेला के यहां थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। दूसरे नेवाज 
बिलग्राम के जुलाहे थे। तीसरे नेवाज शिवर्सिह के कथनानुसार गाजीपुर 
के भगवंत राय खीची के यहां थे | दूसरे और तीसरे नेवाज साधारण 
कवि थे । अतएवं हम यहां प्रथम नेवाज ही की चर्चा करते हे । 
ठाकुर शिवर्सिह ने इनका जन्म सं० १७३९ माना है और जन्मस्थान 
श्रंतवेंद बतलाया है। ये छत्रसाल के समय में थे, इसके प्रमाण में ठाकुर 
साहब ने एक दोहा लिखा हे-- 
तुम्हे न ऐसी चाहिये , छत्रसाल महराज । 
जहूं भगवत गीता पढ़ी , तहूं कवि पढ़त नेवाज ॥ 
यह दोहा मालूम होता है, भगवत के स्थान पर नेवांज के निथत 
हो जाने पर बना था। 
नेवाज ब्राह्मण थे । शकुन्तला नाटक के सिवा इनका रचा हुआा 
कोई ग्रंथ नहीं मिलता । कहीं-कही पुस्तकों मे इनके फूटकर छंद मिलते 
हैं। नेवाज बड़े रसिक कवि थे। कहीं-कहीं भावों में इन्होंने बड़ी 
अइलीलता भर दी हैं। इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हँ-- 
देखि हमें सब आपस में जो कुछ मन भावे सोई कहती हे । 
ए घरहाई लोगाई सबब निसि द्योस नेवाज हमें दहती है ॥ 
बातें चब्राव भरी सुनि के रिसि आवत पे चुप हू रहती हैं । 
कान्ह पियारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसिबो सहती हें ॥ १॥ 
पीठि दे पौढ़ि दुराय कपोल को माने न कोटि पिया उत पोढ़त । 
बांहन बीच हिये कुच दोऊ गहे रसना मन ही मन सोचत ॥। 
सोवत जानि निवाज पिया कर सों कर दे निज ओर करोठत। 
नीबा विमोचत चौंकि परी मृगछौवा सी बाल बिछौना पे लोटत ॥२ 
पारथ समान कीन्‍्हों भारत मही में झ्रानि बांधि सिर बाता ठान्‍्यो 


४०४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सरम सपूती को । कोर कोर कटि गयो हटि के न पग दयो लयो रन 
जीति किरवान करतृती को ॥ भनत “'नेवाज” दिल्‍ल्लीपति सों सहादत 
खां करत बखान एती' मान मजबूती को । कतल मरह नह सोनित सों 
भरि गयो करि गयो हद भगवन्त रजपूती को ॥ ३ ॥ 
आगे तौ कीन्‍्हीं लगाली लोयन कैसे छिपे अजहू जौ छिपावति। 
तृ अ्रनराग कौ सोध कियो ब्रज की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 
कौन सकोच रघह्मो हुँ “नेवाज” जौ तू तरसे उनहूं तरसावति। 
बवरी जो पे कलंक लग्यो तो निसंक हुं क्यो नहिं अंक लगावति ॥४ 


रसलीन 

सेयद गुलाम नबी बिलग्रामी का उपनाम रसलीन था। बिलग्राम 
जिला हरदोई में एक मशहूर कस्बा हे । वहा बहुत दिनों से बड़े-बड़े 
विद्वान मुसलमान होते आये हे,भौर अब भी वर्तमान हे । रसलीन वही के 
रहने वाले थे । इनका जन्म अनुमान से सं० १७४६ के लगभग हुआ था। 
इनके रचे हुए दो ग्रथ मिलते हे, अंग-दपंण और रस-प्रबोध । अंग-दपंण 
मे नखशिख का वर्णात है और रस-प्रबोध में रसों का। मुसलमान होकर 
ब्रजभाषा में ऐसी सुन्दर रचना करने के लिए रसलीन धन्यवाद के पात्र 
है । शिवसिह ने इतको अ्रबी-फारसी का श्रालम फाजिल और भाषा 
कविता में बड़ा निपुण बताया है। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे 
दिये जाते हे -- 

मुखससि निरखि चकोर अरु , तन पानिप लखि मीन। 

पद पंकज देखत भंवर , होत नयन  रसलीन ॥ १ ॥ 

धरति न चौकी नग जरी ,यातें उर में लाइ। 

छांह परे पर पुरुष की , जिन तिय धरम नसाइ॥ २॥ 

चख चलि श्रवत मिल्‍यो चहत , कच बढ़ि छुवन छवानि। 

कटि निज दरब धरयो चहत , वक्षस्थल में आनि ॥ ३ ॥ 

सोतिन मुख निसि कमल भो , पिय चख भये चकोर। 

गुरुजल मन सागर भये , लखिं दुलहिनि मुख ओर ।॥। ४॥ 


धाष ४०४ 


रमती मन पावत नही , लाज प्रीति को अंत । 
दूहूँं ओर ऐचो रहै , ज्यों बिबि तिय को कत ॥ ५॥ 
लिखी बिरंचि राख्यो हुती , यह संयोग इक संग । 
कुच उतंग तिय उर चढ़े , पिय छर चढ़े अ्रनग ॥ ६॥ 
यों तिय नेननि लाज ज्यों , लसत काम के भाव । 
मिल्यो सलिल में नेह ज्यों , ऊपर ही दरसाय ॥| ७॥ 
मुकुत भये घर खोय के , कानन बैठे. जाय । 
घर खोवत हूँ श्रौर को , कीजे कौन उपाय ॥ ८५॥ 


वाध 


घाध कनन्‍नोज निवासी थे | इनका जन्म सं० १७५३ में कहा जाता 
हैं। ये कब तक जीवित रहे, न तो इसका ठीक-ठीक पता है, और न 
इनका या इनके कुटुम्ब ही का कुछ हाल मालूम हे। इन्होंने कविता का 
कोई ग्रन्थ लिखा या नहीं, यह भी अभी तक श्रज्ञात है । पर इनके 
सामयिक नीति-सम्बन्धी छंद इतने लोक-प्रिय हें कि गांवों में बातचीत 
करते समय लोग उन्हें कहावतों की तरह प्रयोग करते है । किसानों में 
ख़ेतीबारी के बहुत-से काम इनके छंदों के प्राधार पर ही होते है । इनसे 
यह जान पड़ता है कि ये बड़े अनुभवी और प्रतिभावान्‌ कवि थे । 

कहते हैं कि घाघ का गांव गंगा जी के जिस किनारे पर था, ठीक 
उसके सामने दूसरे किनारे पर लालबुभकक्‍कड़ का गांव था । 

घाघ बुद्धिमान, अनुभवी और प्रत्युत्पन्‍्नमति थे। उनके गांव वाले 
उनका आ्रादर भी बहुत करते थे । घाघ ने भी लोगों की साधारण बोल- 
चाल में छंद रचकर उनमें ज्ञान का विकास किया था। घाघ की प्रतिष्ठा 
और यश देखकर लाल बुभकक्‍्कड़ से न रहा गया । वे भी उनके समान 
अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए उद्योग करने लगे। पर उनमे घाघ 
की-सी प्रतिभा नही थी । संयोग से उनके गांव वाले भी बसे ही समभक- 
बूक के थे। उन्हें कोई भी नई बात देखकर आदचय होता था और वे 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


लालबुभवकड़ के पास यह बूभने के लिए दौड़े जाते थे कि “यह क्या 
है ?” लालबुभक्‍्कड़ का अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कुछ न 
कुछ बूमना ही पड़ता था; इसलिये उनके नाम के साथ बुझक्‍्कड़ उपाधि 
जुड़ गई । लाल उनका असली नाम था , 
एक बार लालबुभकक्‍कड़ के गांव वाले को राह में हाथी के पैर के 
चिह्न मिले । वह चकराया कि यह क्‍या है, जो लगातार दूर तक चला 
गया है ?” इतनी बड़ी शंका का समाधान लालबुभक्‍कड़ के सिवा और 
कौन कर सकता था ? वह अपना कामकाज छोड़कर इस शंका की 
निवृत्ति के लिए लालबुभक्कड़ के पास पहुंचा। लालब॒भवकड़ ने शड्भा 
सुनते ही हंसते हुए तत्काल उत्तर दिया-- 
लालबुभक्कड़॒ बूफते , और न बूभो कोय। 
पैर में चक्‍की बांध के , हरिना कदा होय ॥ 
इस तरह उन्होंने अपनी प्रखर-बुद्धि से गांव वाले का समाधान 
कर दिया । 
एक दिन एक गांव वाले को कहीं राह में एक कोल्हू पड़ा हुआ 
मिला । कोल्हू पुराना होकर काम का न रहा होगा और किसी ने उसे 
लापरवाही से फेंक दिया होगा । गांव वाले की समझ में यह बात न 
ग्राई कि यह क्या पदार्थ है । वह लालबुभक्कड़ के घर पहुंचा । लाल- 
बुझककड़ ने सर्वज्ष की तरह मुसकुराते हुए कहा-- 
लालब॒भकक्‍कड़ बूभते , वे तों हें गुरु ज्ञानी। 
पुरानी होकर गिर पड़ी , खूदा की सुर्मादानी ॥। 
इसी तरह लालबभकक्‍कड़ ने अ्रपनी' श्राश्‌ कविता का चमत्कार दिखा 
कर घाघ को परास्त करने का प्रयत्न किया । पर आज हम घाध को 
जहां किसानों में एक मित्र की भांति सम्मति देते हुए पाते है, वहां 
लालबुभक्‍्कड़ को विदृषक की तरह अपन। बेसिर-पैर की बातों से हंसा- 
हंसाकर उत्तकोी थकावट मिटाते और जी बहलाते हुए देखते हें । 
प्र कविता की भाषा से घाघ कन्नौज के निवासी नहीं जान पड़ते। 


बाध ४०७ 


कुछ लोग इन्हें फतहपुर जिले के किसी गांव का निवासी बतलाते हे 
उनका यह भी कहना है कि घाघ की पृत्र-बध्‌ कन्नौज की थी । उसने 
भी कुछ रचनाएं की हें, और घाघ की बातों का मजाक डड़ाते हुये 
खंडन किया है । कहा जाता हे कि उससे ही भेंपकर घाघ घर छोड़ कर 
कन्नौज जा बसे । यहां घाघ के कुछ छन्‍्द लिखें जाते हैं--- 
बेनियक सखरज ठकुरक हीन । बयदक पृत व्याधि नहिं चीन । 
पंडित चुपचुप बेसवा मइल । कहें घाघ पांचों घर गइल ॥ १॥ 
नसकट खटिया दुलकन घोर । कहे घाघ यह बिपत क ओर ॥ 
बाछा बैल पतुरिया जोय । ना घर रहे न खेती होय ॥ २॥ 
भुश्यां खेंड़ हर ह्ले चार। घर है गिहिथिन गऊ दुधार ॥ 
अरहर की दाल जड़हन का भात । गागल निबशा भर घिव तात ॥। 
सहरस खंड दही जो होय । बांके नैन परोसे जोय ॥। 
कहे घाघ तब सब ही भूंठा | उहां छांडि इहवें बेकुंठा ॥ ३॥ 
कुच कट पनहीं बतकट जोय । जो पहलौंठी बिटिया होय ॥ 
पातरि $षी बौरहा भाव । घाघ कहें दुख कहां समाय ॥४॥ 
मुये चाम से चाम कटावे , भुइं संकरी मां सोवें। 

घाघ कहें ये तीनों भकुओआ , उड़रि गये पर रोबें॥ ५॥ 
सुथना पहिरे हर जोंतें , औ पौला पहिरि निरावें। 

धाध कहें ये तीनों भकुआ , सिर बोफा ओौ गावें॥६॥ 
उधारि काढ़ि व्यौहार चलावें , छप्पर डारें तारो। 

सारे के संग बहिनी पठवें , तीनिउ का मुंह कारो॥७॥ 
आलस नींद किसाने नासे , चोरे नासे खांसी। 
अंखियां लीबर बेसवे नासे , तिरमिर नासे पासी ॥ ८।॥। 
ना अति बरखा ना अति धूप । ना अति बकता ना अ्रति चूप ॥ 
लरिका ठाकुर बूढ़ दिवान , ममिला बिगरे सांझ बिहान ॥ ९॥ 
माघ क ऊखम जेठ क जाड़ । पहिले बरिखे भरिग गाड़ ।॥ 
कहें घाघ हम होब वियोगी । कुंझा खोदि के धोइहें धोबी ॥१०॥ 


ड््य कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सावन सकला सत्तमी , जो गरजे अधरात। 

तू पिय जेहो मालवा , हों जेहों गुजरात ॥ ११॥ 

सावन सुकला सत्तमी , चन्दा डगे तुरन्त । 

की जल मिले समुद्र में , की नागरि कप भरन्त ॥। १२॥ 

सावन सुकला सत्तमी , छिपि के ऊगे भानु। 

तब लगि देव बरीसिहे , जब लगि देव उठान ॥ १३॥ 

सावन कृष्ण एकादसी , जेतोी रोहिन होय। 

तेतो समया जानियो , खरी घर्स जिनि कोय ॥ १४॥ 

बहु बजार बनिहार बनि , बारी बेठा बेल। 

व्योहर बढ़ई बन बबुर , बात सुनो यह छेल॥ १५॥ 

जो बकार बारह बरसे , सौं प्रन गिरहस्त । 

औरन को सुख दें सदा , आप रहे अलमस्त ॥ १६॥ 

सावन पछिवां भादों पुरवा , आसिन बहें “इसान । 

कातिक कन्ता सीक न डोले , गाजें सबे किसान ॥ १७॥ 
गया पेड़ जब बकला बैठा । गया गेंह जब मुड़िया पैठा ॥ 
गया राज जहूं राजा लोभी । गया खेत जहूं जामी गोभी ॥१८॥ 

घर घोड़ा पैदल चले , तीर चलावे बीन। 

थाती धरे दमाम घर , जग में भकुआझ तीन ॥ १९॥ 

सदां न बागां बुलबुल बोले , सदां न बाग बहारां। 

सदा न ज्वानी रहती यारो , सदां न सोहबत यारां ॥ २० ॥ 
नीचे ओद ऊपर बदराई , कहें घाघ भ्रब गेरई खाई ॥ 
पछिवां हवा ओसावे जोई , घाघ कहे घुन कबहुँ न होई ॥२१॥ 

सावन केरे प्रथम दिन , उगत न दीखे भान । 

चार महीना बरसे पानी , याको है परमान ॥ २२॥ 
जेठ मास जो तपे निरासा , तो जानो बरसा की झासा ।। 
दिवस बादरा रात को तारे , चलो कनन्‍्त जहूं जीवें वारे ॥२३॥ 


दास ४०७९. 


ताका भेंसा मादर बैल । नारिकुलच्छनिश्यलक छैल ॥ 
इनसे बाचें चातुर लोग । राज छोड़ के साथ जोश ॥२४।॥ 
सावन घोड़ी भादों साय , मात्र मास जो मेंस ब्िश्ञाय ।। 
हैँ थाघ मह सांची बात , ऋ्राणै मरे कि मलिक खाय् ॥२५॥ 
बिन बेलन खेली करें , बिन भैयन को रार। 
बिन मेहरारू घर करें , चोदह' साख लबार ॥ २६ ॥ 
बूढा. बेल ब, रिसाहे , कीना कपड़ा छेग् । 
श्रापुत करे नसौती , देवे दूषण द्वेय ॥ २७॥ 
ब्रेल चौकना जोत में , श्रौ चमकीली तार । 
ग्रे बरी हेंजान के , कुशल करें करतार॥ २८॥ 
दास का पूरा नाम भिखारीदास शा । जि० प्रत्मपपढ़ के टयोंगा ग्रांव 
में सं० १७४५ के लगभग इसका जन्म हुआ था । ये जाति के काग्रस्थ 
थे इनके पिता का नाम कृपालदास और -पितामह का वीरभान था। 
इनके रचे हुए काव्य निर्णय, रससारांश,-विष्णुपुराण, वामप्रकाश, छन्दो- 
ण॑व और ऋज्भारनिणंय-काव्य के उत्तम ग्रन्थ दें । इतकी कविता के कुछ 
नमूने हम वीचे उद्घृत करते हैे--...' 
... सुजस जनाजे भगतनहीं से प्रेम करे ज़िच अति ऊजरे भजति हरि 
॥म हैं| दीन के दुखन देखे श्रापतो सुखत लेखे '्विप्र पापरत तत मैन 
_भोहै धाम हैं। जग पर जाहिर है.धरम तिदाहि रहे देव दरतन ते लह्ठत 
बिसराम हैं। दास जू गनाये जे असज्जन के काम हैं समुझ्ति देखो एई : 
सब सज्जन के काम हैं ।| १ | 
धूरि चढ़ें नम पौन प्रसंग तें कीच भई जल-संगति पाई । 
फूल मिले नृप पं पहुंचे कृमि-कीटनि संग श्रनेक बिथाई ॥ 
चन्दन संग कुदारु सुगन्ध हल नीच प्रसंग लहै करुआई । 
दास ज देख्यो सही सब ठौरनि संगति को गुन-दोषन जाईं॥ २॥। 
पंडित पंडित सों सुख़मंडित सायर सायर के सन माने । 


४१० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


संत्हि संत भनंत भलौ गुनवंतनि को गुनवंत बखाने॥ 

जा पहं जा सह हेतु नहीं कहिये सु कहा तिहि की गति जाने । 

सूर को सूर सती को सती अरु दास जती को जती पहचाने ॥ ॥३॥ 
प्रानबिहीन के पाइ पलोटि श्रकेले हे जाइ घने बन रोयो । 
भ्रारसी अंध के आगे धरचो बहिरे को मतौ करि उत्तर जोयो ॥ 
ऊसर में बरस्थों बहु बारि पखान के ऊपर पद्धुज बोयो। 

दास बूथा जिन साहब सूम की सेवनि में अपनो दिन खोयो ॥४॥ 
दृग नासा न तो तप जाल खगी,न सुगंध सनेह के ख्याल खगी। 

श्रुति जीहा बिरागै न राग पगी मति रामे रंगी श्रौन काम रंगी ॥| 

तप में ब्रत नेम न पुरन प्रेम न भूति जगी न विभूति जगी। 

जग जन्म वृथां तिनको जिनके गरे सेली लगी न नवेली लगी ॥५॥ 
कंज सकोच गड़े रहे कीच में मीवनन बोरि दियो दहु नीरन। 
दास कहे मृगह को उदास के बास दियो है अरन्य गंभीरन ॥ 
श्रापुस में उपमा उपमेय ह्ले नेन ये निन्दित हें कवि घीरन। 
खंजनहूं को उड़ाय दियो हलके करि डारे अ्रनज्भ के तीरन ॥ ६ ॥ 
नैनन 'को तरसेये कहां लौं कहां लौं हिये बिरहागि में तैये । 

एक घरी न कहूं कल पैये कहां लगि प्रानन को कलपैये ॥ 
आवे यही भ्रब जी में विचार सखी चल सोतिहुं के घर जये । 

मान घटे ते कहा घटिह ज्‌ पे प्रानपियारे को देखन पये ॥ ७॥ 


रसनिधि 


रसनिधि का असलो नाम प्ृथ्वीसिंह था। ये दतिया राज्य के 
ग्रन्तगंत जागीरदार थे । इनके जन्म-मरण का ठीक समय निश्चित नहीं. 
है; परन्तु सं० १७६० में इनका होना माना जाता है । द 
इनका रचा हुआ रतनहजारा श्रद्भूत ग्रंथ हैं । हजारा में कुल दोहे 

ही दोहे हूँ । भावों को भलकाने में इन्होंने बड़ी बारीक बुद्धि से काम 
.. लिया हैं। इनके दोहे बिहारी के दोहों से टक्कर लेते हैं। नीचे इनके 
. कुछ दोहे लिखे जाते हैँ। देखिये कैसे लुभावने हँँ--- 


रसनिधि ४१९ 


रसनिधि वाको कहत हैं , याही तें करतार। 
रहत निरन्तर जगत कौ , वाही के कर तार॥ १॥ 


बज 


आये इसक लपेट में , लागी चसम चपेट । 
सोई श्राया जगत मे , और भरे सब पेंट ॥ २॥ 
सज्जन पास न कहु अरे , ये श्रनसमझी बात । 
मोम रदन कहुं लोह के , चना चबाये जात ॥ ३॥ 
हित करियत यहि भांति सों , मिलियत हैँ वहि भांत । 
छीर नीर ते पंछ ले , हित करिबे की बात ॥ ४॥ 
पसु पच्छीह जानहीं , अपनी अपनी पीर। 
तब सुजान जानों तुम्हें , जब जानौ पर पीर॥ ४५॥ 
रूप नगर बस मदन नूप , दृग जासूस लगाइ। 
नेहनि मन कौ भेद उन , लीनौ तुरत मंगाइ ॥ ६ ॥* 
सुन्दर जोबन रूप जो , बसुधा में न समाइ। 
दृग तारन तिल बिच तिन्‍हें , नेही धरत लुकाइ॥ ७॥ 
सरस रूप को भार पल , सहि न सके सुकुमार। 
याही तें ये पलक जन्‌ , भुकि श्रावे हर बार॥ ८॥ 
सुनियत मीननि मुखलग , बंसी अब सुजान | 
तेरी ये बंसी लगे , मीनकेत कौ बान॥ ९ ॥ 
जिहि मग दौरत निरदई , तेरे नैन कजाक | 
तिहि मग फिरत सनेहिया , किये गरेबां चाक ॥| १०॥ 
चतुर चितेरे तुब सबी , लिखत न हिय ठहराइ । 
कलम छुव॒त कर आंगुरी , कटी कटाछन जाइ ॥ ११॥ 
मन गयंद छवि मद छके , तोर जंजीरत जात । 
हित के भीने तार सों , सहजे ही बंधि जात ॥ १२॥ 
उडी फिरत जो तूल सम , जहां तहां बेकाम । 
ऐसे हुये को धरथयों , कहा जान मन नांम॥ १३॥ 


४१२ कविता-कौम्‌दी, पहला भाग 


लेउ न मजनू गोर ढिंग , कोऊ ले ले नाम। 
दरदवन्त कौ नेक तो , लेन देठ बिसराम ॥ १४॥ 
चसमन चुस्रमए. प्रेम कौ , पहिले लेहु लगाइ | 
सुन्दर मुख वह मीत कौ , तब अ्रवलोको जाइ ॥ १५॥ 
अद्शृत गति यह प्रेम की , बेनन कही न जाइई। 
दरस भूख लागे दुगन , भूखहि देह भगाइ ॥ १६॥ 
प्रेम नगर में दृग बया , नोखे प्रगंटे श्राइ । 
दो मल को करि एक मन , भाव देत ठहराइ ॥ १७॥ 
न्‍्यारो पेड़ों प्रेम कौ , सहसा धरो न पाव। 
सिर के पेड़े भावते , चली जाय तो जाव ॥ १८॥ 
अद्भुत गति यह प्रेम की , लखोा. सनेही आइ। 
जुरे कह टूटे कहूं , कह गाठि पर जाइ ॥ १९॥ 
अदभूत बात सनेह की , सुना सनेही आाइ। 
जाकी सुध आये हिये , सबही सुध बृध जाइ॥ २०॥ 
कहनावत में यह सुनी , पोषत तन को नेह। 
नेह लगाये अब लगी , सूखने सिगरी देह ॥ २१॥ 
बोलन चितवन चलन मे , सहज जनाई  देत। 
छिपत चतुरई कर कहूं , श्ररे हिये को हेत ॥ २२॥ 
यह बृूकन को मेन ये , लग लग कानन जात । 
काहू के मुख तुम सुनी , पिय आवन की बाल ॥ २३॥ 
'कजब्चन से तन में यहां , भरो सुहाम बनाई । 
विरह आंच वाप कहो , सहो कौन विधि जाइ ॥ २४।! 


नागरीदास और बनीठनोजी 


तागरीदास नाम के ब्रजभाषा के चार कवि हुए है । पहले! नागरी- 
दास श्री बल्लमभाताये महाप्रभु के शिष्प थे । दूसरे नागरीदास स्वामी 
हरिदास की शिष्य-परम्परा में थे । तीसरे नागरीदास गोस्वामी हितहरि- 


नागरीदास और बनीठनीजी ४१३ 


वंश वा श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रभु की सम्प्रदाय मे हुए। और चौथे नागरी- 
दास कृष्णगढ़ ( राजयूताना ) के राजा थे । इनके पिता का नाम 
राजसिह था । इनका अ्रसली नाम सावतसिह था। ये कविता में अपना 
उपनाम नागर, नागरिया अथवा नायरीदास रखते थे । इनकी रचना 
कृष्णगढ़ में अ्रभी तक सुरक्षित है । ये राठौर क्षत्रिय थे । इनका जन्म 
पौष कृष्ण १२ सं० १७५६ को हुआ । कवि होने के सिक् ये वीर भी 
थे। इन्होंने दस वर्ष ही की अवस्था में एक उन्मज्त हाथी को विचलित 
कर दिया था, ओर तेरह वर्ष की ग्रवस्था मे बूंदी के राव जंतसिह का 
समर में वध किया था । बीस वर्ष की अवस्था में अकेले ही एक सिंह 
को मारा था । कई घराऊ झंगड़ों करे कारण सं० १८१४ में ये राजफाट 
छोड़कर वन्दरवन चले गये और वहीं रहने लगे। ये महाप्रभु बललभाचार्य 
सम्प्रदाय के शिष्य थे। स १८२१ में भादव सुदी३ को वन्दावन में इन्होंने 
शरीर छोड़ा । वहां इनकी छतरी है, जिसमे लेख भी है । 

वृन्दावन इन्हें बहुत प्रिय था। वहां इनका सम्मान भी बहुत्त था। 
बहाँ के भक्तों में इनकी कविता का आदर इनके जीवनकाल ही में बहुत 
होगया था । इन्होंने ७५ ग्रन्थों की रचना की । इनमें से शभ्रन्त के दो 
अरब नहीं मिलते । ग्रन्थों के नाम ये हें--- 

(१) सिद्धारसार, (२) गोपी प्रेमप्रकाश, (३) पद प्रसद्भमाला, 
(४) ब्रजबेकुण्प्र तुला, (५) ब्रजसार, (६) भोरलीला, (७) प्रात्तरस- 
मञठजरी, (5५) विह्ारचद्रविका, (६) भोजनानन्दाष्टक, (१०) जुगलरस- 
मज्जरी, (११) फूलविलास,( १२) गोधन झ्रागमन, (१३) दोहनआनन्द, 
(१४) लग्ताष्टक (१५) फागव्लिास, (१६) ग्रीष्मविहार, (१७) षावस 
पचीसी, (१८) गोपी बैनविलास, (१९) रासरसलता, (२० ) रेनरूपरस, 
(२१) शीतसार, (२८) इश्कचमन, (२३) मजलिस मंडत, (२४) अरि 
लाष्टक, (२५) सदा की मांक, (२६) वर्षाऋतु की मांक, (२७) होरी 
की मांकऊ, (२८) कृष्णजन्मोत्सव कबित्त, (२९) प्रिया जन्मोत्सव कबित्त, 
(३०) सांभी के कबित्त (३१)रास के कवित्त, (३२) चांदनी के कबित्त, 


४ढश्ढ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


(३३)दिवारी के कबित्त, (३४) गोवद्धनंधारन के कबित्त, (३५) होरी के 
कबित्त, (३६)फाग गोकु लाष्टक, (३७) हिंडोरा के कबित्त,(३८ ) वर्षा के 
कबित्त (३९) मार्ग मगदीपिका, (४०) तीर्थानन्द, (४१) फागबिहार, 
(४२) बालविनोद, (४३) सुजनानन्द, (४४) बनविनोद (४५) भक्ति- 
सार, (४६) देहदसा, (४७) वेरागबल्‍ली, (४८) रसिक रत्नावली, 
(४९) कलि वैराग बल्‍लरी, (५०) ग्ररिल्ल पच्ीसी (५१) छुटकविघि, 
(५२) पारायण विधि प्रकाश (५३) सिखनख, (५४) नखसिख, 
(५५) छटक कबित्त, (५६) चरचरियां, (५७) रेखता, (५८) मनो- 
रथ मजञ्जरी, (५९) रामचरित्र माला, (६०) पद प्रबोधमाला, (६१) 
जुगल भक्ति बिनोद, (६२) रसानक्रम के दोहे, (६३) शरद की मांभ, 
(६४) सांझी फूल बीनन समेत सम्बाद, (६५) बसन्‍्त वर्णन, (६६) 
फाग खेलन समेतानुक्रम कबित्त, (६७) रसानुक्रम कबित्त, (६८) 
निकुझ्ज विलास, (६९) गोविन्द परचई, (७०) बनजन प्रशंसा, (७१ 
छुटक दोहा, (७२) उत्सव माला, (७३) पद म॒क्तावली, (७४) बेन- 
विलास, (७५) गुप्तरस प्रकाश । 

अन्त की दो पुस्तक अब नहीं मिलतीं । इनकी पुस्तकों का एक 
संग्रह नागर समुच्चय नाम से ज्ञानसागर छापाखाना बम्बई ने प्रकाशित 
किया हे । पर वह बहुत अशद्ध है । उसमें श्रन्य कवियों के भी बहुत-से 
छुन्द मिल गये हूं । 

ये वललभ-सम्प्रदाय के थे । इनकी कविता बड़ी सरस, भक्तिरस- 
पूर्ण होती थी । हिन्दी काव्य के रसिकों को इनकी पुस्तके भ्रवर्य पढ़नी 
चाहिए । इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये-- 


उज्जल पख की रन चेन उज्जल रस दंनी 

उदित भयो उड़राज अरुन दुति मन हर लेनी ॥ 
महा कृपित ह्लें काम ब्रह्म अस्त्रह छोड़चो मन ! 
प्राची दिसितें प्रजुलित आवति अगिनि उठी जन्‌ ॥ 
द्रहुन मानपुर भये मिलन कों मन हुलसावत । 
छावत छुपा अमन्द चन्द ज्यों ज्यों नभ शभावत॥ 


नागरीदास और बनीठनीणी 


जगमगाति बन जोति सोत अमृतधारा से। 
नवद्रुम किसलय दलनि चारु चमकंत तारा से॥ 
सस्‍्वेत रजत की रन चैन चित मैन उमहनी। 
तेसी मन्द सुगन्ध पौन दिच मनि दुख दहनी ॥ 
मधि नायक गिरिराज पदिक बुन्दावन भूषन। 
फटिक सिला मनि श्रद्धा जगमगति दुति निर्दूषन ॥ 
सिला सिला प्रति चन्द चमकि किरतनि छबि छाई । 
बिच बिच अम्ब कदम्ब भम्ब झूकि पायनि आई ॥ 
ठौर ठौर चहुं फेर ढेर फूलन के सोहत। 
करत सुगन्धित पवन सहज मन मोहत जोहत ॥ 
बिमल नीर निर्मरत कहूं भरना सुख करना। 
पहा सुगन्धित सहज बास , कुमकुम मद हरना ॥ 
कहुँ कहुँ हीरच खचित रचित मण्डल सुरासि के । 
जदित नतगन कहुं जुगल खम्भ भूलनि विलास के ॥। 
ठोर ठौर लखि ठौर रहत मनमथ सो भारी। 
बिहरत विविध बिहार तहां गिरि पर गिरधारी॥। 
इश्क चमन मह॒बूब का , जहां न जावे कोय। 
जावे सो जीवे नहीं , जिये सो बौरा होय ॥ 
जामें रस सोई हरयो , यह जानत सब कोय। 
गौर स्याम दे रंग बिन , हरयो रंग नहिं होय॥ 
ऐ तबीब उठि जाहु घर , श्रवस छुवे का हाथ । 
चढ़ी इश्क की कैफ यह , उतरे सिर के साथ ॥ 
अरे पियारे का करों , जाहि रहो है लाग। 
क्यों करि दिल बारूद में , छिपे इश्क की आग।। 
फूले फूलनि स्वेत बिच , अलि बेठे मधु लेन। 
दम्पति हित वुन्दा विपिन , धारे अगणित नेन ॥ 


४१५ 


४ ॥॥। 


४ 


६! 


४१६ कब्िता-कोमुर्दी, पहला भाग 


कलह कलपना काम कलेस निबारनों । 
परनिन्दा परद्रोह न कबहुं ब्रिचारनों ॥ 
जग प्रपंचध चटसार न चित्त चढ़ाइये। 
ब्रज़नागर नंदलाल सु निसिदिन गाइये ॥ ७ ॥ 
अन्तर कुटिल कठोर भरे अभिमान सों। 
तिनके गृह नहिं रहे सन्‍त सनमान सों॥ 
उनकी संगति भूलि न कबहू जाइये। 
ब्रजनामर नंद्रलाल सु निसिद्दित गाइये।॥ ८ ॥ 
कहू न कबहूं चंन जगत दुखकप हें। 
हरि भकक्‍लन को संग सठा सूखरूप हें ॥ 
इनके ढिग आानन्दित सम बिताइये। 
ब्रजनागर नंदलाल सु निसिदिन गाहइये ॥ ९ ॥ 
महाराजा नागरीदास की दासी बन्तीठनीजी भी कविता करतो थीं 
श्ौर कविता में अपना उपनाम रसिकब्िहारी रखती थी । ये सदा नागरी 
दासजी की सेवा ,ें रहती थीं । इनका देहान्त सं० १८२२ में हुआ । 
इनके बनाये कुछ पद नीचे लिखे जाते हे -- 
रतनारी हो थारी आंखड़ियां । 
प्रेम छकी रस बस भलसाणी जाणि कमल की पांखड़ियां ॥ 
सुन्दर रूप लुभाई गति मति हों गई ज्यूं मधु मांखड़ियां। 
रसिकबिहारी वारी प्यारी कौन बसी निस कांखड़िया ॥ १॥ 
हो भालो दे छे रसिया नागर पनां। 
सासां देखे लाज मरां छां आवां किण जतनां ॥। 
छेल अ्नोखो कयो न माने लोभी रूप सनां। 
रसिकबिहारी नणद बुरी छे हो लाग्यो म्हारो मनां ॥ २ ॥ 
पावस रितु वृन्दाबन की दुति दिन दिन दूरी दरसे है, छबि सरसे 
है । लूम झूम सावन घनो घत्त बरसे है ॥ 


चरसेदास ४१७ 


हरिया तरवर सरवर भरिष्म जमुना नीर कलोले है, मन मोल है । 
प्यारी जो रो बाग सुहावणो मोर बोले हे ॥ 

ग्राभा श्राया बीज चिमंके जलधर गहरो गाज॑ हूँ, रितुराज हूँ। 
स्थामा सुन्दर मुरली रली बन बाजं है ॥। 

रसिकबिहारीजी रो भीज्यों पीताम्बर प्यारी जी री चुनर सारी हैं, 
सुखकारी है । कुंजा कुंजा फूल रया पिय प्यारी है ॥ 

चरनदास 

चरनदास जी दूसर बनिया थे। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला तुतीया 
मगलवार सं० १७६० वि० मे राजपृताना के देहरा नामी गांव में हुआ । 
इन्होंने ७९ बषं की अवस्था में, सवत्‌ १८३९ में, दिल्ली म शरीर 
छोड़ा । इनका पहले का नाम रनजीतसिह था । इनके पिता का नाम 
मुरलीधर, माता का कुंजो और गरु का शुकदेव था । चरनदासजी ने 
सात वर्ष की अ्रवस्था में घर छोडा । घर से ये दिल्‍ली चले आये 
ग्रौर वहाँ अपने ताना के घर रहने लगे । वहीं १९ वर्ष की अवरथा में 
इन्हे वेराग्य हुआ । शिवर्सिह सरोज मे इनका जन्म स० १५३७ और 
जन्मस्थान पंडितपुर, जिला फंजाबाद लिखा हैं; और उसी के श्राधार 
पर मिश्रबन्धुओं ने भी वैसा ही लिखा है जो नितान्‍्त ब्रशुद्ध हे । हमने 
सहजोबाई की बानी और ज्ञान स्वरोदय से इनके जीवन चारित्र को सग्रह 
किया है ! 

उस! समय' इनके ५२ जिष्यः थे, जिनकी ५२ गहिया अलग-अलग 
अ्राजकल वर्तंकंन हैं, और उनके हजारों अ्रनुयाथी हे । इनकी चेलियों में 
सहजोंबाई और द्याबाई बडी प्रेमिणी थी । वे बराबर इनकी' सेवा में 
लगी रहती थीं । इन दोलों चेलियों ने भी कविता की है, जो उनकी बानी 
के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 

चरनदास के दो ग्रंथ मिलते हेँ, एक ज्ञानस्वरोदय और दूसरा 
चरनदास की बान्नी । यहां इनके दोनों ग्रन्थों में से कुछ षद्य चुनकर 
लिखे जाते हैं--- 


॥ 


४श्८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


दोहा 
चार वेद का भेद हें , गीता का हे जीव। . 
चरनदास लखू आपको , तो में तेरा पीव॥ १॥ 
सब योगन को योग है , सब ज्ञानन को ज्ञान। 
सब सिद्धि को सिद्धि है , तत्व सुरन को ध्यान।, २ ॥ 
इंगला पिगला सुखमणा , नाड़ी तीन बिचार। 
दहिने बायें स्वर चले , लखे धघारना धार! ३ ॥ 
पिंगला दहिने अंग हैं , इड़ा सु बायें होय। 
सुषमण इनके बीच है , जब रवर चाले दोय॥ ४ ॥ 
जब स्वर चाले पिंगला , मध्य सूर्य तहं बास। 
इड़ा सु बायें अंग हे , चर्ध करत परकास॥ ५॥ 
चित्त अपनो स्थिर करे , नासा आगे नेन। 
स्वांसा देखे दृष्टि सों , जब पावे स्वर बैन॥ ६॥ 
भोरहिं जो सुधषमण चले , राज होय उत्पात । 


देखनवालो.. बिनसिहे , और काल पर नात॥ ७ ॥ 


द चौपाई 


बिवाह दान तीरथ जो कहे । बस्तर भूषणघर पग धरे। 
बायें स्वर में यह सब कीजे । पोथी पुस्तक जो लिख लीजे ॥ ८५॥ 
योगाभ्यास अरु कीजे प्रीति। श्रौषध नाड़ी कीजे मीत। 
दीक्षा मन्त्र बोवे नाज | चन्द्रयोग थिर बैठे राज॥९॥ 
चन्द्रयोग में स्थिर पुनि जानो । थिर कारज सबही पहिचानो। 
कर. हवेली छप्पर छावे । बाग बगीचा गुफा बनावे॥हैणा। 
हाकिम जाय कोट में बरे । चन्द्रयोग श्रासन पग धरे। 
चरणदास शुकदेव बतावे । चन्द्रयोग थिर काज कहावे ॥११॥ 
 'जो-खांड़ा कर लीयो चाहे | जाकर (बेरी ऊंपर बाहै। “' 
युद्ध बाद रण जीते सोई । दहिने स्वर मे चाले कोई ।। १२ ॥ 


चरनदास ४१६ 


भोजन करे करे अस्नान । मैथुन कर्म भानु परधान। 
बही लिखे कीजे व्योहारा । गज घोडा बाहन हथियारा ।। १३ ॥ 
विद्या पढ़ नई जो सांधे । मन्त्रसिद्धि औध्यान अराधै । 
बरी भवन गवन जो कीजे । अरुकाहुको ऋण जो दीजे ॥ १४ ॥ 
ऋण काहू पे तू जो मांगे । विष औ भूत उतारन लागे । 
चरनदास शुकदेव विचारी । ये चर कम भान्‌ की नारी ॥ १५॥। 
दोहा 
गांव परगने खेत पुनि , इधर उधर में मीत। 
सृषुमण चलत न चालिये , बरजत है. रणजीत ॥ १६॥ 
छिन बांए छिन दाहिने , सोई सुषुमण जाति।' 
ढील लगे के ना मिले , के कारण की हानि॥ १७॥ 
होय क्लेश पीड़ा कछ , जो कोई कहिं जाय। 
सुषमण चलत न चालिये , दीन्हों तोहि. बताय ॥ १८॥ 
प्रब॒ उत्तर मत चलौ , बाये स्वर॒ परकाश | 
हानि होय बहुरे नहीं , आवन की शहि आश ॥ १९॥ 
दहिने चलत न चालिये , दक्षिण पश्चिम जानि। 
जो रे जाय बहुरे नही , औ होवे कछू हानि ॥ २०॥ 
दहिने स्वर में जाइये , पूरव उत्तर राज । 
सुख सम्पति आनंद करें , सभी होय सुख काज ॥ २१॥ 
बायें स्वर में जाइये , दक्षिण पर्चिम देश। 
सुख झानंद मंगल करें , जो रे जाय परदेश ॥ २२॥ 
दहिने सेती आयकर , बाएं पूछे कोय। 
जो बाये स्वर बन्द है, सफल काज नहिं होय॥ २३॥ 
बाये सेती आयकर , दहिने पूछे. धाय। 
जो दहिने स्वर बन्द हैं, कारण भ्रफल बताय ॥ २४ ॥ 
जब स्वर भीतर को चले , कारज पंछे कोय। 
पैज बांध वासों कहो , मनसा पूरण होय॥ २५॥ 


रै 


कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


जब स्वर बाहिर को चले 


वाको ऐसे भाषिये 
बाई करवट सोइये 


दहिने स्वर भोजन करे 


ग्ै 


५ 


रैँ 


रँ 


बाये स्वर भोजन कर, 


दस दिन भूला यो करे 


है 


दहिने स्वर भाड़े फिर , 


युक्तरी ऐसी साधिये 
प्राठ पहर दहिनों चले 
तीन वर्ष काया रहे 
दिन को तो चन्दा चले 
यह निश्चय करि जानिये 
राति चले स्वर चन्द्र में 
एक महीना यों चले 
जब साधू ऐसी लखें 
श्रागेही साधन करे 
ऊपर खेचि अपान कों 
उत्तम करे समाधि कों 
पवन पिये ज्वाला पचे 
मेरुएण्ड को फोरि के 
जहां काल पहुचे नहीं 
नभ मण्डल को जायकर 
जहां काल नहीं ज्वाल है 
होय उनमनी लीन मन 


। 


रैँ 


7 


५ 


रैँ 


न्‍ँ 


, छठे 


ह। 


7 


गै 


रै 


न्‍ 


। 


ँ 


7 


) 


तीनों बध लगाय के , 


योग सुषुमणा छू चले , देखे 


तब कोई पूछे तोर। 
तहि कारज विधि कोर ॥ २६ | 
जल बाये स्वर पीव | 
तो सुख पावं जीव ॥ २७॥ 


दहिने पीरव॑ नीर। 
पाव॑ रोग शरीर ॥ २८ ॥। 
बाये लघ॒ शकाय। 
तीनों भेद बताय ॥ २९॥ 


बदले नहिं जो पौन। 

५ पैन 
जीव करें फिर गौन ॥ ३० ॥ 
चले रात को सूर। 
प्रावा गसन बहु दूर॥ ३१॥ 
दिन को सूरज बाल । 


महीना काल ॥ ३२ ॥ 
छठे महीना काल। 
बेठ. गुफा तत्काल॥ ३३॥ 
प्राण अपान मिलाय । 


ताकों काल न खाय ॥ ३४॥ 
नाभि तले कर राह। 
बसे अमरपुर मांह ॥ ३५॥ 
यम की होय न त्रास । 


उनमे करे निवास ॥ ३६॥ 
छुटे सकल  सन्‍्ताप । 
बिसरे झापा आाप॥ ३७ ॥ 
या बायें को साध । 

खेल 


ग्रगाघ ।। रे८ ॥। 


चरनदास ४२९१ 


शक्ति जाय शिव सों मिले , जहां होय मत लीन। 
महा खेंचरी जो लगे , जाने जान प्रबीन ॥ २३९॥। 
आसन पद्म लगाय कर मूल बन्ध को बांध। 
मेरुदण्ड सीधों करे , सुरत गगन को साध ॥ ४० ॥। 
चन्द्रसू्यं दोड “सम करे , ठोढ़ी हिये लगाय। 
घट चक्कर को बेघकर , शून्य शिखर क्रो जाय ॥ ४१॥ 
इड़ा पिंगला साधकर , सुषुमण में करे बास। 
परमज्योति भिलमिलि वहां , पूजन. मन विश्वास ॥ ४२ ॥ 
सूर्य उत्तरायय. लखे , शुक्ल पक्ष क माहि। 
योगी काया त्यागिये , यामे. संशय नाहि॥ ४३ ॥ 
मृकक्‍त होय बहुरे नहीं , जीव खोज मिटि जाय। 
बन्द समुन्दर मिलि रहे , दुनिया ना ठहराय॥ ४४ 
जो रण ऊपर जाइये , दहिने स्वर परक्राध | 
जीत होग हारे नहीं , करे शत्रु को नाश ॥ ४५ || 
सक्षम भोजन कीजिये , रहिये ना पड़ सोय । 
जल थोरा सा पीजिये , बहुत बोल मत खोय ॥ ४६ ॥ 
पावक पानी वायू हैं, धरती और श्रकाश । 
प्रांच तत्व के कोट में , श्राय कियो ते वास ॥ ४७ || 
सतगुषह्" मेरा सूरमा , करें शब्द क्री कोट । 
मारे गोला प्रेम का , ढहूँ भरम का कोट ॥ ४८ ॥। 
में मिश्या गुरू पारत्ी , शब्द लगायो बान। 
चश्नदास घायल गिरे , तन मन बीधे प्रान ॥ ४९ ॥ 
धन नगरी धन देस हैँ , धन पुर पट्टन गांव। 
जहं साधू जन उपजियों , ताकी बलि बलि जाँव ।। ५० ।। 
जग माहीं ऐसे रहौ , ज्यों अम्बूज सर मांहि। 
रहै नीर के आसरे , पे जल छुबत नाहि।॥ ५१ ॥ 


४२२ कविता-कौमृदी, पहला भाग॑ 


दया नम्नता दीनता , छिमा सील सन्‍्तोष। 
इन क्‌ ले सुमिरन करें , निहचे पावे मोख ॥| ५२॥। 
चरनदास यो कहत हैँ , सुनियों सन्त सुजान। 
मुक्ति मूल आधीनता , तरक मूल अभिमान ॥| ५३॥ 
पहिले पहरे सब जगे , दूज. भोगी मान । 
तीजे. पहरे चोरही , चौथे जोगी जान ॥ ५४॥ 
तोष 
तोष का पूरा नाम तोषनिधि है । य सिगरौर, जिला इलाहाबाद 
के रहनेवाले चतुर्भज शुक्ल के पुत्र थे । स० १७९१ में इन्होने 'सुधानिधि 
नामक नायिका-भेद का एक ग्रथ रचा। इनके जन्ममरण के ठीक ठीक 
सवत्‌ का पता नही चलता । इनके रचे हुए विनय शतक और नखशिख 
नामक दो ग्रथों का और भी नाम सुना जाता हैं । इनकी कविता कही- 
कही बडी सरस हुई हैं । हम नीचे कुछ उदाहरण उद्धृत करते हे-- 
“एक कहे हसि ऊधवजी ब्रज की जुबती तजि चन्द्र प्रभा सी । 
जाइ कियो कहि तोष प्रभू एक प्रानप्रिया लि कस की दासी ॥ 
जो हुते कान्ह प्रवीन महा सो हहा मथुरा में कहा मति नासी । 
जीव नही उबि जात जबे ढिग पौढति है कुबजा कछहा सी ।।१॥ 
“श्रीहरि को छवि देखिबे को अखिया प्रति रोमन में करि देतो । 
बैनन के सुनिबे कह श्रौन जिते तित सो करतो करि हेतो ॥ 
मो ढिग छोडि न काम कछ कहि तोष यहे लिखितो विधि एतो । 
तौ करतार इती करनी करि के कलि में कलकीरति छेतो ॥२॥ 
“भूषण भूषित दूषणहीन प्रबीन महा रस में छबि छाई। 
पूरी अनेक पदारथ ते जिहि में परमारथ स्वारथ पाई।॥। 
भ्रौ उकते मुकते उलही कवि तोष अनोख भरी चतुराई। 
होति सबे सुख की जनिता बनि आवति जो बनिता कबिताई ॥ ३॥ 


रघनाथ ४२३ 


रघुनाथ 


रघुनाथ बन्दीजन महाराज काशिराज बरिबंड सिंह के राजकवि थे । 
महाराज ने इनको काशी के समीप चौरा गांव विया था, उसी में ये 
सकुटुम्ब रहते थे । 

इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते हे--काव्य-कलाध र, रसिक- 
मोहन झऔर इश्कमहोत्सव । काव्य-कलाधर की रचना सं ०१८०२ में हुई । 
ठाकुर शिवसिह ने लिखा है कि इन्होंने सतसई की टीका भी बनाई है। 


रघुनाथ ब्रजभाषा में कविता करते थे,परन्तु इश्कमहोत्सव में इन्होंने 
ग्राजकल की सी हिन्दी भाषा में कविता लिखी है । 

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हें *- 

देख हे देख या ग्वालिन की मग नेकु नहीं थिरता गहती है । 

आनंद सों “रघुताथ” पगी पर्गी रंगन सों फिरते रहती है ॥ 

छोर को छोर तरोना को छवे कर ऐसी बड़ी छवि को लह॒ती हूँ । 

जोबन आइबे की महिमा अ्रंखियां मनों कानन सों, कहती हैँ ॥१॥ 


सूखति जाति सुनी जब सों कछू खात न पीवति कसे धों रहे । 
जाकी है ऐसी दसा अ्रबही ““रघुनाथ सो श्रोषि अधार क्‍यों पेहें ॥ 
ताते न कीजिए गौन बलाइ ल्‍यों गौन करे यह सीस बिसेहे । 
जानति हौ दुग श्रोट भये तिय प्रान उ सासहि के संग जहे ॥२॥ 


सम्पति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़े बाढ़े सोच कहे रघुनाथ ताके राखिबे 
के रुख को । मन मांगे स्वादनि लपेटि पेट परचो तासों अ्रद्भ में अपार 
सज्ु प्रगटो कलुष को ॥ दारा सुत सखा को सनेह सों संतापकारी भारी 
है बचन यह बड़न के मख को । जगत को जितनो प्रपंच तितनों है दुख 
सुख इतनों जो सुख मानि लेनो दुख को ॥३॥ 


देखिबो को दुति पूनो के चंद की हे रघुनाथ श्री राधिका रानी । 
प्राई बुलाय के चौतरा ऊपर ठाढ़ी भई सुख सौरभ सानी ॥ 


४२४ कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


ऐसी गई मिलि जोन्ह की जोति मे रूप की रासिन जाति बखानी । 
बारन ते कछ भौहन तें कछ नेनन की छबि त॑ पहिचानी ॥४॥ 

ग्वालन सग ज॑बो ब्रज गायन चरंबो ऐबो अ्रवब कहा दाहिने ये नैन 
फरकत हैँ । मोतिन की माल वारि डारौं गुज माल प्र कुंजनि की सुधि 
आपे हियो धरकत है ।। गोबर को गारो “रघुताथ” कछ याते भारो कहा 
भयो पहलन मनि मरकत हे । मन्दिर हे मन्दर ते ऊंचे मेरे द्वारिका के 
ब्रज के खसरिक तऊ हिये खरकत हे ॥५॥ 

सुधरे सिलाह राखे, वायु बेगी बाह राखे, रसद की राह राख, राखे 
रहे बन को । चोर को समाज राखे, बजा औ नजर राखे, खबरि को 
काज बहुरूपी हरफन को ॥| भ्रगम भखैया राखे, सकुन लेवेया राखे, कहे 
रघनाथ औ विचार बीच मन को । बाजी राखे कबहू न औसर के परे 
जौन ताजी राख॑ प्रजन को राजी सुभटन को ॥।६॥। 

फूलि उठे कमल से अभ्रमल हितू के नैत कहे रघुनाथ भरे चेन रस 
सियरे । दौरि आये भौंर से करत गुनी गृन गान सिद्ध से सुजान सुख 
सागर सों नियरे॥ सुरभी सीं खूुलन सुकवि की सुमति लागी चिरिया सी 
जांगी चिन्ता जनक के: हियरे । धनुष पे ठाढ़े राम रविसे लसत आजु 
भोर कंसे नखत नरिन्द भये पियरे ॥॥७॥। 

आप दरियाव पास नंदियों के जाना नही दरियाव पास नदी होंयगी 
सो घावेगी। दरखत बेलि श्रासरे को कभी राखत ना दरखत ही के 
आासरे को बेंलि पावेगी। मेरे लायक जो था कहना सो कहा मेने रधुनाथ 
मेरी मति न्‍्यावहीं की गावंगी। बह मीहतोज आपकी हैं श्राथ उसके न 
झ्राप कैसे चली वह श्रासपास श्रावैगी ॥५८॥। 


गुमान मिश्र 


गुमान मिश्र के जन्म-मरण का समय भ्रभी तक ठीक-ठीक निश्चित 
नहीं हो सक्रा । इसके विषय में क्रेचल इतता ही पता चऋलताहूँ कि इन्होंने 
सं० १८०४ 'में प्रिह्याी के म्ोहमझदी खधिषति अली अभ्रकबरखां की झ्राज्षा 


दूलह | ४२५ 


से श्रीहषं कृत नेषध काव्य का विविध छन्‍्दों में श्रनुवाद किया। इन 
बातों का पता इनके अनुवादित ग्रन्थ से ही चलता है। श्रब इनके रखे 
हुए अलंकार, नायिका-भेद, काव्य-रीति आदि विषयों के कई ग्रन्थ तथा 
कृष्णचन्द्रिका का पता लगा हे, परन्तु नैषध काव्य के सिवा और सब 
ग्रन्थ भ्रप्रकाशित हे । 

इसमें सन्देह नहीं कि गुमान संस्कृत भाषा काव्य के अच्छे ज्ञाता थे, 
परन्तु नेषध का श्रनुवाद उनसे श्रच्छा नही हो सका। कहीं-कहीं तो मूल 
से भी अधिक जटिल होगया है । श्राजकल जो वेंकटेश्वर प्रेस का छुपा 
हुआ गमानकृत नेषध काव्य मिलता है, वह तो नितान्‍्त श्रशुद्ध हे। संभवत: 
गुमान ने ऐसी अशुद्ध रचना त की होगा । 

नेषध में से इनकी कविता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हैं-- 
नल के यश तेज विराजत है। शशि भान्‌ वृुथा छवि छाजत हैं ॥ 
जब ही जब यों विधि चित्त धरे। तब छेंकन को परिवेश करे ॥१॥ 
विधि भाल दरिद्र लिख्यो जेहि के | नहिं कीजत - अंक वथा तेहि के ॥ 
नल येतिकु ताहि तुरन्त दियो। जिमि ठारि दरिद्व को दूरि कियो ॥२॥ 


दुलह 

दूलह कवीन्द्र के पुत्रऔर कालिदास त्रिवेदी के पौत्र थे। इनके 
जन्म-मरण के ठीक-ठीक समय का अ्रभी तक पता नहीं चला । श्रनुमान 
से इतका जन्मकाल विक्रम सं० १९६१ के लगभग ठहरता है। दूलह का 
“कविकुल कंठामरण” नामक केवल एक ही ग्रन्थ मिलता है। उसमें 
कुल एक्यासी छन्द हें। इनके सिवा कुछ स्फुट छन्द भी मिलते है। 
दूलह का काव्य-गृण पैतुक है । कालिदास से कवीन्द्र की कविता श्रच्छी है 
झौर कवीन्द्रसे दुलह की । 

दूलह की कविता के कुछ नमते नीचे दिये जाते हे-- 

फल बिपरीत को जतन सों “विचित्र ” हरि ऊंचे हेत बामन में बलि 
के सदन में । झ्राधार बड़े ते बड़ो झ्ाधेय “क्षषिक” जानो चरन - समाना 


४२६ कविता-कोमृदी, पहला भाग 


नाहिं चौदहों भवन में | आधेय अधिक तें आधार की अधिकताई दूसरो 
अधिक आयो ऐसो गणनन में । तीनो लोक तन में अमान्यो ना गगन 
में बसे ते संत मन में कितिक कहो मन में ॥१॥ 

उत्तर उत्तर उतकरष बखानों “सार” दीरघ ते दीरघ लघू तें लघु 
भारी को | सब तें मधुर ऊख ऊख ते पियूष ना पियूष हूं ते मधुर है 
ग्रधर पियारी को ।। जहां कमिकन को कमे तें यथा क्रम “यथा संख्य' 
बैन, नेत, नैनकोन ऐसे धारी को । कोकिल तें कल, कंजदल तें अदल 
भाव जीत्यो जिन काम की कटारी तोकवारी को ॥२॥। 

धरी जब बाहीं तब करी तुम नाहीं पाइ दियो पलिकाही नाही नाहीं 
के सुह।ई हो | बोलत में नाहीं पट खोलत में नाहीं कवि दूलह उछाही 
लाख भांतिन लहाई हो ॥ चुम्बन में नाहीं परिरम्भन में नाहीं सब श्रासन 
विलासन में नाहीं ठीक ठाई हो । मेलि गलबाहीं केलि कीन्ही चित चाही 
यह हां से भली नाहीं सो कहां ते सीख आई हो ॥३॥ 

मानें सनमाने तेई माने सनमाने स्नमानें सनमाने सनमान पाइबतु 
है । कहें कवि दूलह अजाने अपमाने अ्रपमात सों सदन तिनहीं को छाइयतु 
है ॥ जानत हैं जेऊ तेऊ-जात हे बिराने द्वार जान बूझ भूले तिनको 
सुनाइयतु है । काम बस परे कोऊ गहत भगरूर तो वा अपनी जरूर जाजरूर 
जाइयतु है ॥४॥ 


गिरिघर कविराय 


गिरिधर कविराय का जन्म सं० १७७० में हुआ कहा जाता है। 
इन्होंने बहुत-सी कुण्डलियां बनाई हैं, जो बड़ी लोकप्रिय हैं। इनकी कविता 
की भाषा से इनका जन्म-स्थान कहीं भ्रवध में जान पड़ता है । इनके 
विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक बार इनके पड़ोस में एक बढ़ई 
भा बसा | उसने एक एसा पलद्भ बताया, जिसके चारों पावों पर पंखें 
लगे थे। जब कोई उस पलद्भ पर लेटता, तो पंखे आप से आप चलने 
लगते थे। बढ़ई ने वह्‌ पलद्भ के जाकर राजा को दिया। राजा ने उससे 


गिरिधर कविराय ड२७ 


वैसे ही और भी कई पलऊ्भ बना लाने को कहा । गिरिधर के आंगन में 
बर का एक बड़ा सुन्दर वृक्ष था । बढ़ई और गिरिधर से कुछ खटपट 
होगई थी । इसलिए बढ़ई ने राजा से वही बेर का पेड़ लकड़ी के लिए 
मांगा । राजा ने आज्ञा देदी । गिरिधर ने राजा से बहुत प्रार्थना की, कि 
वह पेड़ न दिया जाय, परन्तु राजा ने नहीं सुनी । इससे रुष्ट होकर 
गिरिधर उस राज्य को त्यागकर अ्रमण करने लगे । उसी भ्रमण के समय 
में स्त्री-पुरुष ने मिलकर कुंडलियो की रचना की । कहा जाता है किजिन 
कुंडलियोंके प्रारम्भ मे “साई” शब्द हे, वे सब गिरिधरकी स्त्री की बनाई 
हुई हैं। गिरिधर की कुंडलियां नाम से इनकी कुंडलियों (का संग्रह छपा 
हुआ मिलता हे । 
हम गिरिधर की कुछ कविता थहां उद्धृत करते हैं-- 

साई (बेटा बाप के , बिगरे भयो अकाज ।: 

हेरिनाकस्थप कंस को , गयउ ,दुहुन को राज ॥ 

गयउ दुहुन॒ को राज , बाप बेंठा में बिगरी । 

दुस्मन दावागीर , हंसे महिमंडल नगरी ॥ 

कह॒ गिरिधर कविराय , यूगन याही चलि आराई। 

पिता पूत्र के बैर , नफा कहु कोने पाई॥ १ ॥ 

बेटा बिगरे बाप सों , करि तिरियन सों नेहु । 

लटापटी होने लगी , मोंहि जुदा करि देहु।॥ 

मोंहि जुदा करि देहु , घरीमा माया मेरी। 

लेहौं घर ग्ररु द्वार , करों में फजिहत तेरी॥ 

कह गिरिधर कविराय , सुनो गदहा के .,लेदा ७ 

समय परयो है झाय , बाप से झंगरत बेढा॥ २ ॥ 

साई ऐसे पूत्र से , बांझ रहे बरू नारि। 

बिगरी बेटे बाप से , जाय रहे ससुरारि॥ 

जाय रहे. ससुरारि , नारि के ताम बिकाने। 

कुल के धर्म नसायं , भ्ौर परिवार नसाने॥ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


कह गिरिधर कविराय , 
ग्रसि पुत्रनि नहिं होय , 
काची रोटी कुचकुची , 


फूहर वही सराहिये , 
परसत उवपके लार , 
चुतर पोंछे हाथ , 


कह गिरिधर कविराय , 
कजरोटा बरु होइ , 
शुक ने कह्मों सदेस 
पग ते परे वहि देस , 
साई बेर न कीजिये 
बेटा बनिता पवरिया 
यज्ञ करावनहार , 
विप्र परोसी वंद्य , 
कह गिरिधर कविराय , 
इन तेरह सो तरह , 
सोना लादन पिय गये 
सोना मिले न पिय मिले , 
रूपा ह्वें गये केश , 
सेजन को बिसराम , 
कह गिरिधर कविराय , 


रँ 


गैँ 


_बहुरि पिया घर श्राव , 
५ 


जाकी धन धरती हरी , 
जो चाहे छलेतो बने , 
तो करि डारु निपद्ध , 
सौ 


मातु मंखे वहि ठाईं। 


बाझ रहतिऊं बरू साईं ॥ 
परती माछी बार। 
परसत टपकी लार।। 


फ्रपटि लरिका सौंचावे । 
दोउ करसिर खजुवाब ॥ 
फुहर के याही घेता। 
लुकाठन आंज नैना ॥ 
सेमर के पग लागिहौ। 
जब सुधि श्रावे फलन की ॥। 
गुरु पंडित कवि यार। 
यज्ञ करावनहार ॥। 
राजमन्जी जो होई। 
आप को तप रसोई ॥ 
यूगन ते यह चलि आई। 
दिये बनि आंवे साईं।॥ 
सूना करि गये देश । 
रूपा हे गये केश ॥ 
रोय रंग रूप गंबरावा। 
पिया बिल कबहेुँ न पावा ।। 
लोन बिन सब भ्रलोना । 
कहा करिहां ले सोना ॥ 
ताहि न लीजे संग । 
तो करि डारू निपद्भ ॥ 
भूलि परतीति न कीजे । 


सौगन्दे खाय , चित्त में एक न दीजे ॥ 


३१॥। 


ढक 


५ | 


६ ॥। 


3 


गिरिधर कविराय॑ डर 


कह गिरिधर कविराय , खटक जेहे नहिं ताकीं । 
अरि समान परिहरिय , हरी धन धरती जाकी ॥ ८ ॥ 
दोलत पाय न कीजिये , सपने में अभिमान । 
चंचल जल दिन चारिको , ठांड न रहत निदान ॥ 
ठांड न रहत निदान , जियत जगमें यश लीजे । 
मीछझे बचन . सुनाय , विनय सबही की कीजे ।। 
कह गिरिधर कविराय , अरे यह सब घट तौलत । 
पाहुन निशिदिन चारि , रहत सबही के दौलत ॥ ९ ।॥। 
गुन के गाहक सहस नर , बिन गन लहे न कोय । 
जेसे कागा कोकिला , शब्द सुने सब कोय ॥ 
शब्द सुने सब कोय , कोकिला सबे सुहावन । 
दोऊ को एक रंग , काग सब भये अपावन ॥ 
कह गिरिधर कविराय , सुनो हो ठाकुर मन के । 
बिनू गृन लहे न कोय , सहस नर गाहक गुन के ॥ १० ॥ 
साई सब संसार में , मतलब का व्यवहार । 
जब लग पेसा गांठ में , तबलग ताको यार॥ 
तबलग ताको यार , यार संगही संग, डोले। 
पैसा रहा न पास , यार मुखसे नहिं बोले॥ 
कह गिरिधर कविराय , जगत यहि लेखा भाई। 
करत बेगरजी प्रीति , यार बिरला कोई सांई ॥ ११॥ 
रहिये लटठपट काटि दिन , बरु घामे मां सोय । 
छांह न वाकी बंठिये , जो तरु पतरो होय॥। 
जो तरु पतरो होय , एक दिन धोखा देह! 
जा दिन बहु बयारि , टूटि तब जर से जहे ।। 
कह गिरिधर कविराय , छांहु मोटे की गहिये। 


का 


पाता सब भरि जाय , तऊ छाया में रहिये ॥ १२॥ 


४३० 


कविता-कौमुदी, 


साई घोड़ें आछतहि , 
कौप्मा लीजे हाथ में , 
दूरि कीजिये बाज , 
सिह कीजिये कद , 
कह गिरिधर कविराय 
तहा न॒ कीजे भोर 
साईं अवसर के पड़े 
जाय बिकाने डोम घर , 
बे राजा हरिचन्द , 
धरे तपस्वी वेष 
कह॒ गिरिघर कविराय , 
को न करे घटि काम 
साई ये न विरोधिये , 
ऐसे भारी वृक्ष को, 
कुल्हरी देत गिराय , 
टूक टूक के कारटि 
कह गिरिधर कविराय 
हिरणाकश्यप कंस 
लाठी में गुण बहुत हैं 


रै 


| 


रै 


पहला भाग 


गदहन॒ पायो राज । 
दूरि कीजिये बाज ॥ 
राज पुनि ऐसो आयो ॥ 
स्यथार गजराज चढ़ायो ॥। 
जहा यह बूमि बधाई । 
साभ उठि चलिये साईं ॥ १३॥ 
को न सहे दुख द्वन्द। 
वे राजा हरिचन्द ।! 
करे. मरघट रखवारी । 
फिरे अर्जुन बलधारी ॥ 
तपे॑ वह भीस रसोई | 
परे अवसर के साईं॥ १४॥ 
छोट बड़े सब भाय । 
कुल्हरी देत गिराय ॥ 
मारके जमी गिराई। 
समुद में देत बहाई ॥ 
फूट जेहि के घर आई । 
गये बलि रावण सांई ॥ १५॥ 
सदा राखिये सग। 


गहिर नदी नारा जहा , तहां बचाव अंग॥ 


तहां बचाव अंग , 
दृष्मन , दावागीर , 
कह गिरिधर कविराय , 
सब हथियारन छांडि , 
कमरी थोरे दाम की , 


खासा मलमल बाफता , 


भपटि कुत्ता कह मारे। 
होयं तिनहूं को भारे ॥ 
सुनो हो धूर के बाठी । 
हाथ महं लीजे लाठी ॥ १६)! 
बहुतें.. आवबे _ काम | 
उनकर राखे मान ॥ 


गिरिधर कविराय॑ ४३१ 


उनपर राखे मान , बुन्द जहं आड़े आवे। 
बकुचा बांधे मोठ , राति को झारि बिछाबे ४ 


कह गिरिधर कविराय , मिलत है थोरे दमरी। 
सब दिन राखे साथ , बड़ी मर्यादा कमरी ॥ १७॥। 


बिना बिचारे जो करे , सो पीछे पछिताय। 
काम बिगारं आपनो , जग में होत हंसाय ॥ 
जग मे होत हंसाय , चित्त मे चेन न पावे। 
खान पान सनन्‍्मान , राग रंग मनहि न भावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय , दुःख कछ टरत न टारे। 
खटकत है. जिय मांहि कियो जो बिना बिचारे ॥ १८ ॥। 
बीती ताहि बिसारि दे , आगे की सुधि छेइ। 
जो बनि आावे सहज में , ताही में चित देइ॥। 
ताही मे चित देइ , बात जोई बनि आवे। 
दुर्ज्न हंसे न कोइ , चित्त में खता न पावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय , यहें कह मन परतीती। 
ञ्रागे «को सुख समुकझ्ति , होइ बीती सो बीती ॥ १९॥ 
साई अपने चित्त की , भूलि न कहिये कोइ । 
तब लग मन में राखिये , जबलग कारज होइ ॥। 
जबलग कारज होइ , भूलि कबहुँ नहिं कहिये । 
दुरजन हंंसे न कोय , आप लियरे हे रहिये ॥ 
कहे गिरिधर कविराय , बात चतुरन के ताई। 
करतृती कहि. देत , आप कहिये नहिं साई ॥ २०॥ 
साई अपने भ्रात को , कबहुं न दीजे त्रास । 
पलक दूर नहिं कीजिये , सदा राखिये पांस॥ 
सदा राखिये पास , त्रास कबहूँ न दीज । 
त्रासि दियो लंकेश , ताहि की यति सुनि लीजे ॥ 


रै 


7 


४३२ 


कविता-कौमूदी, पहला भाग॑ 


कहूगिरिधर कविराय , रामसो मिलियो जाई। 
पाय. विभीषण राज , लंकपति बाज्यो साईं॥२१॥ 
साईं समय न चूकिये , यथाशक्ति सन्‍्मान | 
को जाने को आइ है , तेरी पौोरि प्रमान॥ 
तेरी पौरि प्रमान , समय श्रसमय तकि आवे। 
ताको तू मन खोलि , अक भरि हृदय लगावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय , सर्बे यामे सधि श्राई। 
शीतल जल फल फूल , समय जनि चूको साईं॥ २२॥ 
पानी बाढ़ो ताव में , घर में बाढ़ो दाम । 
दोनो हाथ उलीचिये , यही सयानो काम ॥ 
यही सयानो काम , राम को सुमिरत्त कीज । 
परस्वारथ के काज , शीश आगे धरि दीजे॥ 
कह गिरिघर कविराय , बडेनत की याही बानी । 
चलिये चाल सुचाल , राखियें अपनो पानी ॥ २३॥ 
राजा के दरबार में , जेये समया पाय। 
साईं तहां न बेठिये , जह कोड देय उठाय।॥ 
जह कोउ देय उठाय , बोल अनबोके रहिये । 
हसिये नहीं हहाय , बात पूछे ते कहिये ॥ 
कह गिरिधर कविराय , समय सो कीजे काजा । 
प्रति श्रातुर नहिं होय , बहुरि अनखैंह राजा ॥ २४॥ 
कृतघन कबह न मानही , कोटि करें जो कोय। 
सर्वेस प्रागे राखिये , तकऊ न अपनो होय ॥ 
तऊ न अपनो होय , भक्ते की भली न माने । 
काम काढि चुप रहे , फेरि तिहि नहिं पहिचाने । 
कह गिरिधर कविराय , रहत नितही निर्भय मन । 
मित्र छात्र सब एक , दाम के लालच कृतघन ॥ २५॥ 


सूद ४३ ३ 


र्दन 

सूदन मथुरा निवासी माथुर ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 
बसन्त था। ये भरतपुर के महाराज सूरजमल के आश्रय में रहा करते 
थे। इनके जन्म-मरण के ठीक ठीक समय का पता नहीं हैं। 
इन्होंने २३४ पृष्ठों के सुजान चरित्र नामक एक ग्रन्थ की रचना की है । 
उसे नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी ने प्रकाशित किया है । उसमें सं० 
१८०२ से १८१० तक सू रजमल के युद्धों का और विविध घटनाओं का 
वर्णन हूं । सूदन की कविता वीररस से पूर्ण है । प्राचीन कवियों में 
भूषण और लाल के परचात्‌ वीरर॒स की कविता रचने में सदन ही सफल 
हुए हैं । इनका युद्ध की तैयारी का वर्णन उत्तम है। इनकी भाषा में 


ब्रजभाषा और खड़ी बोली का मिश्रण है । इनकी कविता के कुछ नमूने 
नीचे दिये जाते हैं--- 

सेलनु धकेला तें पठान मुख मेला होत केते भट मेला हैं भजाये भुव 
भंग में । तंग के कसे ते तुरकानी सब तंग कीनी दंग कीनी दिली झौ 
दुहाई देत बंग में ॥ सूदन सराहत सुजान किरवान गहि धायो धीर धारि 
वीरताई की उमज्ु में । दक्खिनी पछेला करि खेला तें प्रजब॒खेल हेला 
मारि गद्भ में रुहेला मारे जज्भ- में ।8१॥ 

एके एक सरस श्रनेक जे निहारे तन भारे लाज भारे स्वामिकाज 
प्रतिपाल के । चद्भु लौं उड़ायो जिन दिली की वजीर भीर मारी बहु 
मीरन किये हैं बे हवाल के ॥ 6 बदनेत्त के सपृत श्री सुजानरसिह सिंह 
लौं कपटि नख दीन्‍न्हें करबाल के । वेई पटनेटे सेल सांगत खखेटे भूरि धूरि 
सौं लपेटे लेटे भूटे महाकाल के ।।२॥ 

बज़न के लाज मऊखेत की अवाज यह सुने ब्रजराज ते पठान वीर 
बबके । भाई प्रहमदखान सरन निदाल जानि आयो मनसूर तौ रहेंन 
अब दबके । चलना मुझे तौ उठ खड़ा होना देर क्‍या है ? बार बार कहे 
ते दराज सीने सब के । चंड भूजदंडवारे हयन उदंडवारे कारे कारे डीलन 


सवारे होत रब के ॥३॥ 


४३४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


महल सराय से रवाने बुआ बूबू करो, मुझे श्रफसोस बड़ा बड़ी बीबी 
जानी का | आलम में माजुम चकत्ता का घराना यारो जिसका ह॒वाल है 
तनया जैसा तानी का ॥ खने खाने बीच से अमाने लोग जाने लगे आफत 
ही जानो हुआ औल दहकानी का । रब की रजा है हमें सहना बजा है 
: वक्‍त हिन्दू का गजा है श्राया छोर तुरकानी का ॥४॥ | 

आप बिस चाखे भैया षघटमुख राखे देखि आसन में राखे बस बास 
जाको अचले । भूतन के छेया आसपास के रखेया और काली के नथैया 
हूं के ध्यान हूं ते न चले ॥ बेल बाघ बाहन बसन को गयन्द खाल भांग 
को धत्रे को पसारि देत अंचले । घर को हवाल यहे संकर की बाल कहें 
लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचले ॥।५॥ 

पृत मजब्रत बानी सुनि के सुजान मानी सोई बात जानी जासों उर 
में छमा रहे | जुद्ध रीति जानौं मत भारत को मानौ जेसो होय पुठवार 
ताते ऊन अगमा रहे ॥ बाम ओर दच्छिन समान बलवान जान कहत 
पुरान लॉकरीति मों रमा रहें | सूदून समर घर दोउन की एके विधि 
घर में जमा रहे तो'खातिर जमा रहें ॥६॥ 

पतोतल 

सीतल स्वामी हरिदास की टट्टी-सम्प्रदाय के महंत थे | इनका समय 
इस सम्प्रदाय के लोग स० १७८० के लगभग बतलाते हे, मरणकाल का 
कुछ पता नही चलता । सीतल ने चार भागों में गुलजार चमन नामक 
ग्रथ की रचना की थी । उसके तीन भाग मिलते है, जिनके नाम गुल- 
जार चमन, आनन्द चसन और विहार चमन हें। इनके विषय में यह 
किम्बदन्ती सुनी जाती हैँ कि ये शाहाबाद जिला हरदोई के समीप किसी 
ग्राम के निवासी थे, और लालबिहारी नाम के एक लड़के पर आसकक्‍्त 
थे । इनकी कविता प्रेमरस से सराबोर हैं। कुछ छन्दों का भाव सांसा- 
रिक प्रेम और भगवत्प्रेम दोनों ओर लगाया जा सकता है। लालबिहारी 
का नाम इनके छन्‍्दों में प्रायः अ्रधिक आया हूँ । सम्भव हूँ, इसी भ्रम में 
आकर लोगों ने ज्पर्यक्त, कल्पना की हो । 


सौतल ४३४५ 


सीतल हिन्दी के सिवा संस्कृत और फारसी भी जानते थे। इनकी 
कविता वतंमान हिन्दी के ढंग की है। नीचे इतके कुछ छंद लिखे 
जाते हे--- 
शिव विष्णु ईश बहु रूप तुई नभ तारा चार सुधाकर है। 
अम्बा धारानल शक्ति स्वधा स्वाहा जल पौन दिवाकर है ॥ 
हम अंशाग्रंश समझते हे सब खाक जाल से पाक रहे। 
सुन लालबिहारी ललित ललन हम तो तेरे ही चाकर हूँ ॥१॥ 
कारन कारज ले न्याय कहें जोतिस मत रवि गुरु ससी कहा । 
जाहिद ने हकक हसन यूसुफ अरहंत जेन छबि बसी कहा ॥ 
रतिराज रूप रस प्रेम इदक जानी छबि शोभा लसी कहा । 
लाला हम तुमको वह जाना जो ब्रह्म तत्व त्वम असी कहा ॥२॥। 
मुख सरद चन्द्र पर ठहर गया जानो के बुद पसीने का । 
या कुन्दन कमल कली ऊपर भमकाहट रक़््खा मीने का 
देखे से होश कहा रहवे जो पिदर ब्‌ अली सीने का । 
या लाल बदरुशां पर खींचा चौका इल्मास नगीने का ॥३॥ 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनन्द का कद किया । 
सब रूप सील गुन तेज पुञ्ज तेरे ही तन में बन्द किया।। 
तुझ हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया । 
चम्पकदल सोनजुढ़ी नरगिस चामीकर चपला चंद किया ॥४॥ 
मुख सरद चन्द्र परस्क्‍रम सीकर जगमगे नखत गन जोती से । 
के दल गुलाब पर शबनम के हैँ कनके रूप उदोती से ॥ 
हीरे की कनियां मंद लगे हे सुधा किरन की गोती से । 
ग्राया है मदन आरती को धर कनक थार में मोती से ॥५॥ 
बरनन करने को क्‍या बरन्‌ बरनूगा जेती बाली हूँ। 
ग्रह तीन उच्च के पड़े हुये जानी यह यूसुफ सानी है ॥ 
ससि भवन जीव सफरी मे गुर कन्या बुध जोतिस ज्ञानी है । 
इस लालबिहारी की सीतल क्‍या अ्ध चन्धर पेशानी है ॥९॥ 


४३६ कविता-कौमुदी, पहला भागे 


चन्दन की चौकी चारु पड़ी सोता था सब गुन् जटा हुआ । 
चौके की चमक अधर विहंसन मानो एक दाड़िम फटा हुआ ॥ 
ऐसे में ग्रहन समें सीतल एक ख्याल बड़ा झ्ग्टपटा हुआा। 
भूतल ते नभ, नभ ते भ्रवनी, अंग उछले नट का बटा हुआ ॥७॥ 


ब्रजबासीदास 


ब्रजबासीदास का जन्म सं०१७९० के झासपास हुझ्ा । ये वल्लभ 
सम्प्रदाय के थे। इन्होने स०"१८२७, माघ शुक्ला पच्रमी सोमवार को 
ब्रजविलास प्रारम्भ किया था | इस ग्रन्थ में कुल इतने छन्‍्द हँ--दोहा 
८८९,सोरठा ८८९, चौपाई १०६००, हरिगीतिका १०६ । इस स्रन्थ में 
भगवान कृष्ण की ब्रजलीला का वर्णन है। तुलसीदास के रामायण के 
ढग पर यह लिखा गया है । इसकी कविता क्ृष्ण-भकतों को विशेष प्रिय 
है । इन्होंने प्रबोध चद्रोदय का भी विविध छन्दों में श्रनुवाद किया हैँ। 
यहा ब्रजविलास से चन्द्रमा के लिए कृष्ण के मचलने की कथा उद्धृत की 
जाती हे-- 
ठाढ़ी अग्रजिर जसोदा रानी । गोदी लिये श्याम सुखदानी ॥ 
उदय भयो ससि सरद सुहावत । लागी सुत को मात दिखावन ॥ 
देखहु श्याम चद यह ग्रावत । अश्रति सीतल दुग ताप नसावत ॥ 
चिते रहे हरि इकटक ताही । करते निकट बुलावत ताही॥ 
मैया यह मीठो है खारों। देखत लगत मोहि यह थ्यारो॥ 
देखि मगाय निकट में लेहों । लागी भूख चंद में खेहों॥ 
देहि बेगि में बहुत भुखानों | मागत ही मसागत बिरुझानों ॥ 
जसुमति हंसत करत पछतायो | काहे को में चन्द दिखायो ॥ 
रोवत है हरि बिनही जाने । अब धों कंसे करिके माने ॥ 
विविध भाति करि हरिहि भुलावे। आन बतावे झ्रान दिखावे ॥ 

कहत जसोदा कोन विधि , समंभाऊ अब कान्ह । 
भूलि दिखायो चंद में , ताहि कहत हरि खान ॥ 


ब्रजबासीदास 


अनहोनी  कहुं होय 

याहि खात नहिं. कोय 
यही देत नित माखन मोको 
जो तुम व्याम चन्द को खेहो 
देखत रहो खिलौना चन्दा 
मधु मेवा पकवान मिठाई 
पालागों हुठई अधिक न कीजे 


खसि खसि कान्ह परत कनियां तें । 


जसुमति कहत कहा धौं कीजे 


तब जसुमत इक जलपुट लीनो । 


ऐसे कहि श्यामहि. बहकावे 
याही में तू तन धरि आवे 
हाथ लिये तोहि खेलत रहिये 
जलपुट आनि धरनि पर राख्यो 
लेहु लाल यह चद्ध में 
रोव॑ इतने के लिए 
देखहु इ्याम निहारि 
करी इती तुम श्रारि 
ताहि देखि मुसकाय मनोहर 


चन्दा पकरत जल के मांही । 
तब ज़लपुदु के नीचे देखे । 


देखत हंसी सकल ब्रजनारी 
तबहिं श्याम कुछ हंसि मुसुकाने 


लठउंगो री मा चन्दा लउठंगो । 
यह तो कलमलात जहली॑ माहीं । 
बाहर निकट देखियत माहीं । 


४३७ 


तात सुनी यह बात कहुं । 
चंद खिलौना जगत को ॥। 


। छिन छिन देत तात सो तोको ।। 


बहुरो फिरि माखन कहूं पहो ॥॥, 
हंठ नहिं. की बाल गोबिन्दा ।। 
जो भावे सो लेहु कनन्‍्हाई।॥। 
में बलि रिस ही रिस तन छीजे ॥। 
दे ससि कहत नन्‍्द रनियां तें।। 
मांगत चन्द कहां तें दीजे ॥ 
कर में ले तेहि ऊंचो कीनो ।॥। 
भ्राव चन्द तोहि लाल बुलावे॥। 
तोहि देखि लालन सुख पावे॥ 
नेक नहीं धरनी पर धरिये॥ 
गहि झ्रानहु ससि जननी भाख्यों ॥। 
लीनों निकट बुलाय । 

तेरी श्याम बलाय ॥ 

या भाजन में निकट ससि । 

जा कारण सुन्दर सुवन ।। 

बार बार डारत दोऊ कर॥ 
आवत कछ हाथ में नाहीं॥ 
तहं चन्दा प्रतिबिम्ब न पेखे ॥ 
मगत बालछबि लखि महतारी ॥। 
बहुरो माता सों बिरुझाने ॥ 
बाहि आपने हाथ गहूंगौ ॥ 
मेरे कर में आ्रावत नाहीं॥ 
कहौ तो में गहि लाबों ताही ॥ 


कहुत जसोमति सुनहु कन्हाई । तुब मुख लखि सकुचत उड्राई ॥ 


दयाबाई ४३९ 


ता सुख दारा सुख महल , ना सुख भूष भये। 
साधु सुखी सहजो कहे , तृरगा रोग गये॥ ५ ॥ 
साधु वक्ष बानी कली , चर्चा फूले फूल । 
सहजो संगत बाग में , नाना फल रहे झूल॥ ६ ॥ 
बेठ बेठ बहुतक गये , जग तरवर की छांहि। 
सहज बटाऊ बाट के , मिलिमिलिबिछड़तजाहि ॥ ७ ॥ 
ग्रभिमानी नाहर बड़ो , भरमत फिरत उजार। 
सहजो नन्‍हीं बाकरी , प्यारा करे संसार ॥ ८ ॥ 
सीस कान मूख नासिका , ऊंचे ऊंचे ठांव। 
सहजो नीचे कारने , सब कोउ पूज पांव॥ ९ ॥ 
भली. गरीबी नवनता , सके न कोई मार। 
सहजो रुई कपास की , काटे ना तरवार ॥ १०॥ 
प्रेम दिवाने जो भये , पलट गयो सब रूप। 
सहजो दृष्टि न आवई , कहा रंक कह भूप ॥ ११॥ 
में श्रतण्ड व्यापक्त सकल , सहज रहा भरपूर । 
ज्ञानी पावे निकट ही , म्रव जाने दूर।॥। १२॥ 
जोगी पाव॑ जोग सूं , ज्ञानी लहे विचार 
सहजो पावे भक्ति सं , जाके प्रेम अधार ॥ १३।। 
सील छिमा सनन्‍्तोष गहि , पांचों इन्द्री जीत। 
राम ताम ले सहजिया , मकति होन की रीत ॥ १४॥। 
जब लग चावल धान में , तब लग उपजे आय। 
जब छिलके कं तजि निकस , मक्ति रूप हूँ जाय ॥ १५॥। 


दयाबाई 


दयाब|ई भी साधु चरनदास की शिष्या और सहजोबाई की गुरु- 
बहन थीं। ये चरनदासजी की सजातीय श्रर्थात्‌ दूसर जाति की थीं। चरन- 


कक 


दांसजी के जन्मस्थान मेवाड़ के डेहरा नामक गांव में, इनका भी जन्म 


४४० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


हुआ था । वहा से ये अपने गृुरूजी के साथ दिल्‍ली आकर भक्ति कमाती 
रही । दिल्‍ली ही में इन्होने शरीर छोडा । 
स० १८१८ में इन्होने अपना पहला ग्रथ दयाबोध रचा । सहजोबाई 
की तरह इन्होने भी गुरु चरतदासजी की महिमा खूब गाई हैँ। इनकी 
कविता बडी मधुर और प्रेम से युक्त हैं। हम यहा दयाबोध से कुछ दोहे 
उद्धृत करते है -- 
जो पग धरत सो दुढ घरत , पग पाछे नहिं देत। 
अहड्भार क मार करि , राम रूप जस लेत॥ १॥। 
बौरी ह्व चितवत फिरू , हरि झ्रावे केहि श्रोर। 
छिन उट्ठू छिन गिरि परू , राम दुखी मन मोर ॥ २ ॥ 
प्रेम पुषु्ज प्रकटे जहा , तहा प्रकट हरि होय । 
दया दया करि देत हे , श्रीहरि दशन सोय ॥ ३ ॥ 
“दया कवर” या जगत में , नहीं रह्यो थिर कोय । 
जेसों बास सराय को , तैसो यह जग होय ॥ ४ ॥ 
तात मात तुम्हरे गये , तुम भी भये तयार। 
ग्राज काल मे तुम चलो , दया होहु हुसयार ॥ ५ ॥ 
बडो पेट है काल को , नेक न कह श्रघाय । 
राजा रोना छत्रपति , सब कू लीले जाय॥ ६॥ 
दुख तजि सुख की चाह नहिं , नहिं. बेकुण्ठ बेवान। 
चरन कमल चित चहत हों , मोहि तुम्हारी आन ॥| ७ ॥ 
साध सग में सुख बडो , जो करि जाने कोय | 
आधो छिन सतसग को , कलमख डारे खोय ॥ ८ ॥ 
ठाकुर 
ठाकुर असनी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। इनका जन्म सं० १७९१२ 
के लगभग कहा जाता है ' इनकी कविता इतनी लोकप्रिय है कि कभी- 
कभी उसका उपयोग कहावतो की तरह किया जाता है। ठाकुर लाम्र के 
कई बवि हुए, पर तु सब से प्रस्ड्धि इसी ताले ही हूँ | प्रेम बा ऋण 


ठाकुर ४० 


इनकी कविता का मुख्य गण है। नीचे हम कुछ कविताएं उद्धृत करते 
हैं; उनसे ठाकुर के हृदय का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है। 

वर प्रीति करिबे की मन में न राखे संक राजा राव देखिके न छाती 
धकधाकरी । अपनी उमंग की निबाहिबे की चाह जिन्हें एक सो दिखात 
तिन्‍्हें बाध श्रौर बाकरी ॥ ठाकुर कहत में विचार के॑ विचार देखो यहै 
मरदानन की टेक बात आकरी । गही जौन गही जौन छोडी तौन छोड़ 
दई करी तौन करी बात मा करी सो ना करी ॥। १ ॥। 

सामिल में पांर में सरीर में न भेद राखे हिम्मत कपट को उधारेतौ 
उधरि जाय । ऐसे ठान ठाने तौ बिनाहू जन्त्र मन्त्र किये सांप के जहर को 
उतारे तो उतरि जाय । ठाकुर कहत कछ कठिन न जानौ अब, हिम्मत 
किये तें कहो कहा न सुधरि जाय । चारि जने चारिहृदिसा तें चारो कोन 
गहि मेहर को हिलाय के उखारें तौ उखरि जाय ॥। २॥ 

ग्रन्तर निरन्तर के कपट कपाट खोलि प्रेम को झलाभल हिये में 
छाइयतु हैं। लटी भई आप सो भई है करतृत जौन बिरह विथा की कथा 
को सुनाइयतु है! ठाकुर कहत वाहि परम सनेंही जानि दुख सुख आपने 
विधिसों गाइयतु है । कैसों उत्साह होत कहत मते की बात जब कोऊ 
सुधर सुनैया पाइयतु है । ॥ ३ ॥ 

जौलों कोऊपारखी सों होन नहिं पाई भेंट तब ही लों तनक गरीब 
लों सरीरा हैं । पारखी सों भेंट होत मोल बढ़े लाखन को, गुनन के प्लागर 
सुबृद्धि के गंभीरा है ॥ ठाकुर कहत नहिं निन्‍दो गुनवारत को देखिबे को 
दीन ये सपूत सूरबीरा हैं । ईश्वर के आनस तें होत ऐसे मानस जे मानस 
सहूरवारे धूर भरे हीरा हैं॥ ४ ॥ प 

सुकवि सिपाही हम उन रजपूतन के दान युद्ध वीरता में नेकहू न 
सुरके । जस के करैया है मही के महिपालन के हिये के बिशुद्ध हैं सनेही 
सांचे उर के || ठाकुर कहत हम बेरी बेवक्‌फन के जालिम दमाद हें श्रदे- 
नियां ससुर के । चोजन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज 
हैं पै चाकर चतुर के ॥ ५॥ 


४४२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


हिलिमिलि लीजिये प्रबीनन ते आठों जाम कीजिये ग्रराम जासों 
जिय को अराम है। दीजिये दरस जाको देखिबे कौ होस होय कीजिये न 
काम जासों नाम बदनाम है | ठाकुर कहत यह मन में विचारि देखो जस 
श्रपजस को करेया सब राम है । रूप से रतन पाय चातुरी से धन पाय 
ताहक गंवाइबो गंवारन को काम हूँ । 


कोमलता कंज ते गुलाब ते सुगन्ध लेके चन्द ते प्रकाश कियो उदित 
उजेरो है । रूप रति आनन तें चातुरी सुजानन तें नीर ले निवानन ते 
कौतुक निबेरों है।! ठाकुर कहत यों मर्सालौ विधि कारीगर रचना 
निहारि जन होत चित चेरो हुँ । कंचन को रंग ले सवाद ले सुधा को 
बसुधा को सूख लूटि के बनायौ मुख तेरो है ॥ ९ ॥ 


ग्वारन को यार हे सिगार सुख सोभन को सांचो सरदार तीन लोक 
रजधानी को । गाइन के संग देख भ्रापनो बखलत लेख आनन्द विशेष रूप 
ग्रकह कहानी को ॥ ठाकुर कहत सांचो प्रेम को प्रसंगवारों जा लख श्रनंग 
रग दंग दधिदानी को । पुण्य नंदज्‌ का गअ्रनू राग ब्रजवासिन को भाग जसु- 
मति को सुहाग राधारानी को ॥ ८ || 


आपने बनाइबे को और को बिगारिबे को सावधान ह्व के सीखे द्रोह 
से हुनर है। भूल गये करुनानिधान स्थाम मेरे जान जिनको बनायो यह 
विश्व को बितर हैं ॥ ठाकुर कहत पे सबे मोह माया मध्य जानत या 
जीवन को अ्जर श्रमर हैं । हाय ! इन लोगन को कौन सो उपाय जिन्हें 
लोक को न डर परलोक को न डर है ॥ ९ ॥। 


लगी भ्रन्तर में करे बाहिरि को बिन जाहिर कोऊ न मानतु है । 
दुख श्रौ सुख हानि ञ्रौो लाभ सबे घर की कोउ बाहर भानतु है । 
कवि ठाकुर आपनी चातुरी सों सबहीं सब भांति बखानतु है । 
पर बीर मिले बिछुरे की विथा मिलि के बिछुरे सोई जानतु है ॥१०॥ 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जौ ऊपर के उर आानत हल है । 
ब्राहर बार बिलोकि घरी घरी सूरति तौ पहिचानति हू है ॥ 


बोधा है ४४३ 
ठाकुर या मन की परतीति है जो पे सनेह न मानति हल है । 
श्रावत हैं नित मेरे लिए इतनो तो बिसेसह जानति हे है ॥११॥ 
यह प्रेम कथा कहिये किहि सों सो कहेसों कहा कोऊ मानत है । 
पर ऊपरी धीर बंधायो चहे तन रोग न वा पहिचानत है॥ 
कहि ठाकुर जाहि लगी कसके सु तो को कसके उर ग्रानत है । 
बिन आपने पाय बेवाय गये कोऊ पीर पराई ने जानत है ॥१२॥ 
के जे कहें ते भले कहिबो करें मान सही सौ सबे सहि लीजे । 
ते बकि आपुहि ते चुप होयंगी काहे को काहुवे उत्तर दीजे। 
ठाकुर मेरे मते की यह घनि मान को जोबन रूप पतीजे । 
या जग में जनमें को जिये को यहै फल है हरि सों हित कीजे ॥१३॥ 
एक ही सों चित चाहिये और लौं बीच दगा को परे नहिं टांको । 
प्रानिक सों चित बेंचि के जू अब फेरि कहां परखावनो, ताको ॥ 
ठाकुर काम नहीं सब को इक लाखन में परबीन है जाको। 
प्रीति कहा करिबे में लगे करिके इक ओर निबाहनों वाको'॥१४।॥ 

<“वह कंज सो कोमल अंग गपाल को सोऊ सबै पुनि जानती हौ । 
बलि नेक रुखाई धरे कुम्हलात इतौऊ नहीं पहिचानती हो ॥ 
कवि ठाकुर या कर जोरि कह्यो इतने पे बने नहि मानती हो । 
दग बान ये भौंह कमान कहौ अब कान लौं कौन पे तानती हो ॥१५॥ 


बोधा 


बोधा का पहला नाम बृद्धिसेत था। ये सरवरिया ब्राह्मण थे। 
कोई कोई इनका निवास-स्थान राजापुर ( जिला बांदा ) और कोई 
कोई फिरोजाबाद ( जिला आगरा ) बतलाते हैं। परन्तु फीरोजाबादी 
बोधा एक भिन्‍न कवि हुए हैं। पन्‍ना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था 
उनके वंशज अ्रब तक फीरोजाबाद में वरतंमान हें । उन्होंने “बागविलास 
नामक काव्य-ग्रन्थ की रचना की थी, जो अब दुष्प्राप्य हो रहा है । जान 
पड़ता है कि पन्‍ना दरबार से सम्बन्ध रखने वाले बोधा राजापुर ही के 


४४४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


रहने वाले थे । इनके जन्म-मरण का टीक समय अभी निश्चित नहीं 
हो सका हैं। शिवर्सिह सरोज में इनका जन्म-संवत्‌ १८०४ लिखा है। 
अनुमान से यही ठीक जान पड़ता है । 


पन्‍ना दरबार में इनके सम्बन्धियों की अ्रच्छी प्रतिष्ठा थी । बालक- 
पन में ये उन्हीं के पास जाकर रहने लगे। ये हिन्दी के ग्रतिरिक्त 
संस्कृत और फारसी के अच्छे पंडित थे। इनके गुणों से प्रसन्‍न होकर 
पन्‍ना-नरेश इन्हें बहुत चाहने लगे | प्यार के कारण उन्होंने ही दैनका 
नाम बुद्धिसेत से बोधा रख दिया । दरबार में सुभान नाम की एक 
बेद्या थी । बोधा ने उससे कुछ सम्बन्ध स्थापित कर लिया। जब 
इसका समाचार राजा साहब को मालूम हुआ, तब उन्होंने बोधा को 
छः महीने के लिए अपने राज ओे निकाल दिया । इस अवसर में इस्होंने 
इस वेश्या के विरह में “विरह वारीश” नामक ग्रन्थ की रचना की। 
छ: मास के उपरान्त जब ये फिर दरबार में गये, और राजा साहब को 
इन्होंने अपना 'विरह'वारीश” सुनाया, तब राजा ने प्रसन्‍त होकर इनसे 
वर मांगने को कहा। इन्होंने कहा 'सुभान अल्लाह” । राजा ने 
प्रसन्‍त होकर सुभान वेश्या इन्हें समपित की | अपने “इश्कनामा” में 
इन्होंने सुभान की बड़ी प्रशंसा की है । पन्‍ना ही में इतका देहान्त हुआा। 
बोधा प्रेमी कवि थे। प्रेम के उपासक थे। प्रेम के मर्मज्ञ थे। 
इनकी कविता-तरंगिणी में प्रेम ही की लहर लहराती हैं। यहां हम 
इनके कुछ छन्‍्द उद्धत करते हें:--- 
प्रति खीन मुनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पांव दे आ्रावनों है। 
सुद बेह ते द्वारा सकी न तहां परतीति को टांडो लदावनों हैं ॥ 
कर्वि बोधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ि तापे न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पन्‍्थ कराल महा तरवारि की धार पे धावनो है ॥ १॥ 


एक सुभान के आनन पे कुरबानत़ जहां लगि रूप जहां को। 
कृयो सतक्रतु की पदवी लुटठिये लखि के मुसुकाहद ताको|॥ 


बोधा ४४ 


सोक जरा गुजरा त जहां कवि बोधा जहां उजरा न तहां को । 
“आन मिले तो जहान मिले नहिं जान सिले तो जहांन कहां को ॥ २॥। 
लोक की लाज ओऔ सीक प्रलोक को वारिये प्रीति के ऊपर दोऊ । 
गांव को गेह को देह को नातो सनेह में हांतो करे पुनि सोऊ ।। 
बोधा सुनीति निबाह करे धर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ। 
लोक की भीति डेरात जो मीत तौ प्रीति के पेंडे परे जनि कोऊ ॥। ३ ॥ 
बोधा किसू सो कहा कहिये सो बिथा सुनि पूरि रहे भ्ररगाइ के । 
याते भले मुख मौन धरे उपचार करें कहूं औसर पाइ की।। 
ऐसो न कोऊ मिलयो कबहूं जो कह कछ रंच दया उर लाइ के । 
श्रावतु है मुख लौं बढ़ि के फिरि पीर रहै या सरीर समाइ के ॥। ४॥ 
कबहूं मिलिबो कबहूं मिलिबो यह धीरज ही में धरेबो करे। 
उर ते कढ़ि आवे गरे ते फिरे मन की मनहीं में सिरेबो करे ॥। 
, कवि बोधा न चाउ सरी कबहूं नितही हरवासों हिरेबो करे। 
सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरेबो करें ॥ ५॥ 
बिछरे दरद न होत , खर सूकर कूकुरन को। 
हँस मयूर कपोत्त , सुघर नरन बिछुरन कठिन ॥६॥। 
बोधा सब जग ढूंढयो फिरि फिरि धाइ। 
जेहि मनहीं मम चाहत सो न लखाइ ॥७॥ 
हिलि मिलि जाने तासों मिलि के जनावे हेत हित को न जाने ताको 
हितू न बिसाहिये | होय मगरूर तापै दूनी मगरूरी कीज लघु हे चले 
जो तासों लघुता निबाहिये ।। बोधा कवि नीति को निबेरों यही भांति 
अह श्रापको सराहे ताहि आपहू सराहिये। दाता कहा सूर कहा सुन्दर 
स॒जान कहा आ्रापकों न चाहै ताके बाप क्नो न चाहिए ५... 
बह श्रीति की रीति को जानत थो तब ही तौ बच्यो गिरि ढाहन तें। 
गज ;ज चिकारि के प्रान तज्या न जरचौ संग होलिका दांहन तें॥। 
कवि बोध कछू न अनोखी यहे का बने नहीं प्रीति निबाहन ते । 
प्रहलाद की ऐसी प्रतीति करे तब क्यो न कढ़े प्रभु पाहन तें ॥९॥ 


४४६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


पदुसाकर 

पदमाकर का जन्म सं० १८१० में बांदा मे हुआ, और सं० १८९० 
में ये कानपुर में गद्भातट पर स्वर्गवासी हुए। ये तेलज्भ ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पदमाकर सस्क्ृत और प्राकृत 
के अच्छे पंडित थे । ये कुछ दिनों तक जयपुर के महाराज जगतसिह के 
पास भी रहे थे, और उन्ही के नाम पर इन्होंने जगद्विनोद नामक बड़ा 
रोचक काव्य ग्रंथ बनाया । इनके रचे हुए जगद्विनोद, गज्भनलहरी, 
हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्मामरण, आलीजाप्र काश, भाषा हितोपदेश 
झर प्रवोधपचासा ग्रन्थ हें; पर सब प्रकाशित नही हे। इन्होंने राम 
रसायन नाम से बाल्मीकि रामायण का पद्मानुवाद भी किया था। इनके 
प्राय: सब ग्रंथ भारत जीवन प्रेस बनारस मे छप चुके हे । कविता द्वारा 
इन्होंने बड़ा धन प्राप्त किया था । ये सर्देव राजा महाराजाश्रों की तरह 
रहा करते थे । इनकी कविता में अनुप्रास का आनंद खूब मिलता हेँ। 
हम यहा इनकी कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत करते हे-- 


जाहिर जागत सी जमुना जब बूड़े बह उमहें वह बनी । 
त्यों पदमाकर हीरा के हारन गज्भ तरद्भधन सी सुखदेनी ॥। 
पायन के रंग सों रगि जात सी भाति सरस्वति सेनी । 
परे जहांई जहां वह बाल तहां तहां ताल में होत त्रिवेनी ॥ १॥ 
ये अलि या बलि के अ्रधरानि मे आनि चढ़ी कछ माधुरईसी । 
ज्यों पदमाकर माधुरी त्यों कुच दोउन की चढ़ती उनईसी ॥ 
ज्यों कुच त्योंही नितम्ब चढ़े कछ ज्योंही नितम्ब त्यों चातुरईसी । 
जानि न ऐसी चढ़ाचढ़ि में किहि धौ कटि बीच ही लूटि लईसी ।॥। २॥ 


चौक में चौकी जराय जरी तिहि पे खरी बार बगारत सौधे । 
छोरि परी हैँ सुकंचुकी न्हान को अंगन तेज में ज्योति के कौंधे ॥। 
छाइ उरोजन की छबि ज्यों पदमाकर देखत ही चकचौधे । 
भागि गई लरिकाई मनौ लरिके दुहु दुन्दुभि ऑऔंधे ॥ ३० 


पदमाकर ४४७ 


जाहि न चाह कहुं रति की सु कछू पति को पतिय न लगी है। 
त्यों पदमाकर आनन में रुचि कानन भौंहँ कमान लगी है ॥ 
देत तिया न छुवे छतियां बतियान में तो मुसकान लगी है । 
प्रीतम पान खबाइबे को परयद्धू के पास लों जान लगी है ॥ ४ ॥ 


श्राई जू चालि गुपाल घरे ब्रजबाल विज्ञाल मृणाल सों बाहीं । 
त्यों पदमाकर मूरति में रति छू न सके कितहूं परछाहीं ।। 
शोभित शम्भू मनो उर ऊपर मौज मनोभव की मनमाहीं । 
लाज बिराज रही अंखियान में प्रान में कान्ह जबान में नाहीं ॥ ५ ॥ 


सोरह शंगार के नवेली के सहेलिन हूं कीन्हीं केलि मन्दिर में 
कलपित केरे हैं। कहै पदमाकर सुपास ही गुलाब पास खासे खसखास 
खसबोईन के ढेरे हैं ॥ त्यों गुलाब नीरन सों हीरन के हौज भरे दम्पति 
मिलाप हित श्रारती उजेरे हें । चोखी चांदनीन पर चौरस चमेलिन के 
चन्दन की चोकी चारु चांदी के चंगेरे हैं ॥ ६॥ 


चहचही चहल चहूंघा चारु चन्दन की चन्द्रत चमीन चौक चौकतन 
चढ़ी है आब + कहे पदमाकर फराकत फरसबन्द फहरि फूहारन की 
फरस फबी है फाब॥ मोद मदमाती मनमोहन मिले के काज साजि 
मन मन्दिर भनोज कसी महताब | गोल गुल गादी गुल गोल में गुलाब 
गुल गजक गुलक्ली गुल गिन्दुक गले गुलाब ॥ ७॥। 

कौन है तू कित जाति चली बलि बीती निशा अधरात्ति प्रमाने । 

हों पदमाकर भावति हों निज भावत पे अबहीं म॒हि जाने ॥ 

तो अलबेली श्रकेली डरे किन क्‍यों डरों मेरी सहाय के लाने । 

हैं सखि संग मनोभव सो भट कान लों बान सरासन ताने ॥| ८ ॥ 

भाकतिहे का फरोखा लगी लग लागिबेको यहां भेल नहीं फिर। 

त्यों पदमाकर तांखे कटाक्षन कीसर कौंसर सेल नहीं फिर ॥ 

तैन नहीं कि घलाघल के घन घावन को कछ तेल नहीं फिर । 

प्रोति पयोनिधि में धं तिके हसिक कढ़िबो हंसी खेल नहीं फिर ॥ ९ ॥ 


डंडंड कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बैन सुधा के सुधाईंसी हसी बसुधा में सुधा की सटा करती है। 
त्यो पदमाकर बारहिं बार सुबार बगारि लेटा करती हैं॥ 
बीर बिचारे बटोहिन पै इक काज ही तौ यो लटा करती हूँ । 
बिज्जु छटठासी श्रठा पै चढी सु कटाछनि घालि कटा करती हैं ॥१०॥ 


९८४ कलन मे केलि मे कछारन मे कुजन में क्यारिन में कलिन कलीन 
किलकत है । कहूँ पदमाकर परागन में पानहू में पानन मे पीक में पला- 
हान पगत है ॥ द्वार मे दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन 
मे दीपत दिगत है । बीथिन मे ब्रज मे नबेलिन मे बेलिन में बनन में 
बागन में बगरो बसंत है ।। ११ ॥। 

वा! बिन कीन्‍्हे ऐसी भाति गन बेलिन के परत न चीस्हे जे ये लर- 
जत लुज्ज है । कहें पदमाकर बिसासी या बसत के सु ऐसे उनपात गात 
गोपिन के भूझ्ज है ॥ ऊधो यह सूधो सो सदेसों कहि दीजो भलो हरि 
सों हमारे ह्या तन फूले वन कुज हे । किशुक गुलाब कचतार ओ ग्रनारन 
की डारन पै डोलत अगारन के पूज है ॥ १२ ॥ 


ये ब्रजचन्द्र चलो किन वा ब्रज लूक बसत की ऊकन लागी । 
त्यों पदमाकर पेखो पलासन पावक सी मनों फूकन लागी॥ 
वे ब्रजनारी बिचारी बधू बन बावरी लौ हिये हकन लागी। 
कारी कुरूप कसाइन पे सु कुह कुह क्वेलिया ककनण लागा ॥१३॥ 


फहरे फुहारे नीर नहरे नदी सो बहे छहरे छबीन छाम छीटिन की 
छाटी है। कहे पदमाकर त्यो जेठ की जलाके तहा॒पावे क्यो प्रबेस बेस 
बेलिन की बाटी है ।। बारह दरीन बीच चारहू तरफ तैसी बरफ बिछाई 
तापे शीतल सुपाटी हैं। गजक अगूर की अग्र से उचो हैँ कुच आसव 
अगूर को आपूर ही की टाटी है ॥ १४॥ 

मल्लिकान मजुल मलिन्द मतवारे मिले मद मद मारुत महीम मनसा 


की है। कहे पदमाकर त्यो नादत नदीन नित नागर नबेलिन की नजर 
निशा की है ॥ दौरत दरेरे देत दादुर सुदूदे दीह दामसिती दमकतति दिसनि 


पदमाकर ४४९ 


में दशा की हैँ । बहुलति बुन्दनि बिलोको बगुलानि बाग बंगलनि बेलिन 
बहार बरसा की है ॥| १५॥ 

तालन प॑ ताल पे तमालन पै मालन पै बुन्दाबन बीथिन बहार बंसीबट 
पे । कह पदमाकर अ्रखंड रासमंडल पे मण्डित उमड़ि महा कालिन्दी के” 
तट पे ॥ छिति पर छान पर छाजत छतान पर ललित लतान पर लाड़िली 
के लट पे । आई भले छाई यह सरद जुन्हाई जिहि पाई, छबि आज ही 
कन्हाई के मुकट पै ॥ १६ ॥ 

अगर की धूप मृगमद को सुगन्ध वर बसन बिशाल जाल अंग ढाकि- 
यतु हैं । कहे पद्माकर सु पोन को न गौन जहुं ऐसे भौन उमंगि उमंगि 
छाकियतु हैं ॥ भोग औ संयोग हित सुरति हिमंत ही में एते और सुखद 
सहाय वाकियतु हैं | तान की तरंग तरुणापन तर्राण तेज तेल तूल तरुणि 
तमाल ताकियतु है ॥ १७॥ 

गुलगुली गिल मे गलीचा हें गुनी जन हे चांदनी हे चिक हें चिरागन 
की माला हूँ । कहे पदमावर त्यों गजक गिजा हूँ सजी सेज हें सुराही हैं 
सुरा है ओर प्याला हैँ ॥ शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्‍्हें 
जिनके अ्रधीन एते उदित मसाला हें | ताम तुकताला हैं बिनोद के रसाला 
हैं सुबाला हे दुशाला हैं विशाला चित्रशाला हें ॥ १८ ॥ 

जात ह॒ती नित गोकुल में हरि ग्रावें तहां लखिके मन सूना । 

तासों कहौं पदमाकर यों अरे सांवरे बावरे तें हमे छुना ॥ 

झाजधों कसी भई सजनी उत वा विधि बोल कढ़बचोई कहूं ना । 

आनि लगायो हियोसों हियोभरि आरायो गरो कहि आयो कछुना ॥१९॥। 

शोभित सुमनवारी सुमना सुमनवारी कौनहूं सुमनवारी को नहीं 
निहारी है । कहे पदमाकर त्यों बांधनू बसनवारी वा ब्रज. बसनवारी हयो 
हरन हारी है ॥ सुबरनवारी रूप सुबरनवारी सजे सुबरनवारी काम कर 
कौ संवारी है । सीकरनवारी स्वेद सीकरनवारी रति ,सीकरनवारी सो 
बसीकरनवारी' है ।।२० ॥। 

अंचल के ऐचे चल करत दुगंचल को चंचला ते चंचल चले न 


४४५० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


भजि द्वारे को । कहे पदमाकर परे सी चौक चुम्बन में छलनि छपावे 
कुच कुंभनि किनारे को ॥ छाती के छ॒वे पे परी राती सी रिसाय गलबांही 
किये करे नाहि नाहि प॑ उचारे का । ही करति शीतल तमासे तुंग ती 
क्रति सी करति रति में बसीकरति प्यारे को ॥ २१ 

फाग के भीर ग्रभीरनि त्यों गहि गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 

भाय करी मन को पदमाकर ऊपर नाय अबीर की भोरी ॥। 

छीन पितम्मर कम्मर ते सु बिदा दई मीड़ कपोलन रोरी॥ 

नैेन नचाय कही मुसुक्याय लला फिर आइयो खेलन होरी ॥२२॥ 

की रतिरग थकी थिर हल परयंक पै प्यारी परी मुख बाय के । 

त्यो पदमाकर स्वेद के बुन्द रहे मुकताहल से तन छाय के ॥ 

बिन्दु रचे मेहंदी के लसे कर तापर यों रह्यो आनन आय के । 

इन्दु मनों श्ररविन्द प॑ राजत इन्द्रबधूत से वन्य बिछाय के |।२३॥ 

रे मन साहसी साहस राख सु साहस सों सब जेर फिरंगे। 

त्यो पदमाकर या सुख में दुख त्यों दुख में सुख सेर फिरंगे ॥ 

वेसे ही वेश बजावत इयाम सुनाम हमारो हू टेर फिरंगे। 

एक दिना नहिं एक दिना कबहू किर वे दिन फेर फिरेगे ॥२४॥ 

जैसो ते न मोसों व हू नेकह डरात हुतो तैसों अश्रब होहू नेकहू न 
तोसो डरिहो । कहे पदमाकर प्रचंड जो परंगो तो उमंड करि तोसों 
भुजदड ठोंकि लरिहौ ॥ चलो चलु चलो चलु बिचलु न बीच ही ते कीच 
बीच नीच तो कुटुम्ब को कचरिहौ । यरे दगादार मेरे पातक अपार तोहि 
गगा के कछार में पछार छार करिहो ॥ २५ ॥। 

जगजीवन को फल जानि परथो धनि नेननि को ठहरंयतु हे । 

पदमाकर ह्यो हुलसे पुलक तन्‌ सिन्धु सुधा के अन्‍न्हँयतु है ॥ 

मन पैरत सो रस के नद में अति आनन्द में मिलि जैयतु हें। 

ग्रब ऊचे उरोज लखे तिय के सुरराज के राज सों पेयतु है ॥२६॥ 

पाली पैज पन की प्रवेश करि पावक में पौन से सिताव सहगौन की 
गती भई । कहे पदभाकर पताका प्रेम पूरण की प्रकट पतिब्रत की सौगनी 


पदमाकरं ४५०१ 


रती भई ॥ भूमिह्‌ श्रकाशहू पतालह सराहें सब जाको यश गावत पवित्र 
मो मती भई । सुतत पयान श्री प्रताप को पुरन्दर पै धन्य पटरानी 
जोधपुर में सती भई ॥२७॥ 

चोरन गोरिन में मिलि के इते आई है हाल गुवाल कहांकी । 

कौन बिलोकि रह्यो पदमाकर वा तिय की अवलोकनि बांकी ॥ 

धीर अ्रबीर की धुूंधुरि में कछु फेर सों के मुख फेरिक भांकी । 

के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे पतरे करिहां की ॥२८५॥ 

थैर ना सुहात ना सुहात बन बाहिर हू बाग ना सुहात जो खुशाल 
खुशबोही सों । कहे पदमाकर घनेरे धन धाम त्योंहीं चैन ना सुहात चांदनी 
हूँ योग जोही सों | सांभ हूं युहात ना सुहात दिन मांझ कछ ब्यापी यह 
बात सो बखानत हों तोही सों | रातिहु सुहात ना सुहात परभात आली 
जब मन लागि जात काह निरमोही सों ॥२९॥। 

बगसि वितुण्ड दिये भुण्डन के भुण्ड रिपु मुंडन की मालिका दई ज्यों 
त्रिपुरारी को। कह पदमाकर करोरन को कोष दये षोड़सहू दीस्हें महादान 
ग्रधिकारी को ॥ ग्राम दय धाम दये भ्रमित" अराम दये अन्न जल दीने 
जगती के जीवधारी को । ,दाता जयसिंह दोय बाते तो न दीनी कहूं 
बैरिन को पीठि और दीठि प्रनारी को ॥३०॥ 

सम्पति सुमेर को कुबेर की जो पावे ताहि तुरत लुटावत बिलम्ब उर 
धारे ना | कहै पदमाकर सुहेम हय हाथिन के हलके हजारन के बितर 
बिचार ना ॥ दीन्हे गज बकस महीप रघुनाथ राय याहि गज घोखें कहूं 
काहू देइ डारे ना | याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही गिरितें गरेतें 
निज गोद तें उतारे ना ॥३१।॥। 

देव नर किन्नर कितेक गुन गावत पे पावत न पार जा अनन्त गु]न 
पूरे को । कहूँ पदमाकर सु गाल के बजावत ही काज करि देत जन जाचक 
जरूरे को ।। चन्द की छटान जन पन्‍नग फटान जुत मुकुट बिराज जठा 
जूटन के जूरे को । देखो त्रिपुरारिकी उदारता अपार जहां पैये फल चार 
फूल एक दे धतूरे को ॥३२॥ 


४५२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


आनद के कन्‍न्द जग ज्यावत जगतबन्यध दसरथनन्द के निबाहेई 
निबहिये कहे पदमाकर पवित्र पन पालिबे को चोर चक्रपानि के चरित्रत 
को चहिये । अवधबिहारी के बिनोदन में बीधि बीधि गीधा गृह गोधे के 
गुतानुवाद गहिये । रेन दिन श्राठो जाम राम राम राम राम सीताराम 
सीताराम सीताराम कहिये ॥३३॥।। 

हानि अभ्ररु लाभ ज्यान जीवन अजीवनहू भोगहू वियोगहू सयोगहु 
अपार है| कहे पदमाकर इते पै श्रौर केते कहो तिनको लख्यो न बेदह 
मे निरधार है ॥ जानियत याते रघुराय की कला को कह काहू पार पायो 
कोऊ पावत न पार है । कौन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठौर कौन 
जाने कौन को कहा थो होनहार है ॥३४॥। 

व्याधहु ते बिहृद भ्रसाधु हौ भ्रजामिल लौ ग्राह ते गुनाही कहो 
तिनमें गिनाअञ्रोगे । स्योरी हौ न सूद्र हौ न केवट कह को त्यो न गोतमी 
तिया हो जापे पग धरि आओ्ोगे ।। राम सो कहत पदमाकर पुकारि तुम 
मेरे महापापन को पारह न पाओगे। भूठोही कलक सुनि सीता ऐसी 
सती तजी हो तो साचोह कलकीं ताहि कैसे अपनाओोगे ॥ ३५॥ 


लब्लूजीलाल 

लल्लूजीलाल गुजराता ब्राह्मण, आगरे में रहते थे | ये स० १५८६० 
में वर्तमान थे | कुछ दिनो तक ये कलकत्तें के फोर्ट विलियम कालेज मे 
नौकर थे । वही इन्होने ब्रजमभाषा मिश्रित वर्तमान बोलचाल की भाषा 
में भागवत दशम स्कध की कथा के श्राधार पर प्रेमसागर नामक एक 
ग्रथ लिखा । कथा गद्य में है। कही कही हिन्दी के कुछ दोहे, चौपाइया 
भी हैं । वर्तमान गद्य के जन्मदाता ये ही कहे जाते हैँ । प्रेमसागर के 
सिवा इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रथ हे-- लतायफ हिन्दी भाषा 
हितोपदेश, सभाविलास, माधवविलास, सतसई की टीका, भाषा व्या- 
करण, मसादिरे भाषा, सिहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी माधवानल 
और शकुतला । इनके रचे पद्मों के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हे- 


जयसिह ४३ 


चूक कछू बालकसो परे | साधु न कबह मन में धरे ॥ 

घट घट माहि ज्योति है रहे । ताही सों जग निर्मुण कहे ॥ 

आपहि सिरजे झापहि हरे । रहे मिल्यो बाध्यो नहि परे ॥। 

मू आकाश वायू जल जोति । पचतत्व ते देह जो होति॥ 

प्रभु की शक्ति सबनि मे रहे । वेद माहि विधि ऐसे कहे ॥। 

सहसब आहुति बली बखान्यों । परशुराम ताको बल भान्यों ॥ 

बेणू रूप रावण हो भयो । गवे॑ आपने सोऊ गयो।। 

भोमासूर॒ बाणासुर कस | भये गये ते ते बिध्वस || 

श्रीमद गर्व करो जिन कोय । त्यागे गव॑ सो निर्भय होय ।॥। 

सुनौ मुनीस सोई बड भागी । जो सुर धेन्‌ विप्र अनुरागी ॥ 

जा घर चरन साधु के परे । ते नर सुख सम्पति अनुसरे ।। 

याचक कहा न मागई , दाता कहा न देय। 
गृहसुत सुन्दरि लोभ नहिं , तन धन दे जस लेय ॥ 
जयसिह 

जयसिह रीवा के महाराज थे । इनका जन्म स० १८२१ मे हुआ । 
१८०९१ तक इन्होंने राज्य किया । अपने जीवतकाल ही मे इन्होंने राज्या- 
धिकार श्रपने पुत्र विश्वनाथर्सिंह को सौप दिया था। ये लगभग १०० 
वर्ष तक जीवित रहे । 

जयसिंह बडे भक्त और सच्चे वेष्णव थे, यह इतकी रचना से 
ग्रच्छी तरह बोध होता हैं। इन्होने १८ ग्रथो की रचना की थी । उनमे 
से कुछ के नाम ये हे-- कृष्णतरज्धिणी, हरे चरिताभृत, त्रयवेदान्त 
प्रकाश, निर्णय सिखान्त, गज्भालहरी, हरिचरित्रचन्द्रिका। इनकी रचना 
सरस और अलकारपूर्ण होती थी। इनके ग्रथों में हरिचरित्रचन्द्रिका 
इस समय हमारे सामने है । हम उसी मे से कुछ छद उद्धृत करके 
पाठकों के सामने रखते हे-- 
वर्षा गई सरद ऋतु आई । नवल बध सम सुखद सोहाई ॥ 
कमल बदन खज्जन चख छाजे । सूरग सुमत बर बसन बिराज॥ 


डंडे कविता-कौमुदी, पहला भाग 


कल मराल नव नमूपुर बाजत । सूनि मुनि मानस मान विभाजत ॥ 
फूली कास स्‌ दुति धरि धाई। पतिव्रता कीरति जिमि पाई॥ 
बरसर लसहि सरोरुह फूले । सकृती भूप प्रजागन लूलके॥ 
महि जल सूखों प्रगटी महि इमि । नसत पखड लसत श्रुति पथ जिमि॥ 
सरिसर जल इमि निमेल छाजत । जिमि तजि विषय विरागी राजत ॥ 
ककुभ कुटज आदिक बिनां , विकसे कुसुम निकाय | 
जिमि खल मंद मथिनृप नगर , राख्यों सुजन॒ बसाय ॥ 
जल बिन जलद सेत छवि छाजत । सब धन दे जिमि दाता राजत ॥ 
निर्मेस भयो गगन घन फूंठे । जिमि हिय विषय बासना छुूटे॥ 
लसत इंदु उड़गन मिलि ऐसो । नूप नय निपुन प्रजा जुत जेसो ॥ 
प्रसि चांदनी यों छिति सोही । सती सो सौति पाइ जिमि जोही ॥ 
जनमनरंजन॒ खजन  कंसे । पूरब पुण्य समय फल जैसे॥ 
जलचर नित जल घटत न जानहि । आयु कमत जिमि जन नहि मानहि ॥। 
रवि संताप शरद शशि नाशत । मोह नसत जिमिज्ञान प्रकाशत ॥ 
छुन छबि छबि नहि गगन प्रकासे । तोषित हिय जिमि तृष्णा नासे॥ 
परसि कमल कुबलय बहत , वायू ताप नसि जाइ। 
सुनत बात हरि गुननि जुत , जिमि जन पाप पराइ॥ 
कहुं कहुँ बंधक सुमन सुहाये । जनू अनुरागी जन मन भाये॥ 
मदन मराल मिलो तजि मोरनि । अलि तर्ज चित्र कुसुम जनि कोलनि ।। 
बाल मराल मजू धुनि करही । सामवेद मुनिवर उच्चरही।। 
प्रफूलित उपवन जूही जाती | मनु नभ उड़ पांती दरसाती॥ 
घन समीप सुरधन्‌ न देखाही । जिमि न सुजन ढिग दुजेन जाही ॥ 
क्षुद्व नदी घटि चली बनाई | जिमि खल विभव नसे ने जाई।॥ 
सूखी कीच महीतल माही । ज्यों सतत हिय कामादि सुखाही ॥ 
पूरण अन्न सहित छिति छाजे । जिमि धनयुत दाता मति राजे॥। 
बन बाटिका उपवत मनोहर फूल फल तरु मूल से । 
सर सरित कमल कलाप कुबलय कुमुंद बन बिकसे गसे ॥ 


रामसहायदास ४५५ 


सुख लहत यों फल चखत मनु पीयत मधुप सो नीति सों। 
मनु सगन ब्रह्मानन्दर रस जोगीस मुनिगन प्रीति सों॥ 
कूजि रहे खग कुल मधृप, गृड्जि रहे चहु ओर। 
तेहि बन शिशु गोगन सकल, प्रविशे.. नन्‍्दकिशोर ॥ 
रामसहाय दास 
रामसहायदास के पिता का नाम भवानीदास था । इनका जन्म और 
मरण किस सबत्‌ में हुआ, इसका अभी तक कुछ पता नही चला हे। 
भारतजीवन प्रेस, काशी में इनका एक ग्रथ “श्रृंगार सतसई” नाम से 
छपा हे | वह प्रकाशक को सं० १८६२ का हस्तलिखित मिला था। 
इनका कविताकाल सं ० १८७७ माना जाता है। इन्होंने अपने विषय में 
अपने पिता के नाम के सिवा और कुछ नहीं लिखा । श्वृंगारसतसई के 
सिवा वृत्त तरंगिनी, ककहरा, राम सप्तसतिका और वाणी भूषन नामक 
ग्रन्थ भी रामसहायदास के रचे हुए सुने जाते है । 
शुंगारसतसई मे सात सौ दोहे बिहारी सतसई के टक्कर के हे । 
वास्तव में ये बिहारी के दोहों को लक्ष्य करके बनाये गये मालूम 
होते हैं । 
श्ृंगारसतसई से यहां कुछ दोहे उद्धृत किये जाते हे -- 
'सतरोहें मुख रुख किये , कहे रुखौंहे बेन । 
रेत जगे के नैन ये , सने सनेहु दुरे न॥१॥ 
“खंजन कंज न सरि लहे , बलि अलि को न बखानि । 
एनी की अंखियान तें , ये नीकी अंखियानि॥ २ ॥। 
गुलुफन लौं ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर । 
फिरन फिरदो मूरवानि चपषि, चित श्रति खात मरोर ॥ ३ ॥ 
“पोखि चन्दचूड़हि अली , रही भली विधि सेइ । 
खनखिन खोटति नखनछद , न खनहुं सूखन देइ ॥ ४ ॥ 
सीस भरोखे डारि के , भांकी घंघुट टारि। 


केबर सी कसके हिये , बांकी चितवनि नारि॥ ५ ॥ 


४५६ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बेलि कमान प्रसून सर , गहि कमनेत बसंत । 
मारि मारि बिरहीन के , प्रान करे री अन्त॥ ६ ॥ 
मनरंजन तव नाम को , कहत नमिरजन लोग। 
जदपि अधर अजन लगे , तदपि न नीदन जोग ॥ ७ ॥ 
सखि संग जात हुती सुती , भट भेरों भो जानि। 
सतरौोंही भौंहन करी , बतरौंही अखियानि॥ ८ ॥' 
भौंह उच्च अंखिया नचे , चाहि कुचे सकुचाय । 
दरपन मे मख लखि खरी , दरप मरी मुसुकाय ॥ ९ ॥ 
ल्याई लाल निहारिये , यह सुकुमारि बिभाति। 
कुचके उचके भात तें , लचकि लचकि कटि जाति॥ १० ॥ 


गात्र 


ग्वाल मथुरा निवासी ब्रह्मभट्र सेवाराम के पुत्र थे। इनका जन्म 
सं० १८४८ में और मरण १९२८ वि० में सुना जाता हुँ । ये जगदम्बाके 
उपासक थे और शिवजी की भी आराधना किया करते थे । सं० १८७९ 
में इन्होंने एक शिवमंदिर बनवाया था, जो मथुरा में ग्रब तक है । 

ग्वाल बालकपन में जब श्रपने गुरु दयालजी के पास पढ़ रहे थे, तब 
एक बार ये गुरुजी से प्रणाम करना भूल गये। गुरुजी ने इन्हें घमंडी 
कहकर निकाल दिया । इन्होंने बहुत अनुनय विनय की, पर गुरु जी प्रसन्न 
न हुए, तब ये यमुनातट के निकट गाय चराने लगे । कहा जाता है कि 
बन में इन्हें एक तपस्वी मिले, जिनकी ये तन मन से सेवा करने लगे । 
उनके लिए ये घर से भोजन भी ले जाया करते थे। एक दिन यमुना 
बहुत बढ़ी थी, तब भी उसके प्रबल प्रवाह को पार करते हुए ये भोजन 
लेकर तपस्वी महाराज की सेवा में जा उपस्थित हुए । इनकी , भक्ति से 
तपस्वी बहुत प्रसन्‍न हुए । उनकी कृपा से इनकी बद्धिमे अपूर्व विकास 
हुआ और कवित्व-शक्ति जागृत हुई | इनकी प्रतिभा यहां तक बढ़ चली 
थी कि एक समय में ये झाठ काम कर लेते थे । जसे ग्रन्थ रचना, कविता 


५ 


वाल ४५७ 


बनाना, शिष्यों को पढ़ाना, जगदम्बा, जगदम्बा कहते रहना, शतरंज 
खेलना, श्रदृष्ट कथन करता, आगत पुरुषों से बात-चीत का सिलसिला 
कायम रखना, समस्यापूरति करनाआादि। ये शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे । 

इनके दो पृत्र थे, खेमचन्द और रूपचन्द । दोनों पिता के समान ही 
कविता करते थे। ग्वाल का आना जाना पंजाब में बहुत रहता था। 
पंजाब के सिवा अन्य प्रान्तों में भी इन्होंने श्रमण किया होगा, इसी से 
प्रान्ताय भाषाओं में भी इनके छंद मिलते हे । कहा जाता है कि महाराजा 
रणजीतसिंह के दरबार मे भी इनकी पहुंच थी और महाराजा ने इनको 
कुछ जमान जायदाद भी दी थी, जो इनकी मृत्यु के बाद ले ली गई। 
ये कभी महाराज के साथ भ्रमण में भी जाया करते थे । 

इनके रचित ग्रन्थों की संख्या ६०, ७० तक कही जाती है। जिनमें 
से निम्नलिखित ग्रन्थ कहीं न कहीं से प्रकाशित हो चुके हँ-- 

१-- रसरंग, २-- भक्त भावन, ३--नेह निबाहन, ४ -कुब्जाष्टक, 
५--क्ष्णाष्टक, ६--रामाष्ठक, ७--गणेशाष्टक, ८--गणेशाष्टक 
(दूसरा), ९--राधिकाष्टक, १०--गोपी पचीसी, ११--दूंगशतक, 
१२--श्रीकृष्ण जी का नखशिख, १३--यमुना लहरी, १४--हमीरहठ, 
१५४--कवि हृदय विनोद । 

अप्रकाशित पुस्तकों में कुछ के नाम ये हें“ रसिकानन्द, साहित्यानंद, 
कविदपंण, साहित्यदपंण, साहित्यदूषण,श्वृंगार दोहा, श्यृंगार कवित्त, कवित्त 
ग्रन्थ माला, वंशी बीसा । 

इतकी कविता चमत्कारपूर्ण होतीं थी | यहां इनकी कविता के कुछ 
नमूने उद्धृत किये जाते हँ-- 

गीधे गीध तारि के सुतारि के उतारि के जू धारि के हिये में निज 
बात जटि जायगी। तारि के अवधि करी अवधि सुतारिबे की विपति 
विदारिबे की फांस कटि जायगी ।। ग्वाल कवि सहज न तारिबो हमारो 
गिनो कठिन परेगी पाप पांति पट्ठि जायगी । यातें जो न तारिही तुम्हारी 
सौंह रघुनाथ अधम उधारिबे की साख धटि जायगी ॥ १॥ 


४८ कविता-कोमुदी, पहेला भाग 


राम घनश्याम के न नाम ते उचारे कभू कामवद हैक बाम गरे 
बांह ढाली हैं। एक एक स्वास ये अमोल कढे जात हाय लोल चित 
यहू ढोल फोरत उताली है । ग्वाल कवि कहे तू विचारे वर्ष बढे मेरे 
एरे ! घटे छिन छिन आयु की बहाली हैँ | जेसे धार दीखत फुदहारे की 
बढ़त आखझे पाछे जल चटे हौज होत आवे खाली है ॥२॥। 
पुर्वी भाषा 
मोरपखा सिर ऊपर सोह अधर बसुरिया राजत बाय। 
गाय बजाय नचावे अखियन करिया कमरी साजत बाय ॥ 
ग्वाल लिये सग घाट बाट में छरा छुदइ मोर भाजत बाय । 
हाय ननदिया का करिहो में कहत बाद जिय लाजत बाय ॥३॥ 
गजरातो भाषा 
तुम तौ कहो छो छेया मोटो ऊधमी छे म्हारी मटकी मठानी ढुरकावा 
नो निदान छे । सो तो महने जानयू तमें सगली जु भाषों भूठ दीधी म्हने 
सीख मस्ती मोटी पहचान छे ॥ ग्वाल कवि साने एवा चरित रचो छौ 
तमे सगली थई छौ गेली अ्रडको मा आन छो | घेर मा रमे छे हवणा तौ 
दीकरान माहे तमते सू दोस मोकलावा वाला जान छे ॥४॥ 
पंजाबी भाषा 
जेडी थ्वांड्रे चित्त बिच्च भांउदी है श्रांउददी है श्रोहो तुसां करणाधि- 
गाणे कानू कस्स दे | साडी खुशी ये हो आप आरां दी खुशी दे बिच्च 
जेही चाहो तेही करो नेही कानू नसस दे ॥ ग्वाल कवि होडउड करमा दा 
लिख्या लेख जेड़ा साडी बल्‍्ल नैना नू पियारे रख्यो हंस्स दे । छल्लरल्ली 
गलला थ्वांडी सोंहणी नहूं दी श्याम सिद्धी गल्ल साड्डे नाल क्यू कर न 
दस्स दे ॥५॥ 
षटऋतु वर्णत 
सरसों के खेत की बिछायत बसंती बनी तामे खड़ी चांदनी बसंती 
रति कत की । साने के पलंग पर बसन बसंती साज सोनजुही माल 
हाल हिय हुलसते की ॥ ग्वाले कवि प्यारों पुखराजन को प्याला पूर 


ग्वाल ४५९ 


प्यावत प्रिया को करे बात बिलसंत की । राग में बसंत बाग बाग में 
बसंत फ्ल्यो लाग में बसंत क्या बहार है बसंत की ॥| ६ ॥ 

ग्रीषम की गजब ध॒की हे धूप धाम धाम गरमी भुकी है जाम नाम 
श्रति तापिनी । भीजे खस बीजन भले हूं ना सुखात स्वेद गात ना सुहात 
बात दावा सी डरापिनी ॥ ग्वाल कवि वहे कोरे कंभन तें कृपन तें ले 
ले जलधार बार बार मुख थापिनी । जब पियो तब पियो अब पियो फेर 
अब पीवत हू पीवत मिटे न प्यास पापिती ॥ ७ ॥ 

जेठको न त्रास जाके पास ये बिलास होंथ खस के मवास पे _ गुलाब 
उछ रदो करे। बिही के मुरब्बे डब्बे चांदी के बरक भरे पेठे पाग केवरे 
में बरफ परच्ो करे ॥ ग्वाल कवि चन्दन चहल में कपूर चूर चंदन श्रतर 
तर बसन खरथो करें। कंज मुखी कंज नैनी कंज के बिछौनन पे कंजन, 
की पंखी कर कंज तें करचो करे।। ८ ।। 

तरल तिलंगन के तुज् तेह तेजदार कानन कदंब को कदंब सरसायों 
है । सूबेदार मोर घोर दादुर हवलदार बग जमादार ओऔ हठंबुर पिक भायों 
है ॥ ग्वाल कवि बाढ़े गरराट घन घटन की कंपनी को कंपू भला होय 
छवि छायो हैँ । भूषत उमंगी कामदेव जोर जंगी जान मुजरा को पावस 
फिरंगी बनि आयो है ॥ ९॥ 

मोरन के सोरन की नेकौ न मरोर रही धोरहूं रही त धन घने या 
फरद की । अम्बर अ्रमल सर सरिता विमल भल पंक को न अंक ओऔ न 
उड़नि गरद की ॥ ग्वाल कवि चित्त में चकोरन के चेन भये पंथिन की 
दूर भई दूखन दरद की । जल पर थल पर महल अचल पर चांदी सी 
चमक रही चांदनी सरद की ॥।| १० ।॥। 

भर भर भांपे बड़े दर दर ढांप नापें तऊ कांप थरथर बांजत 
बतीसी जाइ । फेर पसमीनन के चौहरे गलीचन प॑ सेज मखमली सौरि 
सोऊसरदी सी जाइओ॥ ग्वाल कवि कहें मृगमद के धुकाये धूम श्रोढ़ि श्रोढ़ि 
छार भार भागह छपी सी जाइ । छाके सुरा सीसीहू न सीसी पै मिटैगी 
कभ जोलों उकसीसी छाती छाती सों न भीसी जाइ ॥ ११॥ 


४६० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


फ्टकर 

ईरषा की सत्र लिये कलिजुग जब झ्रायो कूंठ के नगारे सो बजत 
दिन रात हैं। काम क्रोध लोभ मोह तेग तीर धन नेजा श्रदया अखंड तोप 
चंड घहरात हैं ॥ ग्वाल कवि गब्बर गसीले गोल गोला चले टोला क्र 
बचनों के पूर लहरात है । हजियो हुश्यार यार सांच के मवासे मांहि 
पाप की पताका आसमान फहरात है ॥ १२ ॥। 

देखा कलिजू के राजनीति को तमासों यह बरासो कियो आय हर 
एक की अकल पे । खानदानवारे पानदान लिये दौरत हैं तान गानवारे 
बैठे जोबत महल पे ।। वाल कवि कहे चारुचतुरन को चेन है न ऐस 
में रहत लैस कर चढ़े बल पे । मलमल धारे जे वे धूर रहे मलमल मल- 
खानब्रारे सोरवें सेज मखमल पे ॥ १३ ।। 

जाकी खूब खूबी खब खूबन के खूबी इहां ताकी खूब खूबी खूब खूबी 
नभ्न गाहना | ज़ाकी बदजाती बदज़ाती इहां चारन में ताकी बदजाती 
बदजाती हाँ उराहना॥ ग्वाल कवि ये ही परसिद्ध सिद्ध ते हें जग वही 
परसिद्ध ताकी इहां ह्वां सराहना । जाकी इहां चाहना हैं ताकी वहां 
चाहना है जाको इहां चाहना है ताकी वहां चाहना ॥ १४ ॥ क्‍ 

चाहिये जरूर इनसानियत मानस कौ नौंबत बजे प॑ फेर भेद 'बजनो 
कहा । जात श्रो अ्रज़ात कहा हिन्दू श्री मूसलमान जाते क्ियो नेह फेर 
ताते भजनो कहा ॥ ग्वाल कवि जाके लिये सीस पै॑बराई लई लाजह 
गमाई कहो फेर लजञनों कहा । यातो रंग काहू के न रंगिये सुजान प्यारे 
रंग तो रंगेई रहे फेर तजनो कहा ॥ १५ ॥ 

जिसका जितेक साल भर में खरच तिसे चाहिये तौ दूना प॑सवायो 
तो क्रमा रहे | हर या परी सी नूर नाजनी सहरवारी हाजिर हमेश होय 
तो दिल थमा रहे ॥ ग्वाल कवि साहब कमाल इल्म सोहबत हो याद में 
गूसैयां के हमेश व्रिरमा रहै । खाने को हमा रहें न काह की तमा रहें जो 
गांठ में जमा रहे तो खातिर ज़मा रहे।। १६ ॥ 

गड्भा के न गोरि के गिरीस के न गोविन्द के गोत के न जोत के त 


दीनदयाल गिरि ४६ १ 


जाये राहगीर के । काहू के त तंगी रतिरंगी भैव भावजी के जी के श्रति 
खोटे सोंटे खेहँ जमवीर के ।। ग्वाल कवि कहें देखो नारी को खसम जांने 
धर्म को पस्म जानें पातक सरीर के । निमकहराम बदकाम करें तांजे- 
ताजे बाजे बाजे बेसहूर गृुरूके न पीर के ॥ १७ ॥ 

किये हें करार सो बिसार दये दगादार न॑न्द के कुमार सद्भ को 
संजोगिनी बने । कौन मुख लेके तोहि ऊधंव पठायो इहां कैसे कही वाने 
हाय लड्डू लोगिनी बने ॥ ग्वाल कवि यातें एक बात तू हंमारी सुन चूनि 
के कही है यह तोय भोगिनी बने । कूबरी को कुंब काठि लाय दे सिताबी 
हमें टोपी करि ताकी तब गोपी जोगिनी बनें ॥। १५ ॥+ 

सुन्दर सरस सूहे सोसनी गुलाबी पीरे नाफर नरज्भ। भ्राबी तुसी सजि 
लायो है । मूंगिया सबज काही कासनो सुन्हेरी सेंत सन्‍्दली सरबंती औ 
नील दरसायो है | अभ्रगरई किसमिसी जीजई कपूरी स्थाह तीजन क॑ वाम 
हेत कामवर छायो है । चतुर प्रवीन सखी ग्रचरज भयो आज सांवन में 
इन्द्र रंगरेज बनि आयो है ॥ १९ ॥ 

दिया हैं खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि खाव पिश्नो देव लेव 
यही रह जाना है । राजा राव उपराव केते बादशाह भये कहां तें कहां 
को गयो लाग्यो ना ठिकाना है ॥ ऐसी जिन्दगानी के भरोसे पे ग्‌ मान 
ऐसे देस देस घूमि-घुमि मत बहलाना है। आये परवाना पर चले ना बहाना 
इहां नेकी करि जाना फेरि आना है न जाना है ॥ २० ॥ 


दीनदयाल गिरि 


बाबा दीनदयाल गिरि काशी के पर्चिम द्वार पर विनायक देव के 
पास रहते थे । ये दसनामी संन्याप्तियों में थे । इनके जन्मकाल का कुछ 
ठीक पता नहीं चलता । जाति का भी ठीक निश्चय नहीं । इतना श्रवश्य 
(नश्चित है कि बनारस के श्रासपास के किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में 
इनक, जन्म हुआ था । ये बड़े सहृदय और उदार थे । साम्प्रदायिक दुरा- 
ग्रह ध्न॥ ७ भी नहीं गया था । स्वभाव अत्यन्त सरल भौर विनोदप्रिय 


४६२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


था । ये बात बात में लोकोक्तियों का प्रयोग करके लोगों को खूब हंसाते 
थे। बड़े दयावान थे । दूसरे का दुःख नहीं देख सकते थे । पर स्वाभिमान 
की मात्रा कम नहीं थी । कितने ही दु:ख में रहने पर भी किसी से कुछ 
मांगते न थे। काशी-नरेश तथा तत्कालीन अन्य राजा महाराजा समय- 
समय पर गुप्त रूप से इनकी सहायता करते थे। कवियों का आतना- 
जाना बराबर लगे रहने से इनकी श्राथिक दशा श्रच्छी न रहती थी। 
ग्रमेठी के राजा साहब इन्हें अपने यहां ले जाना चाहते थे, पर ये काशी 
छोड़कर -कंहीं न गये । मणिकणिका घाट के घिकट छप्पन विनायक पर 
इनका देहान्त हुआ । पं० विजयानन्द त्रिपाठी ने इनका मृत्युकाल सं० 
१९२२ बतलाया हूँ । अ्रन्य जानकारों के कथन से भी यही ठीक जान 
पड़ता है | यह भी सुनने में आ्राया है कि ये बहुत वृद्ध होकर मरे । 
बाबा दीनदयाल के ग्रन्थों से यह पता चलता है कि ये उच्च श्रेणी 
के कवि थे । इनकी कविता की भाषा और भाव दोनों सरस और स्वच्छ 
हैं। शिवर्सिह सरोजकार ने इनके सम्बन्ध में लिखा है कि "नये कवि 
संशकृत के बड़े महान्‌ पंडित थे और उन्होंने भाषा साहित्य में श्रन्योक्ति 
कल्पद्रुम नामक ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर बनाया है और अनुराग बाग और 
बाग-बहार ये दो ग्रन्थ भी इनके बहुत विचित्र हैँ ।” 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने इनकी एक पग्रन्थावली प्रकाशित 
की है। इनके जीवन की बहुत-सी बातें हथने उसी से ली हें । ग्रन्‍्था- 
वली में कुल पांच ग्रन्थ हूँ, अनु राग बाग, दुष्ठान्त तरज़रिणी, ग्रन्योक्ति- 
माला, वेराग्य दिनेश और अन्योक्ति कल्पद्रुम । शिवर्सिह सरोज म 
इनके एक ओर ग्रन्थ बागबहार का नाम दिया हुआ हूँ, पर अ्रभी तक 
उसका पता नहीं चला है । शायद अनुराग बाग ही का दूसरा नाम 
: बाग बहार हो । अनुराग बाग सं> १८८८ में, दृष्टान्त तरंगिणी १८७९ 
में, वेराग्यंदिनिश १६०६ में और अन्योक्ति-कल्पद्रुम १९१२ में रचा 
गया। अन्योक्ति-माला का निर्माण-काल पुस्तक में वर्णित नहीं हे। 


दीनदयाल गिरि ४६ है 


श्रन्योक्ति-कल्पद्रुम इसका परिवद्धित और संशोधित संस्करण जान 
पड़ता हैं । 
इनकी कविता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हँ--- 
घनाक्षरी 
छीड़यो गहकाज कुललाज को समाज सब्र एक ब्रजराज सों कियो 
री प्रीतिपन है । रहत सदाई सुखदाई पदपंकज में चंचरीक नाई भाई 
छांड्रे नाहि छत है ॥ रतिपति म्रति विमोहन को नेम धरि लिखें प्रेम रंग 
भरि मति के सदन है । कुश्रर कन्हाई की लुनाई लखि माई मेरो चेरो 
भयो चित औ चितेरों भयो मन है ॥ 
दोहे 

जा मन होय मलीन सो , पर संपदा सहे न। 

होत दुखी चित चोर को , चिते चंद रूचि रेन॥ १॥ 

तृठझे जाके फल नहीं , रूठें बहु भय होय। 

सेव जू ऐसे नृपति को , अति दुरमति ते लोय॥ २॥ 

बहु छुद्न के मिलन ते , हानि बली की नाहि । 

जूथ जम्बुकन तें नही , केहरि कहुं नसि जाहि॥ ३ ॥ 

प्राधीनता दुख महा , सुख जग में स्वाधीन । 

सुखी रमत सुक बन विषे , कनक पीजरे दीन ॥ ४ ॥ 

तहां नहीं कछू भय जहां , भ्रपनी जाति न पास | 

काठ बिना न कुठार कहुँ , तरु को करत बिनास ॥ ५॥ 

नहीं रूप कछु रूप हूँ ,विद्या रूप नतिधान। 

अधिक पूजियत छप ते , बिना रूप विद्वान ॥ ६॥ 

सरल सरल तें होय हित , नहीं सरल अरु बंक। 

ज्यों सर सूधहि कुटिल घनु , डारे दूर निसंक ॥ ७ ॥ 

केहरि को अभिषेक कब , कीन्हों विप्र समाज | 

लिज भुज बल के तेज ते , विपिन भयो मूगराज ॥ 5 ॥ 


४६४ 


कविता-कौमुदी, पहला भागे 


इक बाहर इक भीतरे , इक मुदु दुहु दिसि पूर । 
सोहत नरजग त्रिधविध ज्यों , बेर बदाम अंगूर ॥ 
बचन तजे नहिं सतपुरुष , तजे प्रान बरू देस। 
प्रान पुत्र दुहुँ परिहरयों , बचने हेत अ्रवधेस ॥ 
कुंडलिया 
जिनतरुकों परिमिल परसि , लियो सुजस सब ठाम । 
तिन भञ्जन करि आपनो , कियो प्रभञ्जन नाम ॥ 
कियो. प्रभञजन नाम , बड़ो कृतघन बरजोरी। 
जब जब लगी दबवांगि , दियो तब फोंकि फकोरी ॥ 
बरने दीनदयाल , सेउ भ्रब खल थल मरुको । 
डरे सुख सीतल छांह , तासु तोरयो जिन तरुको ॥ 
'केतो सोम कला करो , करो सुधा को दान। 
नही चन्द्रमनि जो द्रव , यह तेलिया पान ॥ 
यह तेलिया पखान , बड़ी कठिनाई जाकी। 
टूटी याके सीस , बीस बहु बांकी टांकी ॥ 
बरने दीनदयाल , चंद तुमही चित चतो। 
क्र न कोमल होंहि , कला जो कीजे केतो ॥ 
क्षरखै कहा पयोद इत , मानि मोद मन मसाहि। 
यह तो ऊसर भूमि है , अंकुर जमिहे नाहि।॥ 
अंकुर जमिहे नाहि , बरष शत जो जल देह । 
गरज॑ तरजे कहा , बथा तेरी श्रम जेहै॥ 
बरने दीनदयाल , न ठौर कुठौरहि परखे । 
नाहक गाहक बिना , बलाहक हाथां तू बरखें॥ 
भौरा श्रन्त बसन्‍त के , है गुलाब इहि रागि। 
फिरिमिलापअति कठिन है , या बन लगे दवागि ॥ 
या (बन लंगे दवागि , नहीं यह फूल लहंगो ॥॥ 
बऔौरहि ठौर भ्रमात , बड़ो दूख तात सहैयो ॥ 


€६॥। 


१०॥। 


२ ॥। 


३॥ 


दीनदयाल गिरि 


बरने 
पछतेहूँ. कर दये 
रभा भूमत हो कहा 
तुमसे केते ह्लू॑ गये 
अरु ह्वे हे यहि खेत 
ताहु प॑ गज॒ रहे 
बरने दीनदयाल 
एक जन्म के लांगि 
नाही भूलि गुलाब तू 
यह बहार दिन चार की 


५ 


रै 


) 


रैँ 


र 


है 


न्‍ै 


रँ 


है 


बे 


।। 


बहुरि कटीली डार , 
लुवे चलेगी सग 
बरतने दीनदयाल 
रहे घेरि चहु फंरि 


टूटे नख रद केहरो 
हाय जरा श्रवब आइ के 


। 


रै 


7 


यह दुख दियो बढ़ाय , 


7 


। 


7 


५ 


है 


है 


रै 


ससक  लोमरी आदि 
बरने दीनदयाल , 
पगू भयो मृगराज 
पहाौ कीरति जगत मे 
छत्री कुल के तिलक हे 
महा समर या ठाव 
रहे वीर गन गाजि 
बरने दीनदयाल 
हक्वही जीते जसी 


र 


दीनदयाल , किते दिन फिरिहे दौरा । 


४६५ 


गये ऋतु पीछे भौरा॥ ४ ॥ 


थधोरे ही दिन हेत। 
अरु हूँ हैं यहि खेत ॥ 
मूल लघ॒ साखा हीने। 
दीठि तुम पे प्रति दीने ॥ 
हमें लखि होत अचम्भा । 


कहा भूकि भूमति रम्भा ॥ ५ ॥ 


गुनि मंधुकर गुज्जार | 
बहुरि कटीली डार॥ 
होहिगी ग्रीषम आ्राये । 
ग्रग सब जेहे ताये॥ 
फूल जोलो तो पाही। 


फेरि श्रलि एहे नाही॥ ६ ॥ 


वह॒बल गयो थकाय । 


यह दुख दियो बढाय ॥। 


चहू दिसि जबुक गाज । 


स्वतन्त्र करे सब राजे ॥ 
हरिन बिहरे सुख लूटे । 
आज 
पीछे धरो न पांव। 
महा समर या ठाव॥ 
चले सर कुन्त कृपाने । 
पीर उर में नहिं आने ॥ 
हरखि जौ तेग चलेहो । 


नख रद के टूटे ॥ ७।। 


मरे सुरलोकहि पहो॥ ८ ॥ 


४६६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


भारी भार भरदयो बनिक 
तरी जरजरी फसि परी 


खेवनहार गवार 
रुकी भवर में आय 
बरने दीनदयाल 


ग्रारर जन के काज 
आछी भाति सुधवारि के 


नत पीछे पछतायगो 
समे॑ गयो जब खोय 
लेहै हाकिम पोत 
बरने दीनदयाल 


सोउ न सालि सभालि 
साई देस बिचार के 
जाके जस ग्रानन्द की 


कविवर उपमा देत 
आवागवन न होय 
बरने दीनदयाल 
ए हो पथी प्रबीन 


कोई सज्भी नहिं उते 
पथी लेहु मिलि ताहि ते 


सबसो सहित उमज्भ 
नदिया नाव सयोग 
बरने दीनदयाल 
ग्रपगी अपनी 


ग्राहे प्रबल अगाघ जल 


पथी पार जो तू चहें , खेवनहार 


रै 


ग 


रँ 


१ 


। 


ह॥ 


रै 


7 


५ 


रै 


रैँ 


7 


है 


५ 


रैँ 


। 


रै 


र 


रै 


गेल , 


न्‍ँ 


तरिबो सिन्धु अपार 
खेवनहार गवार ॥ 
ताहि पर पौन झकोरे। 
उपाय चले न करोरे ॥। 
सुमिर अब तू गिरधारी 
कला जिन निज सभारी 
खेत किसान बिजोय 
समे गयो जब खोय 
नही फिर खेती हूहै 
कहा तब ताको देह 
चाल तजि तू ग्रब पाछी 
बिहंगन ते विधि झाछी ।। १० ॥ 
चलिये पथी सुचेत । 
कविवर  उपमा देत ॥ 
रड्डू भूषपति सम जामे । 
रहे मुद मझ्भल तामे |! 
जहा दुख सोक न होई । 
देस को जैयो सोई ॥ ११॥ 
है इतहा को सज्भ | 
सबसो सहित उमज् ॥ 
बेठि तरनी के माही । 
फेरि यह मिलिह नाही ॥ 
पार पुनि भेट न होई। 
पथी जेहे सब कोई ॥ १२ ॥! 
था में तीछन धार । 
पुकार ॥ 


अकतमयमक, 


|| ९ ॥। 


दीनदयाल गिरि ४६७ 


खेवनहार पुकार , वार नहिं कोऊ साथी । 
और न चले उपाव , नाव बिन एहो पाथी॥ 
बरने दीतदयाल , नही अब बूड़े थाहे। 


रहे महामुख बाय , ग्रसन को भारो ग्राहे ॥ १३॥ 
राही सोवत इत किते , चोर लगे चहुं पास । 
तो निज धनके लेन को , गिनें नीद की स्वांस ॥ 
गिनें नींद की स्वांस , बास बसि तेरे डरे। 
लिये जात बनि मीत , माल ये सांक सबरे ॥ 
बरने दीनदयाल , न चीन्हत है तू ताही। 
जाग जाग रे जाग , इते कित सोवत राही ॥ १४॥ 
हारे भूली गेल मे , गे अति पांय पिराय। 
सुनो पथ ग्रब तो रहद्यो , थोरो सो दिन आय ॥ 
थोरो सो दिन आय , रहे हे संग न साथी । 
या बन हैँ चहुँ ओर , घोर मतवारे हाथी।॥! 
बरने दीनदयाल , ग्राम सामीप तिहारे । 
सूधे पथ को जाहु , भूलि भरमो कित हारे ॥ १५॥ 
चारों दिसि सूझे नहीं , यह नदधार [ अपार । 


नाव जजेरी भार बहु , खेवनहार गंवार ॥ 
खेवनहार  ' गंबोर , ताहि पर है मतवारो | 
लिये भौंर में जाय , जहां जलजन्तु अखारो॥ 
बरने दीनदयाल , पथी बहु पौन प्रचारों। 


पाहि पाहि,. रघुबीर , नाम धरि धीर उचारो॥ १६॥ 
देखो पथिक उघारि के , नीके  नेत बिब्रेक | 
प्रचरज है बाग में , राजत है तरु एक॥ 
राजत हैं तरु एक , मूल ऊरध अधघ साखा । 
हूँ खग तहां अचाह , एक इक बहुफल चाखा ।। 


ध्द्द्८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


बरने दीनदयाल , खाय सो निबल बिसेखों । 
जो न खाय सो पीन , रहे भ्रति अदभुत देखो ॥ १७॥ 
रणधोरसिह 


जौनपुर नगर से २४ मील पश्चिम सिंगरामऊ एक गांव है । वह 
एक रियासत का मुख्य स्थान हैँ । रियासत न तो बहुत बड़ी-ही है और 
न बहुत साधारण ही है । श्रांज से लगभग सवा सौ वर्ष पहले वहां 
ठाकुर संग्रामसिह राज करते थे । उनके पिता का नाम ठाकुर शिवबक्स- 
राय सिंह था, जो ठाकुर संग्रार्मासह की बाल्यावस्था में ही स्वर्गंवासी हो 
गये थे | ठाकुर सप्रामसिंह का जन्म सं० १८३४ वि० में सिद्धरामऊ में 
हुआ । सं० १८९० में उन्होंने काशी में शरीर त्याग किया । वे बड़े वीर 
थे। उन्होने ब्रिटिश-सरकार के एक बहुत बड़े बागी को स्वयं बाहुबल से 
पकड़ कर सरकार के हवाले किया था | उसके उपलक्ष्य में सरकार उन्हें 
बारह सो रुपया वाषिक दिया करती थी । ठाकुर सग्रामसिह वड़े विद्या- 
व्यसनी थे | वे एक अच्छे कवि थे । और गुणियों का यथोचित आदर 
करते थे । वेदान्त शास्त्र के वे अच्छे ज्ञाता थे । छद लक्षण, नायका भंद, 
ग्रलकार तथा विविध विपयों की उत्तम रचनाओं से विभूषत उनका 
काव्याणंव नामका काव्य-ग्रन्थ बहुत उत्तम बना हैँ । वह स० १९२१ में 
लेथों मे छपा हुआ है । के 

राय रणधीरसिंह ठाकुर सश्रामसिह के पोत्र थे । इनके पिता का 
नाम ठाकुर गजराजसिंह था । ठाकुर गजराजसिह जी भी कवियों का 
श्रच्छा सत्कार करते थे, परन्तु वे स्वव्न भी कविता करते थे या नहीं, यह 
मुझे नही मालूम । 

राय रणवीरसिह का जन्म सं० १८७८ वि० में हुआ । पिता के 
स्वर्गंवासी होने पर सं० १६१४ में उनको राज्याधिकार मिला । सन्‌ 
१८५७ के विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिश-सरंकार की बड़ी सहायता की थी, 
उसके बदले मे उनको रायबहादुर को उपाधि मिली थी । 


रणधीरसिह ४६९ 


राय रणधीर सिह साहसी, उदार और बड़े प्रजाहितेषी थे । प्रजा 
को उन्होंने कभी वही सताया । उनकी सभा पंडितों और दूर दूर के 
कवियों से भरी रहती थी । कविता का उनको व्यसन था ; उन्होंने पांच 
ग्रन्थों की रचना की है --१--नामाण॑व, २--काव्य रत्नाकर, ३-- सालि- 
होत्र, ४--भूषण कौमुदी, ५-- रागमाला । उनके रचे हुए गीत उनकी 
गस्यासत में अब तक बड़े प्रेम से गाये जाते हे । सं5 १९५२ वि० में 
अयोध्याजी में उन्होंने शरीर त्याग किया । उनके विषय मे शिव्सिह ने 
अपने सरोज में लिखा हे--“ये राजा कवि कोविदों का बड़ा सम्मान 
करते हे । इनके बनाये हुए भूषण-कौमुदी, काव्यरत्नाकर ये दोनों ग्रन्थ 
देखने योग्य ह।” इससे प्रकट होता हैँ कि उनकी कीति कम-से-कम 
शिवसिह सेगर के कान तक तो अवश्य ही पहुंच चुकी थी । 

राय रणधीरसिह के कुटम्बी ठाकुर रघुराजबहादुर सिंह के द्वारा 
मुभे राय रणधीर सिंह के हस्तलिखित और लेथो में छपे हुए काव्य-ग्रंथ 
देखने को मिले | इसके लिए मे ठाकुर रघुराजबहादुर सिह का बहुत 
कृतज्ञ हूं । राय रणधीरसिह के कुटम्बियों श्रौर गद्दीधरों को उनके ग्रन्थों 
को सुन्दरतापूवेक और सस्ता छपवाकर उनकी कीति को चिरस्थायी 
बना देना चाहिये | हस्तलिखित पुस्तकों को छपवा देना ही उर्चित है। 
क्योंकि यदि हस्तलिखित प्रति खो गई तो लेखक के कितने दिनों का 
परिश्रम, जिसे उसने श्रपत्ता क्लेजा घुला घलाकर किया है, सहज में 
नष्ट हो जायगा । 

राय रणधीरसिंह की कविता के कुछ नमूने हम नीचे उद्धृत 
करते हे-- 

तामाणंव पिगल-- यह सं० १८६४ वि० में बना । इसमें एक-एक 
वस्तु के कई-कई नाम नाना छन्दों में लिखे गये हैं। साथ-ही-साथ 
छन्‍्दरों के लक्षण और उदाहरण भी है । पिगल ग्रन्थों में जितने विषय 
होने चाहिएं, उतने तो हैं ही; कुछ अन्य बाते जो पद्य-रचयिताओं के 
लिए ज्ञातव्य है, इस पुस्तक में वरणित हें । एक उदाहरण देखिये--- 


४७० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अ्रग्निनाम-कुण्डलिया छन्द 
सिहविलोकित रीति दे , दोहा पर रोलाहि। 
आदि अतजुरि जमकयुत , कुडलिया कहि ताहि ॥। 
ग्रनल बन्हि पावक दहन , ज्वलन शिखों बृषभानु । 
शुक्र धनञअ्जय बातसख , ऊषर अग्नि क्ृषानु ॥ 
ऊषर श्रग्नि $षानू आानु बृध चित्रभानू इमि। 
ध्मध्वन जलजोनि , विभावसु बीतिगमोत्र तिमि ॥ 
जातवेद जुत आनि , निसाचर तूल तुल्य दल। 
काली जू भ्रुव भग , आज जारत क्रोघानल ॥ 
काव्य-रत्नाकर-- स ० १८९७ वि० में बना | यह नायिकाभेद और 
अलकार का ग्रन्थ हैं। रचना अच्छी है । ग्राम्यवध्‌ का वर्णन देखिये-- 
गेह काज करति छिनक दौरि हेर द्वार छिनक उठाय घट जाती जल 
लेन को । चकबक ताक्ती इते उते बिलोकि काष्ू मुरि मुसुकाय ललचाय 
जोरि नेन को ।| मैन मदमाती अठिलाती छाती ऊंची करि खोलति 
छिपाती चली जाती देती सैन को । लेजुरी गिराती फेरि फेरि फिरि 
आती लेन पथ में फिराती त्यों बढाती जाती चैन को ॥। 
सालिहोत्र - यह सं० १९१२ वि० में लिखा गया । इसमें घोड़ों की 
पहिचान, उनके गुण दोष, रोग और श्रौषधियों का वर्णन है। उत्तम 
ग्ररव का लक्षण इस प्रकार कहा गया है-- 
तालू रसना अ्धर अरुन विराजत हे उज्जल अरुन स्याम इक रंग 
श्रंग है। लोचन विसाल लम्बी ग्रीव मुख मंजुल है कच घुघुरारे बड़े 
स्न्ति सुठि तंग है ॥ सूच्छुम त्वचा है, चौड़े उर, पातरे चरन, पूछ लघु 
गति लोल, लागी वासु संग है | विरले न दंत, सिर ऊंचे, बंक देखियत 
लच्छन ये जामें सोई उत्तम तुरंग है ।। 
घोड़े के रोग की दवा 
जौ घोड़े को देखिये , फूल्यो उदर सिवाय । 
पटकि पढ़कि लोटे धरनि , ताको जतन बताय ॥ 


विद्वनाथ सिंह ४७९१ 


बेठे उठे घोड़ तनिआवे | हरे राई लोन खिलावै॥ 

यहि तें जौ कुरकरी न छूटे | तौ दूसर औषधि ले कटे। 

ठैसि मूल को तुचा मंगावे । पातर करि के ताहि पिलाव॑ ॥ 

रागमाला--यह सं० १९४६ वि० का छपा है। इसमें राय रणधीर 
सिंह के रचे हुए भजन और गीत, विविध राग रागरिनियों में हैँ । नमूने 
के तोर पर एक भजन हम यहां उद्धृत करते हें । 

( श्रुपद राग, पर्ज ताल, चौताल ) 

प्राली री अनंग अ्रंग जनु धारे बनमाली ठाढ़ो है निकुंज मध्य प्यारी 
री । गल सोहू मोती माल, केसर को तिलक भाल मोर पंख सीस मानो 
चंद्र की पत्यारी री। पीत बसन लसित अंग सरसित सुखमा सुढंग 
जलधर ज्यों लीन्यों विद्युत अलोल संग बंसी रवित मंजु अधर सुरस 
धारि रनधीर लेतो है प्रनन्त तान न्यारी री |। 

भूषण-कौमदी--यह ग्रन्थ सं० १९१७ वि० में बना। इस ग्रन्थ 
में महाराज जसवन्तर्सिह के भाषा-भूषण नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी 
गई है । टीका अच्छी है । इस ग्रन्थ के प्रारम्भ का तीसरा छनन्‍्द इस 
प्रकार है-- 

मंजुल सुरंगवर शोभित भ्रचित चार फल मकरन्द कर मोदित करन 

। प्रमित विराग ज्ञान केसर सरस देस विरद असेस जसु पांसु प्रसरन 
॥ सेवित न॒ृदेव मृनि मधुप समाज ही के रनधीर ख्यात द्वुत दच्छिन 


भरत हैं । ईस हृदि मानस प्रकासित सहाई लसे अ्रमल सरोजवर स्यथामा 
के चरन हैं ।। 


/जई> <री४+ 


विश्वनाथसिह 
रीवां-नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह महाराजा जयसिह के पृत्र और 
महाराजा रघुराज सिंह के पिता थे | इनका जन्म संर १८४६ में हुआझ्ना । 
ये सं० १८९१ में गही पर बेठे और सं० १९११ तक राज करते रहे । 
ये अच्छे कवि थे और सुकवियों का अ्रच्छा सत्कार करते थे । इन्होंने 
निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की हैं-- 


$ 


४७२ कविता-कौमुदी, पहला भांग 


अष्टयामका आन्हिक, आनन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, 
गीता रघनन्दन गतिका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रमाणिक, सर्वसग्रह, 
कबीर के बीजक की टीका, विनय पत्रिका की टीका, रामचन्द्र की 
सवारी भजन' पदार्थ, धनुविद्या, परानीय तत्व प्रकाश, आनन्द रामा- 
यण, परम धर्म निर्णय, गांति शतक, वेदान्त पंच शतिका, गीतावली 
पूर्वाद्ध, श्रुवाष्टक, उत्तम नीति चन्द्रिका, अवाध नीति पाखंड खडिनी, 
ग्रादि मंगल, बसन्‍त चौतीसी, चौरासी रमेनी, कक्रहरा, शब्द, विश्व 
भाजन प्रसाद, परमतत्व, संगीत रघुनन्दन, गीता रघुनन्दन, तत्वमस्य 
सिद्धान्त भाषा, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश । संस्कृत मे--राधा- 
वलल्‍लभी भाष्य, सर्वेसिद्धान्त, आनन्द रघुनन्दन (दूसरा), दीक्षा निर्णय, 
भक्ति मुक्ति सदानन्द सनन्‍्दोह, रामचरद्रान्हिक सतिलक, राम परत्व, 
धनुविद्या संगीत रघुनन्दन (दूसरा) । 
नपने के रूप मे इनका ध्रवाष्टक यहां उद्धृत किया जाता है-- 
जो बिन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक बथा बनवावे। 
आमद ते अधिको करे खर्च रिने करि ब्यौहरे ब्याज बढ़ावे 
बचत लेखा नही कछएऐ नहिं नीति की रीति प्रजानि चलाव 
भाखत हे विसुनाथ श्रुवे वहि भूपति के घर दारिद आवे ॥ १॥ 
निश्चय धर्म विचार भयो दबि भाइन भृत्यनि नाहि चलावे 
मत्रिय आदि सुलच्छन हीन औ आलसी होय सलाह बताव 
मानि सँकोच करे व्यवहार बुथा ही इनाम की रीति बढ़ावे 
भाखत है बिसुनाथ श्रूवे वह भूषति ना कबहूं कल पावे ॥ २॥ 
नारिन की जू सलाह करे श्ररु भाइन मंत्री स्वतन्त्र बनावे 
बर के चाकर राखे रह और अधर्म की राह सदा मन लावे 
मंत्री कह्यो हित माने नहीं श्ररु साह को सासन नाम न झ्ांव 
भाखत हे बिसुनाथ ध्रुव कछ काल में भूप सुराज गंवावे॥ ३॥ 
झूठी सुने तहकीक करे नहिं श्रोछेन संगति में मन लावे। 
रीभ पचाय डरे रन को बिसना जु भ्रठारही खूब बढ़ावे ॥ 


$ 


अ्ममम 


_अकन्‍कक. 


राय ईदवरीप्रतापनारायण राय ४७३ 


ठट्ठा में प्रीति कुपात्र में दान कबीन हुं जान गुमान जनावे। 
भाखत हें बिसुनाथ ध्रुव॑ भ्रस भूषति ना कबहूं जस पावे ॥ ४॥ 
चाकर दे धन बांचे जोई श्रठयों तिहि भागहि धर्म लगावे । 

साह लिये धरे सातयों भाग छठे सुता ब्याह हि6ते रखवाबे ॥ 
पांचएं बित्त बढ़े धरि चौंथ्यहि तीन ते खचे करे छ बढ़ावे । 
भाख त हैं बिसुनाथ ध्रुवे तेहि भूषति भौन न वारिद आवबे ॥ ५ ॥ 
भाइन भृत्यन विष्णु सो रेयत भानू सो सत्रुन काल सो भावे । 

सत्रु बली से बचे करि बुद्धि औ ब्रस्रसों धर्मेहि नीति चलावे ॥ 
जीतन को करे केते उपाय भ्रौ दीरघ दष्टि सबे फल पावे । 

भाखत हैँ बिसुताथ ध्रुव नृप सो कबहूं नहिं राज गंवावे ॥६॥ 
होय नहीं कबहूं बस काहु समें सब में निज भाव जनावे । 

राखे रहे हुकुमें सब पै कहुं 'मित्र बनाय न तेज गंवावे।। 
साम औ दाम औ दंड झ्रौ भेद की रीति करे जु सबे मन भावे । 
भाखत हें बिसुनाथ श्रूवे कला षोड़सौ भूषति राज बढ़ावे ॥७॥ 
जो हरिआ्आाह्िक में मन लाय करे नृप झ्राह्विकहू स्मृति भावे । 

माने भ्रहे प्रभु को सब है प्रभु रूप सबे निज किकर भावे | 

देह ते आपुहि भिन्‍न गने करि सासन भक्ति प्रजात चलावे। 
भाखत हैं बिसुनाथ ध्रूवे दोऊ लोक में भूषति सो सुख पावे ॥5।॥। 


राय इंश्वरीप्रतापनारायण राय 


राय ईश्वरीप्रतापनारायणजी का जन्म सं० १८५९ में गोरखपुर जिले 


के पड़रौना-राजवंश में हुआ । हिन्दा, संस्कृत श्रौर फारसी में इनकी 
प्रच्छी गति थी। ये निम्बाक॑-सम्प्रदाय के शिष्य थे । राधाक्ृष्ण के बड़े 
प्रेमी उपासक थे । पड़रौना में इनके बनवाये हुएं बहुत सुन्दर मन्दिर, 
बाग और तालाब हैं। ये बड़े उदार, दानी, भगवद्भकत और सुविचार- 
वान्‌ थे । २२ वर्ष की भ्रवस्था ही से कविता-रचना का इनको चसका 
लग गया था। राजा होकर, राजकाज वे फंफटों में फंसे रहकर भी 


त 


४७४ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


इन्होंने बड़े मनोयोग से सुन्दर कविता की है, यह इनकी प्रक्ृष्ट प्रतिभा 
का प्रमाण हैं। इनका सं०१९२४ में देहान्त हुआ । 
इन्होंने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं मे कविता की हैँ । कही- 
कही पञजाबी की भी भलक आ गई है । इनके रचे हुए कई ग्रन्थ कहे 
जाते हे । अभी केवल एक ग्रन्थ “रहस्य-काव्य-शज्ञार” वर्तमान पड़ रोना- 
नरेश राजा ब्रजनारायण राय जी ने प्रकाशित किया हैं। आशा हे, शेष 
ग्रन्थ भी शीघ्र ही प्रकाशित हो जांयगे । 
इनकी कविता सरस और मनोहर हे । ये गानविद्या में भी बड़े 
प्रवीण थे । इनकी कविता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हें-- 
मोह को जाल पसार चहुँ दिस संतत खेलत काल अहेरो। 
भाग तू मोह मया तजि मूरख काहू को तू न कोऊ कहुं तेरो ॥ 
नह्वर या तन को समबन्ध प्रताप छुटे छिन साम सबेरो। 
छोड़ि सबे भ्रमजाल निरंतर श्रीबन मे बस हे मन मेरो ॥१॥ 
कोई कहे श्रान कोई झ्रापहि भगवान बने कोई कहे दूरि कोई नरेही 
लखाव रे। कोई कहें रूप श्रौ अरूपवान कोई कहे कोई कहे निर्गन कोई 
सगुन बताव रे ॥ तामें मति भरमे ओ भूलि के न बाद ठान तोहि क्‍या 
बिरानी पड़ी अपनी सुरझाव रे। अ्रदभुत प्रताप मूरि जीवन हैँ रसिकन 
की सदा रसिक भक्‍तन के सदन रहु बावरे ॥२॥ 
राग सोरठ सलार 
तो बिन को यह नेह निबाहे । 
ऐसा हित प्रतिपालनहारों तू ही एक सदा है॥ 
,. हँसे हंसत बोले बोलत हंसि मिले मिलन को उमा है । 
जोइ जोइ चाह प्रताप करत चित सोद राज तू चाहे ॥३॥ 
राग धार 
बेसर थिरकि रही अधरन पै मोती थिरकत जात। 
लखि प्रताप पिचकारी लाल जी के रहि गई हाथ की हाथ ।।४॥ 


पजनेंस ४७१ 


पजनेस 

पजनेस का जन्म पन्ना में हुआ । शिवर्सिह सरोज में इनका जन्म- 
संवत्‌ १८७२ लिखा है। इनका रचा हुआ कोई ग्रंथ प्रभी तक प्रकाशित 
नहीं हुश्रा । स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा ने इनके कुछ छन्‍्दों का संग्रह 
“पजनेस प्रकाश” नाम से प्रकाशित किया था । उसके देखने से पजनेस 
एक प्रतिभाशाली कवि जान पड़तेहे । ये श्रृंज्रारी कवि थे। इनकी कविता 
में कही-कह्दी अइ्लील वर्णन भी झा गया है। इसकी कविता से जान 
पड़ता है कि ये संस्कृत और फारसी के भी ज्ञाता थे । 

इनका रचा एक हस्तलिखित काव्य-ग्रंथ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के प्रधान मन्त्री बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के पास हैं! उसके प्रकाशित 
होने पर इनकी प्रतिभा का अधिक प्रकाश प्रकट होगा । 

यहां हम इनकी कविता के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 

छहरे छबीली छटा छटि छितिमंडल पै उमग उजेरो महा श्रोज 
उजबक सी । कवि पजनेस कंज मंजुल मूखी के गात उपमाधिकात कल 
कुंदन तबक सी ।॥। फैली दीप दीप दीप दीपति दीपति जांकी दीपमालिकी 
को रही दीपति दबक सी । परत न ताब लखि मुख महाताब जब निकसी 
सिताब झाफताब के भभक सी ॥१॥ 

नवला सरूप रूप रावरे रुचिर रूप रचना बिरंचि कीनी सकुच न 
लागी है। भन पजनेस लोल लोयन को लौकों गोल गलफ गोराई लाज 
सक्‌च न लागी है ॥ सुन्दर सुजान सुखदान प्रीति प्रीतम की एको ना 
परेख भ्रव॒ सक्चन लागी है। औन्चनक उचन लागी कंचुकी रुचन लागी 
सक्ूचन लागी आली सकूचन लागी है ॥२॥ 

कवि पजनेस केलि मधुप निकेत नव दर मृख दिव्य धरी घटिका 
लटीकी हैं | विधु पर बेष चक्र चक्र रविरथ चक्र गोमती के चक्रचक्रता- 
कृत घटीकी है ॥ नीवी तट त्रिबली बली पे दुति कोसतृण्ड कूंडली कलित 
लामलतिका बूटीकी है। उपटीकी टीकी प्रभाटीकी बधूटी की नाभिटीकी 
धुजंटी को औ कुटी संपुटीकी है ॥३॥ 


रघुराजसिंह ४७७ 


पियो जब सुधा तब पीबे को कहा हैं और लियो शिवनाथ तब लेइबो 
कहा रह्यो । जान्यो जिन रूप तब जाने को कहा है और त्याग्यो मन 
आस तब त्यागिबो कहा रह्यो ॥। भरने शिवर्सिह तुम मन में बिचारि देखो 
पायो ज्ञान धत तब पाइबो कहा रह्यो । भयो शिवभक्‍त तब हुैबे को 
कहा हैं और आ्रायो मन हाथ तब आइबो कहा रहद्यो ।।१॥ 

कहकही काकली कलित कल कंठन की कंजकली कालिंदी कलोल 
_कहलन में । सेंगर सुकवि ठंड लागती ठिठरवारी ठा5 सब ठटे लगि 
लेते टहलन में ॥ फहरे फुहोरे फबि रही सेज फलनि सो फेन.सी फटिक 
चौतरा के पहलन में | चांदनी चमेली चम्पा चारु फूल बाग बीच बसिये 
बटोही मालती के महलन में ॥२॥ 


रघुराजसिंह 


रघुराजसिह रीवां के महाराज थे। इनका जन्म संवत्‌ १८८० में 
हुआ । सं० १९११ में अपने पिता महाराज विश्वनाथसिंह के स्वगंवासी 
होने पर ये गद्दी पर बैठे । इनकी मृत्यु सं० १९३६ में हुई । इनके १२ 
विवाह हुए थे । कविता महाराज रघुराजसिंह की पेतृक सम्पत्ति थी। 
इनके पिता और पितामह भी श्रच्छे कवि और सत्कवियों के आश्र यदाता 
थे । रघुराजसिंह हिन्दी ओर संस्कृत दोनों भाषाश्रों के पंडित और कवि 
थे | दान और भक्त में भी इनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है । शिकार 
खेलने का इन्हें बड़ा व्यसन था । शिकार में इन्होंने ९१ शेर, एक हाथी, 
१६ चीते और हजारों हरिण तथा श्रन्य पशुओं का वध किया था । मृत्यु- 
काल से ५ वर्ष पूर्व ही से इन्होंने राज्यप्रबंध से सम्बन्ध छोड़ दिया था । 
उस समय ब्रिटिश-सरकार राज्य की देखरेख करती थी। सं० १९३३ 
में इनको संतान-सुख प्राप्त हुआ्ना । 

इतके आश्रय में बहुत-से कवि रहा करते थे। उनमें से कुछ के 
नाम ये हें--रसिकनारायण, रसिकबिहारी, श्री गोविन्द, बालगोविन्द 
और रामचन्द्र शास्त्री । 


४७८ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


महाराज रघुराजसिंह के रचे हुए तिम्नलिखित ग्रन्थ हेँं-- 

सुन्दर शतक, विनयपत्रिका, रुक्मिणीपरिणय, आनन्दाम्बुनिधि, 
भक्तिविलास, रहस्य पंचाध्यायी, भकतमाल, रामस्वयंवर, यदुराज-विलास, 
विनयमाला, रामरसिकावली, गद्यशतक, चित्रकूटमाहात्म्य, मृगयाशतक, 
पदावली, रघुराजविलास, विनयप्रकाश, श्रीमद्भागवत माहाएँम्य, राम 
श्रष्टयाम, भागवत भाषा, रघुपति शतक, गंगा शतक, धर्म विलास, शंभ्‌ 
शतक, राजरंजन, हनुमतचरित्र, भ्रमर गीत, परम प्रबोध और जगन्नाथ 
शतक । रघुराजसिंह की कविता कही-कहीं बड़ी मनोहर हुई हे । ये राम 
भक्‍त थे। राम को दास भाव से भजते थे। अपनी कविता में कहीं-कहीं 
तुलसीदास की छाया भी इन्होंने ली हे । 


यहां रक्मिणी परिणय और रघ्राजविलास से इनकी कुछ कविताएं 
उद्धृत की जाती हें-- 


केशव जन्म लै भ्राज्ञा दई तब ले शिशु को वसुदेव सिधारे । 
गोकुल में यशुदा के निक्रेत में राखि सुते दुहिता ले पधारे ॥ 
बाल ही में बिकरार सुरारित पूतना धेतृक आदि संहारे। 

शक्त के कोप ते राख्यों ब्रजे गिरिधारी सु सात दिने गिरि धारे ॥ १॥ 
जानि दुखी यदुवंशिन को संग दालयती मथुरा कहूँ आये । 
कंसहि कूटिक मातु पिता को छोड़ाय क॑ बन्धन मोद बढ़ाये ॥ 
आहुक को यदुराज दियो निज बन्धुन के दुख द्वन्द मिठाये । 
मागध को मद मंथन के श्रब द्वारका द्वारकाताथ बसाये ॥ २॥ 
दीनन पालिबो शत्रुन शालिबो घालिबो भकतन के दुख को हैँ । 
दीठि दया की प्रजा पे पसारिबो धर्म सुधारिबो चित्त बसो है ॥ 

पाप नशाइबों नीति चलाइबो कीरति बेलि बढ़ाइबो सोहे। 
बद्धन मानिबो यज्ञन ठानिबो यों जिनके गुण को सब जोहे ॥ ३॥ 
बुद्धि लखे हिय लांजे वृहस्पति रूप लखे हिय लाजत मार हे । 
धीरज दासरथी सो अरीनप कोपिबो शम्भु सों शील अगार हूँ ॥। 


फ् 


रघुराजसिंह ४७९ 


विक्रम जासु त्रिबिक्रम के सम क्षोनीक्षमा सुखर्सिधु को सार है । 
तेज कृशानु श्रताप ते भानु यश्ते लजे सितभान श्रपार हैं ॥।४॥ 
कोमल बोले कठोरे कहे किये येकह सेवा सतै करि मानत । 
वाके सबे अपकार बिसारि निर्ज चित में उपकारहिं आनत॥। 
जोई कहे करे सोई सदा द्विज की निज देवता सों जिय ठानत । 
दीनन दान मृनीशन मान ग्ररीन कृपान को देइबो जानत ॥ ५॥ 
कंचन दान में मेरु डरे गजदान में गोवति गौरी गजानन। 
दान तुरंग को देखि दिवाकर वाहिन बाम ह्ले जात दिशानन ॥। 
दान मही के मही के महीपति त्रासित जी के बिलोकत कानन । 
हेरि कुशा हरि के कर में डर तो त्रयलोक करे चतुरानन ॥ ६॥ 
माधुरी माधव की वह मूरति देखतही दग देखे बनेरी। 
तीनिहूं लोक की जो रुचिराई सुहाई अहे तिनही के घनेरी॥। 
सोभा शचीपति श्रौ रति के पति की कछ आई न मेरे मनेरी । 
हेरि में हारद्यो हिये उपमा छविह छवि पाई बिराजित नेरी ॥ ७॥ 
ब्रज में जेहि के मुरली ध्वनि को सुनिके यह कौतुक होत भयो । 
परिव।र बिसारि हिये हरिधारि सुगोपिका छोड़ि अवास दयो ॥ 
कर नूपुर कंकन पांयन में कटि किकिणी को करि हारु लयो । 
नंदनंदन के ढिग को यों गई सरितागण सागर को ज्यों गयो ॥| ८ ॥ 
मुख देखतही मनमोहन को अ्रति सोहन जोहन लागी जबे। 
नहिं नैत हिले नहहिं बेन चले नहिं धाथ मिले नहिं शीश नवे ॥ 
ब्रजबालन हाल लख्यो श्रस लाल उताल कियो उरमाल तबे। 
रसरास विलास में हास हुलास सों पूरण के दिय आश सर्ब ॥ ९॥। 
मथुरा के मनोहर मारग में मूरली धरे मंडित ग्वालन सों । 
लखि कूबरी मोहित द॑ अ्ंगराग चह्यो मिलिबो हठि लालन सो ॥ 
प्रतिरूप अनूप भयो तेहि को भई पूजित देवन बालन सों । 
रति रंभा रमा सुख दुलंभ जो छनही में दियो तेहि ख्थालन सो ॥१०॥ 


डंद 9 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


दोहे 


कल किशलय कोमल कमल 
यक सोचत पियरात नित 
विलसति यदुपति नखनितति 
उड़पति यूृत उड़ अवलि लखि 
सविता दुहिता इश्यामता 
सुतल॒ श्ररुणता भारती 


जै 


शँ 


पदतल सम नहिं पांय । 
यक सकुचतु भरि जाय ॥ 


/ अनुपम द्युति दरिश्ञाति । 


॒( 


रै 


रै 


गुलफ गुलुफ खोलनि हृदय , 


ज्यों इंदीवर तट श्रसित 
लाली येंड़ी लालकी 


रै 


रैँ 


सकुचि सकुचि दुरिजाति ॥ 
सुखसरिता नख ज्योति । 
चरण त्रिवेणी होति॥ 
हो तो उपमा तूल। 
दूं गुलाब के फूल ॥ 
ग्रति अनुपम दरशाहि। 


काम बाग की नारंगी , सम कहि कवि सक्चाहि ॥ 


चार चरण 


की आंगूरी , मो प॑ वरणि न जाइ। 


कमल कोश की पांखुरी , पेखत जिनहि लजाइई।। 
अति भश्रनुपम कहि जाति नह , युगल जंघ की ज्योति । 


जिनहि जोहि कलकलभ को , शुूंड 


कुण्डलित होति ॥ 


युगल जानू यदुराज की , जोहि सुकवि रसभीन । 


कहत मार श्वद्धार 
उरू सलोने श्याम 
जतखंभ श्वद्धार 
यदुपति कटि की चाझरुता 


जासु सुछवि लखि सकुचि हरि, रहत 
नाभिकी , सुखमा सुठि 


पद्मननाभ के 


के , संपुट हद 
के , निखत टरत न नैन। 


के , मानहुँ विरच्यो मेन ॥ ९ ॥ 


रँ 


रखि दीन || 


को करि सके बखान। 
दरीन 
सरसाय । 


है. 


दुरान ॥ १०॥ 


निरखि भानूजा धार को , भ्रमि अ्रमि भवंर भुलाय ॥ ११॥ 


लली 


मनहुं काम श्ृद्भार की , दीन्ही 
को उदर , जेहि नहिं समता पाइ । 


वर॒ दामोदर 


कान्ह रोमावली , भली बनी छवि छाय। 
लीक खंचाइ ॥ १२॥ 


नवल अमल, बल दल सुदल , डोलत रहत लजाई ॥ १३॥ 


रघ्राजसिह ४८१ 


उर अनृपम उनको लसे , सुखमा को अ्रति ठाठ। 
मनहु सुछबि हिय भरि भये , काम श्वज्भार कपाठ ॥ १४॥ 
कामकरभ कर उरग वर , रस श्वृद्धार द्रम डार। 
भुजनि जोहि जदुवीर के , देव पराभव पार॥ १५॥ 
श्री यदुपति के भुज युगल , छाजि रहे छवि भौन । 
निरखत जिनहि भुजद्भवर , लजि पताल किय गौन ॥ १६॥ 
देवकिनन्दन कठ को , रच्यो न विधि उपमान। 
जे जड़ दरको पटतराह , तिन सम जड़ न जहान ॥ १७॥ 
ग्रीवा गिरिधरलाल की , अनुप्त रही विराजि। 
निरखि लाज उर दर॒कि दर , बस्यो उदधि मह भाजि ॥ १८ ॥ 
मनमोहन के नेनवर , बरणि कौन विधि जाहि। 
कूज खज मृग मेत्र शर , मीनहु जेहि सम नाहि॥ १६॥ 
यदुपति सेन समान हित , विधि हूँ बिरचे मेन । 
मीन कञठ्ज खज्जन मृगहु , समता तऊ लहू न॥२०॥ 
भालपटलि नगवत की , भनति भारती नीठि। 
वशीकरनत जपकरनत की , मनसनोज सिधि पीढठि॥ २१॥ 
बाललाल के भाल में , सुखमा बसी बिशाल | 
सुछवि माल शशि अरध ह्वू , निरवत होत चिहाल ॥।॥२२॥ 
यदुपति भौहत की सुछुवि , मदन धनुष की सोभ । 
जीति लसतहैँ तिनहि लखिं , दुग न दरत रतलोभ ॥ २३ ॥ 
भौह बरुण यदुराज की , रही अ्रपूरब सोहि। 
करहि लजोहे कामधनू , शरमन लछवे. पोहि ॥ २४॥ 
हरिनासा की सुभगता , अंठकि रही दूग माह । 
कामकीर के ठोर की , सुखमा छुवति न छाह ॥ २५॥ 
गोल कपोल श्रतोल हे , छाये सुछवि अमान। 
सदन श्रारसी रसपसर , सम शर करत अ्रजान॥ २६॥ 


४८२ कंविता-कौमुदी, पहला भाग 


श्रवण सलोने श्याम के , छहरति छुटा नवीन । 
मदन महोदधि सीप की , सुखमा लीन्‍्ही छीन ॥२७॥। 
राजत पुरट किरीठ शिर , प्रगटत प्रभा श्रखडि । 
उयो मनहु गिरि नील पर , कनुपम रबि छवि मडि ॥२८() 
गीत 

भजू मनो देवकी जठर महोदधि पूर्ण मृगाकमृदारम्‌ । 
यदुकुल कुमुद बिनोद बिकाशक बिभू बसुदेव कुमारम ।। 
नलिन नयन नलिनोए॒हानन नवनीरद तन्‌ नीलम 
समय बिजय कर चारु चतुभूज शोभित सुन्दर शीलम्‌ । 
मणिमय मृकुठ मनोहर मस्तक पीत बसन बनमालम्‌ ) 
कुण्डल मण्डित गण्य मण्डल चन्दन चचितभालम्‌ )! 
रुक्मिणी बिराजित बाम भाग मनु राग यागजवलभ्यम्‌ 
सिहासनासीन कमतीय सभा सुबिभावित सभ्यम्‌ 
सुर सुरेन्द्र बे्‌रच्य बिरचि सुरुधि मह॒षि समाजम्‌ 
दीन दया बितरण सदानि वरपावित जनरघुराजम्‌ ॥१॥ 
सखि पश्य कोशल कान्‍्त सुखद कुमारमति सुकृमारकम्‌ । ६ 
मेथिलनिवास बिलास बिलसित मदनमनो5पहारकम्‌ ॥ 
मणि मंडपे स्रीतायुत सुषमाभरं सीतावरम्‌ 
सुबिवाहकम्म॑ बिधान मतिकुर्वाणमद्भुत तारकम्‌ 
मणिमुकूट पीताम्बर॒ सुनव्यमुखारबिदम निन्दितम्‌ 
भेदुर सुघन मस्तकदिवामणिमिक्तडिद्गणवन्दितम्‌ 
किचित्कटाक्ष विकाश वीक्षित जानकी सुषमामुखम्‌ 
गुरुजन निकठ लज्जावशं गतमधोभावितशशिमृखम्‌ 
जनकात्मजाध्पितदृष्टि ककण कलितकर धृतचन्दनम्‌ 
रघ्राज राजसमाज शोभित सानुजं रघुनन्दनम्‌ ॥२॥ 

सखि लखन चलो नृप कुबर भलो । मिथिलापति सदन सिया बनरो ॥ 

शिर मोर बसन तन में पियरो । हठ हेरि हरत हमरो हियरो॥ 


_अषन्दकाक, 
अिामाक. 


_अपआफपान्‍्थ. 


अककमनक, _'कयार- अब अस्पााक, अरियकाक, _अलमामराकर. _लानाप्याक,  कवाहफबक. 
नरक: क्या 


उर सोहत मोतिन को 
चितये चित चोरत सखि 
अलके अलि अजब लसे 
युवती जन को जालिम 
पुनि ऐहे नाहि जनक 
यक हैं वहि लखत बड़ों 


रध्राजसिंह ४८३ 


गजरो । रततनारी अखियन में कजरो॥ 
समरो । चितये बिन जिय न जिये हमरो |। 
चेहरो । भूपि भूलि,रह्यों कटि लौं सिहरो ॥ 
जहरो । मन बेठत लखत मैन पहरो।। 
शहरो । ले रि लॉचन लाहु न करु गहरो | 
अनरो । पुनि रुकत न रोकहु मन उन रो ॥ 


चित चहत अरी लगि जाऊं गरो । रघुराज त्यागि घर को फंगरो॥ ३॥। 


मोहि तो भरोसो भूरि अपनी कमाई को। 
कबहूं काहू को नहीं कियो है भलाई को ॥ 
कियो काम लोभ कोह मोह सों मिताई को। 
रोज रोज पालयो निज नारि नाति भाई को ॥ 
कबहूं त पूज्यों साधु लेके आगुझाई को। 
पूरी प्रीति पापिन सों नारि हू पराई को॥ 
बाढ्यो हैं घमण्ड मोह माया ठाकुराई को। 
बेस बजवायो द्वार पाप ही बधाई को ॥ 


रोज रुजगार 


कियो जीव ही सताई को । 


सपन्यो न सोच्यो नाथ भक्ति सुखदाई को ॥ 
धर्म कर्म कीन्ह्ो केते लोक की बड़ाई को। 
कबहूं न पायो पार विर्ष भोगताई को॥ 
बाकी न रह्मों है रध्राज पतिताई को। 
मोहिं ना उधारे पतितपावन नाम गाई को ॥ ४॥ 


मूरुखव मानत यही बड़ाई। 
राजा भयो बिभौ धन आंधर नहिं सन्‍्तन शिर त्ताई । 
भोजन मैथुन ऐश करत नित दिय बय वृथां बिताई ॥ 
ह्वै पंडित पढ़ि न्याय व्याकरण भरे घमंड महाई। 
सन्‍्त चरण परसत सकुचत शठ जोरत धन बहुताई ॥ 


४ंघो४ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


सन्‍्त्री भयो महामदमातो चलत भुजानि फूलाई। 

सन्‍तन श्रोर तकत कबहूँ नहिं कालभीति बिसराई ॥! 

धनिक भयो धन धरयो गाड़ि महि जानत रही सदाई। 

कबहु न हरि हर जन के हेतहि कौड़िहु कान लगाई॥ 

भयो राज सामन्‍्त जगत जो हठि परलोक भुलाई। 

करत सन्त अपकार जाति अस मीच नगीच न आई॥ 

कलि कुचालि कह लों मुख बरणों देखतही बनि आई। 

गुरू होने सब कोउ जग चाहत शिष्य होत सकूचाई॥। 

सोई बड़ो गृरू सबको सोइ ताकी सत्य बड़ाई। 

जो रघराज सदा सन्‍्तन की करत चरण सेवकाई ॥ ५॥ 

हविजदेव 

अयोध्या नरेश महाराजा मानसिह का उपनाम दिजदेव था। 
द्विजदेव श्रवध के तालुकेदारों के एसोसियेशन के सभापति थे। इनका 
देहान्त लगभग ५० वर्ष की ग्रवस्था में, सं० १९३० में हुआ । 

ये शाकद्वीपी ब्राह्मण थे । कवियों और विद्वानों का ये बड़ा आदर 
करते थे । ये स्वयं एक अ्रच्छे प्रतिभाशाली कवि थे । इनका रचा हुआना 
कोई ग्रन्थ हमारे देख ने में नही श्राया। इनके उत्तराधिकारी महामहोपाध्याय 
महाराजा सर प्रताप नारायण सिह के० सी० आई० ई०, उपनाम दढ़ुओ 
साहब ने “रसकुसुमाकर ” नामक अलझूडर और रस सम्बन्धी हिन्दी- 
कविता का एक बड़ा संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित किया हूँ । उसमे द्विजदेव के 
बहुत-से छन्‍्द मिलते हें । उसमे से और कुछ अन्य कविता-संग्रहों में से 
इनके थोड़े-से छन्‍्द चुनकर हम नीचे प्रकाशित करते हँँ-- 

जावक के भार पग परत धरा प॑ मन्द गन्ध भार कचन परी हे छूटि 
प्रलके । “द्विजदेव” तैसिये विचित्र बह॒नी के भार आधे आधे दुगन परी 
हें ग्रव पलक ॥ ऐसी छवि देखि श्रग अ्रग की अपार बार बार लोल 
लोचन सू कोन के न ललके । पानिप्‌ के भारन संभारित न गात लडू 
लचि लचि जात कच भारन के हलक ॥ १॥ 


| 


द्विजदेव है । 


भूके भूके भौर बन भांवरे भरेंगे चहूं फूल फूल किशुक जके से 
रहि जाय हैं। “द्विजदेव” की सौ वह कूजनि बिसारि क्र कोकिल कलंकी 
ठौर ठौर पछताय हे ॥ ग्रावत बसन्त के न ऐहे जो पे स्थाम तो पै 
बावरी ! बलाय सों हमारेऊ उपाय हे । पीहे पहिले ही ते हलाहल' 
मंगाय या कलानिधि की एकौ कला चलन न पाय हैं ॥२॥ 

बांके संक हीने राते कझ्ज छवि छीने माते झुकि झूकि भूमि भूमि 
काहू को कछ गने न । “द्विवदेव” की सौं ऐसी बानक बनाइ बहु भांतित 
बगारे चित चाह न चहूघा चेन । पेखि परे पात जो पै गातन उछाह भरे 
बार बार ताते तुम्हें बूकती कछूक बैन । एहो ब्रजराज मेरे प्रेमघन लूटिबे 
को बीरा,ख़ाइ आये किते आपके अनोखे नैन ॥३॥ 

६कारो नभ कारी निसि कारिये डरागी घटा भूकन बहत पौन 

ग्रानत्द को कन्द री । “हद्विजदेव” सांवरी सलोनी सजी स्याम जू पे कीन्‍्हों 
अभिसार लखि पावस आनन्द री ॥ नागरी गुनागरी सु कैसे डरे 
रनि डर जाके संग सोहे ये सहायक ग्रमन्द री । बाहन मनोरथ उमाहे 
संगवारी सखी मेन मद सुभट मसाल मुखचन्द री ॥४॥ 

काहू काहू भांति राति लागी ती पलक तहां सपने में भ्रानि केलि 
रीति उन ठानी री। आप दूरे जाय मेरे नैेननि मृदाय कछु होंहूं बज- 
मारी ढूंढ़िबे को अकुलानी री ॥ एरी मेरी आली या निराली करता की 
गति “द्विजदेव” नेकऊ न परत पिछानी री।, जौलोँ उठि आपनो 
पथिक पिय ढूंढ़ौं तौलौं हाय, इन श्रांखिन ते नीदई हेरानी री ॥५॥ 

घहरि घहरि घन सघन चहुंधा घेरि छहरि छहरि विष बूंद बरसा- 
वे ना। “द्विजदेव” की सों श्रव चूक मत दांव परे पातकी पपीहा तू 
पिया की धुनि गावे ना ॥ फेरि ऐसो भ्रवसर न ऐहै तेरे हाथ परे मठकि 
मठकि मोर सोर तू मचाव ना। हों तो बिन प्रान प्रान चहत लज्योई 
अब कत नभ चन्द्र तू श्राकाश चढ़ि धावे ना ॥६॥। 

बोलि हारे कोकिल बुलाय हारे केकी गन सिखे हारी सखी सब 
जुगत नई नई । “द्विजदेव” की सों लाज बेरित कुंसंग इन अंगिनिहीं 


४८६ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


आपने अ्रनीती इतनी ठई ॥ हाय इन कुंजन ते पलटि पधारे स्थाम देखन 
ने पाई वह सूरति सुधामई । आवन समे में दुखदाइनि भई री लाज 
चलन समे में चल पलन दगा दई ॥७॥। 

चित चाह अबझ कहे कितने छवि छीनी गयन्दन की टटकी । 

कवि केते कहे निज बुद्धि उदे यह लीनी मरालन की मठकी ॥। 


बिक 


“द्विजदेव ज्‌” ऐसे कुतकन में सब की मति योंही फिरे भटकी । 
वह मन्द चले किन भोरी भट्‌ प्र लाखन की अंखियां अंटकी ॥८॥॥ 
सोधे समीरन को सरदार मलिन्दन को मनसा फलदायक | 
किशुक जालन को कलपद्॒म मानिनी बालनहूं को मनायक ॥ 
कन्त अनन्त अनन्त कलीन को दीनन के मन को सुखदायक । 


सांचे मनोभव राज को साज सु आवत आज इते ऋतुनायक ॥९॥ 


रामदयाल नेवटिया 


सेठ रामदयाल नेवटिया का जन्म कातिक शुक्ल १३ सं० श्थ्य२ 
में, मंडावा (शेखावाटी ) में हुआ । आपके पिता का नाम सेठ मनसाराम 
था। जन्म के चालीस दिन पीछे भ्राप फतहपुर, जो मंडावा से सात कोस 
पर है, लाये गये । फत्तहपुर ही आपके परिवार की निवासभमि हैं ! 

बालकपन ही से विद्या की श्रोर श्रापकी भ्रधिक रुचि थी । थोड़ी ही 
श्रवस्था में आप व्यापक कामों में दक्ष होगये । संवत्‌ १८९६ में आपके 
पिता का देहान्त होगया। सं० १९०७ में श्राप अजमेर के सेठ 
प्रतापमलजी मेहता के व्यापार के प्रधान संचालक होकर पूना गये। 
पूना में व्यापारिक काम करते हुए भी आपने बड़े परिश्रम से हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती और उर्द में श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। साधारण 
अंगरेजी भी श्राप समभ लेते थे । 

सं० १९१४ में श्राप भ्रजमेर वापस गये श्र वहां से कुछ दिन बाद 
फतहपुर चले भ्राये । तब से वहीं रहने लगे । 

ध्राप बड़े विद्याव््यसती थे | पुरतकों से आपका बड़ा प्रेम था। 


शमदयाल नेवटिया ४८७ 


गीता का प्रतिदिन पाठ करते थे। आपके प्रतकालय में हिन्दी और 
संस्कृत की पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है । 

आप बड़े मिलनसार, सुशील, विनयी, सदाचारी, उदार, न्याय- 
प्रिय श्रौर शांत पुरुष थे। भ्रभिमान तो आपको छ भी नहीं गया था। 
मारवाड़ी जाति के आप रत्न थे। आपके समान विद्वान्‌ मारवाड़ी जाति 
में ग्रभीतक कोई वही हुआ । झाप समाज-सुधार के बड़े पक्षपाती थे । 
गुणियों का आदर आप बड़े प्रेम से करते थे । 

मुझे आपके समीप रहने का कई वर्षो तक श्रवसर मित्रा था। जब 
कोई शास्त्रीय चर्चा छिड़ जाती थी तब आपके अगाध पांडित्य का 
चमत्कार देखकर मनमें बड़ा आनन्द उमड़ आता था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के आप मित्रो में से थे। राजा शिवप्रसाद से भी आपका पत्र- 
व्यवहार था । 

बालकपन में आपकी आथ्िक स्थिति बहुत साधारण थी। आपके 
सद्व्यवहार, कत्तंव्यपरायणता, सत्याचरण और ध्म॑निष्ठा पर लद्दभी भी 
मोहित हो गई और अपने जीवन-काल ही में आप अपने वृहत्‌ परिवार 
को करोड़ों की सम्पत्ति से सुखी देखकर स्वगंवासी हुए । 

आपका स्वास्थ्य बहुत सुन्दर था। सं० १९७० में आपने गज्जोत्री 
और जमनोत्री की यात्रा की थी । सं० १९७४ के पंत में आप मथुरा 
भ्राये । वहीं मेरा आपसे श्रन्तिम साक्षात्कार हुआ। आप चार बजे 
प्रातः:काल उठते शौच और स्नान से निवृत्त होकर पूजा पर बंठ जाते 
थे । पूजा-पाठ आपने भ्रन्तिम समय तक नहीं छोड़ा । आप महीन से 
महीन अक्षर भी वृद्धावस्था में बिना चब्मे की सहायता के पढ़ लेते थे । 
अ्रभी थोड़े ही दिन हुए, आ्राहिवन अ्रमावस्या, सं* १९७५ में आपने इस 
असार संसार को परित्याग किया । 

आप हिन्दी के श्रच्छे कवि थे। श्रापके रचे हुए तीन ग्रन्थ हें। 

' तीनों छप चुके हैं । उनके नाम ये हें--१--प्रेमांकुर २-- बलभद्वविजय, 

३०» लक्ष्मणामज्भ ल। कवक्ति में शाप भ्पना उपनाम कृष्णदास रखते 


४८ कविता-कोमदी, पहला भाग 


थे । नीचे हम आपकी कविता के कुछ नमृने उद्धृत करते है-- 
बीत रही सब आय तदपि बीती नहिं आज्ञा । 
अजहुं चहुं सुख भोग रोग भय॑ बडा तमाशा ॥। 
शिथिल हो गई देह बात पित कफ ने घेरा । 
रेत केश सदेश समन का लाया नेरा॥ 
दक्ति-हीन इन्द्री भई , भक्ति लेश नहिं तनक मन | 
तृष्णा कों तज रे भ्रधम , भजत क्‍यों न राधारमन ॥ १ ॥ 
मे कीनों बहु दोष , एक भरोसे आपके। 
तुमही करिहो रोष , तो पापी की कवनि गति ॥ २ ॥ 
दूजो आदर ना करें , वाको कछू न दोस। 
में तेोरो तू ना सुने , यह भारी अफसोस॥ ३॥ 
सिध्‌ होय जल बिन्दु , इन्दु सम होय दिवाकर। 
अनल कमल को फूल , तूल सम होय घधराधर ।॥। 
माहुर मधुप समान , भूप अ्राता जिमि जाने। 
दत्र होय निज दास , लोक आ्राज्ञा सब माने | 
पाप होय. हरजाप सम , को दुराय नहीं भू परे। 
ग्रानन्द कन्द ब्रजचन्द्र जब , करुणानिधि किरपा करे॥ ४ ॥ 
माधव तुम बिन सब जग भूठों । 
रवि, ससि, अनिल, श्रनल, जल थल में तुमरो ही तेज श्रन्‌ठो ॥ 
नन्‍्दकिशोर और नहिं जांचू राजी रहो चाहे रूठो। 
में हूं अ्नन्य आपको सेवक “क्रृष्णदास” पे तूठो॥ ५॥। 
जग में हरि विन कोइ न संगाती । 
वाको मत बिसरो दिन राती ॥ 
पल पल आयु घटे नर तेरी ज्यों दीपक बिच बाती। 
चेत चेत नर चेत चतुर हो गइ न लौब फिर आती ॥। 
सब अपने स्वारथ के सद्भी सुत बनिता श्ररुू नाती। 
(कृष्णास” की त्रास मिटावे जनम मरत के साथी॥ 


लक्ष्मणर्सिह ४८९ 


लक्ष्मणसिंह 


“राजा लक्ष्मणसिह यढुवंशी क्षत्रिय थे। जन्म-भूमि प्रागरा, जन्म-संवत्‌ 
श्वूयरे, मृत्यु-संवत्‌ १९५३ । 

राजा लक्ष्मणसिह संस्कृत, हिन्दी, भ्ररबी, फारसी, बंगला और श्र॑ग्रेजी 
के श्रच्छे ज्ञाता थे। सन्‌ १८५७वाले सिपाही विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को 
बड़ी मदद पहुंचाई थी,इससे सन्‌ १८७०के प्रथम दिल्‍ली-दरबार में इनको 
गबनेमेंट ने राजा की पदवी दी । ये २० वर्ष तक ८०० रु० मासिक पर 
पहले दरजे के डिप्टी कलक्टर रहे । कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर ह्यूम की 
इन पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्हीं की क्रपा से इनकी विशेष उन्नति हुई। 

यद्यपि डिप्टी कलक्टरी के कामों से इन्हें ग्रवकाश बहुत कम मिलता 
था, तो भी हिन्दी की ओर इनका ऐसा प्रेम था कि जो समय बचता 
उसे ये उसी की सेवा में लगाते थे । गवर्नमेंट की बहुतसी सरकारी 
किताबों का हिन्दी में उल्था करने के सिवा इन्होंने शकुन्तला, मेघदूत 
और रघुवंश का पअ्रनुवाद भी किया है। मेघदूत का भ्रतुवाद पद्म में और 
रघुवंश का भअ्रनुवाद गद्य में हैं !ये ही पुस्तकें हिन्दी-जगत में इनको 
अजर-प्रमर बनाये रहेंगी । इन पुस्तकों के अनुवाद में इन्होंने अपने 
पांडित्य का जो चमत्कार दिखाया है वह किसी साहित्य-प्रेमी से छिपा 
नहीं है | भारतवर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी इनको हिन्दी का कवि 
माना है। इनके अनुवाद में यह विशेषता है कि पद्य की कौन कहे, गद्य 
में भी उर्द, फारसी का एक शब्द नहीं श्राने पाया है । फिर भी एक-एक 
पद सरस, सुपाठय श्रौर सरलता से भरा हुम्ना है। 

शकुन्तला और मेघदूत के अनुवाद में से इनकी कविता की कुछ 
छटा हम दिखलांते हैं-- 


शकुन्तला 
कैसे भ्रमर चुम्बन करत । 
नांगकेसरि को सुश्नदून रहित रहसिहि भरते ॥ 


४९० कवितां-कौमुदी, पहला भाग 


सिरस फूलन कान धरि बन युवति मन को हरत | 
देत शोभा परम सुन्दर सरस ऋतु लखि परत ॥॥ 
रुखन तर मुनि अन्न परथो हैं । शुक्रकोटर तें यह जु गिरयो हैँ ॥ 
कहूं धरी चिक्‍्कन सिल दीसें। इंचूदिफल जिन पे मुनि पीसें ॥ 
रहे हरिन हिल ये मनृषन तें। नेन न चौंकत बोल सुनन तें ॥ 
सोहति रेख नदी तठ बाटा। बनी टपकि जल बल्कल पाठा ॥ 
पवन भकोरति हैं जल कूला | बिटप किये जिन उज्जल मूला ॥ 
नव पल्‍लव दीखत धुधराये | होम धुआं जिन ऊपर छाये॥ 
उपवन अग्र भूमि के माहीं | कठि के दाम रहे जहं ताहीं ॥ 
चरत फिरत निधरक्र मगछौना। जिनके मन शॉंका नेकौ ना।२। 
अधर रुचिर पल्‍लव नये , भज कोमल जिमि डार। 
ग्रंगन में यौवन सुभग , लसत कुसुम उनहार॥ ३ ॥ 
तो मन की जानत नहीं , अहो मीत बेपीर। 
पे मो सन को करत नित , मनमथ अधिक अधीर ॥ ४ ॥ 
भानू मन्‍्द कर देत , केवल गन्ध कमोदिनिहि । 
पं शशि मंडल स्वेत , होत प्रात के दरस तें।। ५॥ 
कहुं दाभन तें मुख जाका छिओ्रो जब तू दुहिता लखिपावत ही । 
अपने कर तें तिन घावन पे तुही तेल हिंगोट लगावत ही ॥ 
जिहि पालन के हित धान समा नित मृठहिं मूठ खवाबत ही। 
मृगछोना सो क्‍यों पग तेरे तर्ज जिहि पूत लौं लाड़ लड़ावत ही' ॥ ६ ॥ 
प्रजा काजे राजा तनित सुकृति पे उद्यत रहें । 
बड़े वेद ज्ञानी हित सहित पू्जें सरसुती ॥ 
उमा स्वामी शम्भू जगतपति नील्लोहित प्रभू । 
छुटावें मोहूं कों विपति भ्रति झावांगवन सों ॥ ७ ॥ 
मेघदूत 
सुर यूवती जुरि मिलि तह आवें । पकरि तोहि जल यन्त्र बनावें॥ 
रघसि रघसि हौरा कंकन सों । नीर भरावें तो पअ्रंगन सों॥ 


गिरिधरदास ४६१ 


इन खिलवारन तें यदि तेरो | छुटकारो नहिं होय सबेरो ॥ 
श्रवन कठोर घोर तब कीजो । यो डरपाय उन्हें मय लीजो ॥१॥ 
तेरे हु श्रांस सखा , देगी अ्रवस बहाय । 
सरस हृदय जन होत है , बहुधा मृदुल स्वभाय ॥ २ ॥ 
तू बिन बोलेह बरसि , मेटत चातक प्यास। 
सज्जन जन उत्तर यही , पुजबत याचक झ्रास ॥ रे ॥ 


गिरिधरदास 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता बाबू गोपालचुन्द्र का उपनाम गिरिधर- 
दास था। कविता में वे इसी नाम का प्रयोग करते थे । कही कही 
गिरधारी और गिरिधारन का प्रयोग भी मिलता है । इनका जन्म सं० 
१८९० मे और मरण सं० १९१७ में हुआ । ये हिन्दी के श्रच्छे कवि 
थे । इन्होने चालीस ग्रन्थों की रचना की थी । उनमें जरासधबध की 
विशेष प्रशसा सुनी जाती है। यह महा-काव्य कहा जाता हैं | कुल २६ 
वर्ष ४ महीने की श्रायु मे ४० ग्रन्थों की रचना बडी प्रतिभा का काम 
है । इनके ग्रन्थ प्रायः भ्रप्रकाशित हे । दो एक ग्रन्थों को बाबू हरिश्चन्द्र 
ने छपवाया था । भर कई ग्रन्थों का अब कही पता भी नहीं चलता ! 
इनके रचित ३८ ग्रन्थों के नाम ये हे--- 
१--वाल्मीकि रामायण-पद्मानुवाद! २-गर्ग संहिता, हे-- 
भाषा एकादशी की चौबींसों कथा, ४--एकादशी की कथा, ५--छन्दार्णव, 
६--मत्स्य कथामृत, ७--कच्छुप कथामृत, ८5-- नूसिह कथामृत ९-- 
बावन कथामृत, १ ०--परशुराम कथामृत, १ १--रॉमकथामृत, १२--बल 
राम कथामृत, १३--बुद्ध कथामृत, १४--कल्कि कथामृत, १५--भाषा 
व्याकरण, १६--नीति, १७--जरासंध वध महाकाव्य, १८--नहुष नाटक, 
१९--भारती भूषण, २०--पभ्रदूुभूत रामायण, २१--लक्ष्मी नखशिख, 
२२--रस रत्नाकर, २३--वार्ता संस्कृत २४--ककः <दि सहख्र नाम, 
२५--गया यात्रा, २६--गयाष्टक, २७- द्वादश दल क॑मल, २८--स्तुति 


४९४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


अचाशिका, २९--संकर्षणाष्टक, ३०--दनुजारिस्तोत्र, ३१--वाराह 

स्तोत्र, ३२--शिवस्तोत्र, ३३--श्रीगोपालस्तोत्र, ३४--भगरवतस्तोत्र, 
३५--श्री रामस्तोत्र, ३६--श्री राधास्तोत्र, ३७--रामाष्टक, ३८--कलि 
कालाष्टक । 

ये अपनी रचना में ब्लेष श्रौर यमक की अच्छी बहार दिखाते थे | 
परन्तु नीति और शांतिरस की कविता इन्होंने बहुत सरल भाषा 
मे लिखी हैं। हमने इनका कोई ग्रन्थ नही देखा । सग्रह-ग्रस्थों में कही- 
कही इनके, रचे छन्‍्द उद्धृत है। उन्ही मे से चुनकर कुछ छन्‍्द नीचे 
लिखें जाते है-- 

सब केसव केसव केसव के हित के गज सोहते शोभा श्रपार हे। 

जब सैल॑न सैलन सेलन ही फिरे सेलन सैलहि सीस' प्रहार हे ॥। 

गिरिधारन धारन सों पद के जल धारन ले बसुधारन फार है। 

अरि बारन बारन बारन पै सुर बारन बारन बारन बार हें।!। 


गुरुन को शिष्यन सुपात्र भूमिदेवन को मान देहु ज्ञान देहु दान देहु 
धन सों । सुत को मन्‍्यासिन को वर जिजमानन को सिच्छा देहु भिच्छा 
देहु दिच्छा देहु म्र सों ॥ संत्रुन को मित्रन कों पिनत्रन को जग बीच तीर 
देहु छीर देहु नीर देहु पन सों । गिरिधरदास दासे स्वामी को श्रघी को 
आसु रुख देहु सुख देहु दुख देहु तन सों ॥ २॥ 

बातनि क्‍यों समुभावति हौ मोहि में तुमरो गुन जानति राधे । 

प्रीति नई गिरिधारन सों भई कुंज में रीति के कारन साधे ॥ 

घंघट नैन दुरावन चाहति दौरति सो दुरि ओठट ही आधे। 

नेह न गोयो रहे सखि लाज सो कंसे रहे जल जाल के बांधे ॥३॥ 

धिक नरेस बिन देस , देस घिक जहं न धरम रुचि | 

रुचि घधिक सत्यविहीन , सत्यधिक बिनु विचार सुचि ॥। 

घिक विचारि बिनू समय , समय घधिक बिना भजन के । 

भजनहु धिक बिनु लगन , लगन धिक लालच मन के॥ . 


गिरिध रदास ४९३ 


मत धिक सुन्दर बुद्धि बितु , बुद्धि सुधिक बिनु ज्ञान गति | 
धिक ज्ञान भगति बिनु भगत धिक , नहिं गिरिधर पर प्रेम श्रति ।४। 
जाग गया तब सोना क्या रे। 
जो नर तन देवन को दुलंभ सो पाया अ्रब रोना क्‍या रे ॥ 
ठाकुर से कर नेह आपना इंद्रिन के सुख होना क्या रे। 
जब वेराग्य ज्ञान उर आया तब चांदी औ सोना क्‍या रे ॥ 
दारा सुवन सदन में पड़ के भार सबों का ढोना क्‍्यारे। 
हीरा हाथ श्रमोलक पाया कांच भाव में खोना क्‍या रे ॥ 
दाता जो मुख मांगा देवे तब कौड़ी भर दोता क्या रे । 
गिरिधरदास उदर पूरे पर मीठा और सलोना कया रे ॥५॥ 
दोहे 
धर्नाह राखिये विपति हित , तिय राखिय धन त्यागि । 
तजिये गिरिधरदास दोउ , आतम के हित लागि॥ १ ॥ 
लोभ न कबहूं कीजिये , या में बिपति अपार । 
लोभी को विश्वास नहिं , करे कोऊ संसार ॥ २ ॥ 
लोभी सरिस अवगुन नहीं , तप नहिं सत्य समान । 
तीरथ नहि मन शुद्धि सम , विद्या सम धन आन ॥ हे ॥ 
सकल वस्तु संग्रह करे , श्रावे कोउ दिन काम । 
बखत परे पर ना मिले , माटी खरचे दाम ॥ हैं ॥ 
कारज करिय बिचारि के , कर्म लिखी सो होय। 
पाछे उपज ताप नहिं , निन्दा करे न कीय॥ ५॥ 
पुन्य करिय सो नहिं कहिय , पाप करिय परकास | 
कहिबे सों दोड घटत है , बरनत गिरिधरदास ॥ ६ ॥ 
पावक बैरी रोग रित , सेसहु रखिये नाहि। 
ए थोरे हूं बढ़हि पुनि , महा जतन सो जाहि॥ ७ ॥ 
अलस प्रमादी रागरमि , नीति न देखत जोन । 
उर सद प्र॒तद बिबेक नहिं , भ्रधम अवनिपति तोन ॥ 5 ॥ 


४९४ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग॑ 


मिल्योरहत निजप्राप्तिहित , दगा समय पर देत। 
बन्धु अधम तेहि कहत है , जाको मुख पर हेत॥ ९ ॥ 
रूपवती लज्जावती , सीलवती मृदु बैन । 
तिय कुलीन उत्तम सोई , गरिमाधर गुनऐन ॥ १०॥ 
ग्रति चचल नितकलह रुचि , पति सों नाहि मिलाप | 
सो अ्रधमा तिय जानिये , पाइय पूरब पाप ॥ ११॥ 
जनक बचन निदरत निडर , बसत कुसंगति माहि। 
मूरख सो सुत अ्रधम है , तेहि जनमें सुख नाहि ॥ १२॥ 
सुख दुख अरु विग्रह विपति , यामे तजे न संग। 
गिरिधरदास बखानिये , मित्र सोइ बर ढड़ढ ॥ १३॥ 
सुख मे सद्भा मलिसुख करे , दुख मे पाछो होय। 
निज स्वारथ की मित्रता , मित्र अ्रधम है सोय ॥ १४॥ 
ग्राप करे उपकार अति , प्रति उपकार न चाह। 
हिंयरो कोमल सन्त सम , सुहृद सोड नरनाह ॥ १५॥ 
मन सो जग कौ भल चहे, हिय छल रहे न नेक । 
सो सज्जन ससार में , जाके विमल विवेक ॥ १६॥ 
उद्यम कीजे जगत में , मिले भाग्य अनुसार । 
मोती मिले कि सख कर , सागर गोता मार ॥ १७॥ 
बिन उद्यम नहिं पाइये , कर्म लिख्यो हु जौन। 
बिनु जलपान न जाय है , प्यास गर्ु-तट मौन ॥ १८॥ 
उद्यम में निद्रा नहीं , नहिं सुख दारिद माहि | 
लोभी उर सतोष नहि , धीर अबृध में नाहि॥ १९॥ 
सुख दरिद्र सों दूर है, जस दुरजन सों दूर। 
पथ्य चलन सों दूर रुज , दूर सीतलहि सूर॥ २०॥ 
प्रति सरसत परसत उरज , उर लगि करत बिहार । 
चिह्न सहित तन को करत , क्‍यों सखि हरि? नहिं हार ॥ २१॥ 


लछिराम 
४8७ 
गौनों करि गौनो चहत , पिय बिदेस 
सासु पासु जोहत खरी , आंखि श्रांसु 
पति देवत कहि नारि कहूं , और आसरों 
सर्गे सिढ़ी जानहु यही , वेद पुरान 


ललदिराम 


लछिराम का जन्म पौष शुक्ल १०, सं० १८९८ को स्थान श्रमोढ़ा, 
जिला बस्ती में हुआ थ। । इनके गांव से लगा हुआ एक “चरथी” गांव 
है । भ्रमोढ़ा-नरेश ने पुत्र-जन्म के उत्सव में इनकी कविता से प्रसन्न 
होकर वह गांव सदा के लिए दे दिया, श्रौर रहने के लिए एक श्रच्छा 
मकान भी बनवा दिया। उसी में ये सपरिवार भ्रानन्दपृर्वक रहते थे । 
१० वर्ष की अवस्था में लासाचक, जिला सुलतानपुर-निवासी ईश 
कवि के पास इन्होंने साहित्य पढ़ना आरम्भ किया । पांच वर्ष वहां पढ़- 
कर सं० १६१४ में भ्रवधनरेश महाराजा मानसिह के पास चले गये और 
उन्हीं से साहित्य का मर्म समभने लगे । इनकी बुद्धि बहुत तीक्र थी। 
इससे थोड़े ही समय में इन्होंने साहित्य में भ्रच्छी जानकारी प्राप्त 
करली । 
महाराज मानसिंह इन्हें बहुत चाहते थे। उन्होने इन्हें ““कविराज"' 
की पदवी दी थी । उन्हीं के कारण अ्रवध के सब राजा-रईस इनका बड़ा 
सम्भान करते थे । कविताद्वारा इन्हें हाथी, घोड़ा, धन, वस्त्र, गांव आदि 
वस्तुएं समय-समय पर उपलब्ध होती रहती थी। इन्होंने रांजाश्रों की 
प्रशंसा में अनेक ग्रन्थों की रचना की | इनके रचे हुए ग्रन्थों के नाम ये 
हें:--प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर, रत्नाकर, राणेश्वर 
कल्पतरु, महेश्वर विलास, मुनीश्वर कल्पतरु, महेन्द्र भूषण, रघुवीर 
विलास, कमलानन्द कल्पतरु, मानसिह जद्भाष्टक, रामचन्द्र भूषण, सरजू 
लहरा, हनुमत शतक, राम रत्ताकर, नाथिका-भेद । इनके प्रायः सब 
प्रन्थ भारतजीवन प्रेस बनारस में छपे हू । 


कविता-कौमुदी, पहला भागे 
४९४ 


कविता तो इनकी ऊंचे दरजे की नहीं है । परच्तु सुनते हैं, कविता 
पढ़ने की इनमें विचित्र शक्ति थी। श्रोताओं के मन में ये शीघ्र ही 
प्रभाव जमा लेते थे । 

सं० १९६१, भाद्रपद कृष्ण ११, को इन्होंने श्रयोध्या जी में 
शरीर छोड़ा । 

इनके रचे कुछ छुन्द हम नीचे प्रकाशित करते हँ--- 

भानुवंश भूषण सहीप रामचन्द्र वीर रावरों सुजस फेल्यो आगर 
उमजू में । कवि लछिराम अभिराम दूतो शेषहूं सों चौगूनो चमकदार 
हिमगिरि गंग में ॥ जाको भठ घेरे तासों श्रधिक परे हें और पंचगुतों 
हीराहार चमक प्रसंग में । चन्द्र मिलि नौगुनों नछ्त्रत सों सौगुनों ह्ले 
सहस गुनों भो छीरसागर तरज् में ॥१॥ 

रावन बान महाबली और अदेव और देवनहू दुग जोरचो । 

तीनहूं लोकन के भठ भूप उठाय थके सबको बल छोरयो ॥ 

घोर कठोर चित सहजे लछिराम श्रमी जस दीपन घोरचो। 

राजकुमार सरोज-से हाथन हों गहि शंभु-सरासन तोरबो ॥२॥ 

भरम गंवावे अरबेरी संग तीचन ते कटकित बेल केतकीन पै 
गिरत हैँ | परिहरि मालती सु माधवी सभासदनि अ्रधम अ्रछ्सन के प्रंग 
श्रभिरत है ॥। लछिराम सोभा सरवर में विलास हेरि म्ूरख मलिन्द मत 
पल ना थिरत है । रामचन्द्र चारु चरनाम्बुज बिसारि देश बन बन बेलिन 
बब्र में फिरत हैँ ॥३॥ 

सजल रहते आब्राप औरन को देत ताप बदलत रूप और बसन 
बरेजे में | त पर मय रत्त के कुंड मतवाल़े साहे मइत मरोरें महा ऋरति 
मरेजे में ॥ कवि लछिराम रंग तांवरों सेही पाय प्ररज ने माने हिब 
हरष हरेजे में । गरजि गरजि बिरहीन के बिदारें उर दरद न आवोे धरे 
दाभिनी करेजे में ॥४॥ 

बदल्यो बन सो जगत बदलोई करें आरस में होत ऐसी या।मे कहा 
छल है | छाप हे हरा की के छाए हो हुरा को छाती भीतर भागा के 


गोविन्द गिल्लाभाई ४६७ 


छाई छवि फलाझल हैँ ॥ लछिराम हौंहूं धाय रचिहों बनक ऐसो आंखिन 
खबाये पान जात क्यों ग्रमल है । परम सुजान मनरज्जन हमारे कहा 
ग्र्जन अधर में लगाये कोन फल है ॥ ५॥ 


गोविन्द गिल्लाभाई 


गोविन्द गिललाभाई का जन्म सिहोर रियासत भावनगर में श्रावण 
सुदी ११, सोमवार सं० १९०४ में हुआ था। इनके पिता का नाम 
गिल्लाभाई और माता का सावित्री बाई था। ये चौहान राजपूत थे। 
इनके पूर्वज मारवाड़ के पीपलोद नामक स्थान में रहते थे। वहां से वे 
आपस के भंगड़े के कारण काठियावाड़ में जाकर बस गये । ग्रोविन्दजी 
उसी कुल के रत्त थे । इन्हें बालकपन में विद्यालय की शिक्षा बहुत कम 
मिल सकी । इन्होंने अपने उत्कठ परिश्रम से साहित्य विषयक अ्रद्भुत 
ज्ञान उपार्जन किया था। बहुत दिनों तक सरकारी नौकरी करने के 
पश्चात्‌ अंत में पेंशन पाते थे। गुजराती साहित्य के ये ग्रच्छे मर्मन् और 
सुकवि थे | मातृभाषा गुजराती होने पर भी इन्होंने हिन्दी में भ्रच्छे-ग्च्छे 
काव्य-प्रंथों की रचना की थी | सं० १९२४५ से इन्होंने कविता करनी 
शुरू की । हिन्दी में इन्होंने ३२ ग्रंथ लिखे थे। उनके नाम ये हैं-- 


ग्रन्थ रचना-काल उन्द-संख्या 
१ विवेक विलास १९२५-१९७९ ४०० 
२ लच्छन बत्तीसी १६२६ ३५ 
३ विष्णु विनय पचीसी १९३७ २६ 
४ परब्रह्म पचीसी न २६ 
प्र प्रबोध पचीसी १९३७ २६ 
६ सिखनख चंद्रिका १९४१ १५४ 
७  राधा-रूप-मंजरी हा १०१ 
८५ भूषण-मंजरी' १९४५ ११७ 
९ श्ाुंगार-षोड़शी ६९ 


४श्द 


१० 
१६ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
श्प 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
श्र 
२६ 
२७ 
र्द 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 


कविता-कौमुदी, पहली भागे 


६५ 
४३७ 
१७ 
२६ 
१०१५ 


३१ 
६१७ 
७ 
११५ 
9७३७ 
१४०० 
९१० 
+३ 
२२२ 
१९० 
१५ 
३४ 
२०० 
११०१ 
६० 


भक्ति-कल्पद्र॒म १९४५ 
प्रवीण-सागर मु 
श्रीराधा मुख षोड़शी १९५० 
पयोधर पचीसी १९५१ 
नैन-मजरी १९५३ 
छवि-सरोजिनी १९५४ 
प्रेम-पचीसी हर 
वक्रोक्ति-विनोद ( सटीक ) ,, 
गोविन्द-ज्ञान-बावनी १६६० 
पावस-पयोनिधि १९६२ 
शृद्धार-सरोजिनी १९६४ 
साहित्य-चितामणि (प्र०भाग) ,, 
षटऋतु-वर्णन १९६६ 
प्रारब्ध-पचासा १०६६ 
समस्या-पूत्ति-प्रदीप १९५०-६५ 
इलेष-चंद्रिका (सटीक ) १९५७ 
रत्नावली-रहस्य (सटीक) १९७१ 
बोध-बत्तीसी १९७३ 
शब्द-विभूषण १९७४ 
गोविन्द हजारा (संग्रह) १९७५ 
अ्रन्योक्ति-गो विन्द १९७७ 
अलकार-अम्बूधि (शआ्रपूर्ण ) 
प्रेम-प्रभाकर (संग्रह, अपूर्ण ) 


४१५ के लगभग 


हमने इनके १४ ग्रन्थों का एक संग्रह ( गोविन्द-ग्रन्थमाला ) देखा 


है । उससे साहित्य पर इनका विशेष अधिकार जान पड़ता है। खेद है 


किय जुलाई, १९२६ को इनका देहान्त होगया । 
इनके कुछ, छन्द यहां उद्धृत किये जाते है-- 


गोविन्द गिल्लाभाई ४९७९ 


कोऊ तो कहत छवि सर में सरोज भयो सुखमा सुभग ताकी नीकी 
निरधार है । कोऊ तो कहत गोल प्रारसी श्रमोल ताकी आभा श्रभिराम 
भ्रति सोहे सुखकार है ॥ कोऊ तौ कहत चन्द अवनि में उदे भयो ऐसे 
मुख उपमा को कहत अपार है । “गोविन्द” सुकवि पर मेरे मन जाति 
परयों कनकलता में फूल लाग्यो आबदार है ॥ १ ॥ 

सुधा को छिनाइ धरे अपने भ्रधर बीच ताकी मधुराई लखि मिश्री 
भई मन्द है । षोड़श कला को काटि रदन ललित कला बत्तिस बनाई 
बैठी मंजु मसनंद है | पोषन की शक्ति पुनि बिमल बचन परी लोनी 
सब सम्पति यों राधे रचि फंद है । गोविन्द सुकवि तवे कालिमा कलंक 
धरि विचरत ब्योम फरियाद हित चंद है ॥ २॥ 

बेनी को बिलोकि ब्याल पेट को घिसत सदा, मुख को बिलोकि 
इन्दु हीन कला करि हैं। काया को बिलोकि कलधौत परे पावक में 
स्रौन को निरखि सीप सागर में परि हें ।| दसन की दुति देखि दारिम 
दरार खात “गोविंद” गयंद गति देखि धूरि धरि है। ताहि तें कहत 
तोकों पेट तेरो ढांप प्यारी पेट न दिखाव कोऊ पेट मार मरि है ॥ ३ ॥ 

बेर बेर पावक में कञ्चन तपाय तऊ, रंचक ता रंग निज अंग को 
मिटठांवे है । चंदन सिलान पर घिसत अमित तऊ सुन्दर सुगनन्‍्ध चारों 
ओर सरसावे है ॥ पेरत हैं कोल्हू मांहि ऊख को श्रधिक तऊ मंजुल 
मधुरताई नेक न नसावे है। “गोविन्द” कहत तैसे कष्ट काय पाय तऊ 
सुजन सुभाव नाहि श्राप बदलाव हैं ॥ ४ ॥ 

दहिबो शरीर अ्रु लहिबो परम पद चहिबो छनिक मांहि सिन्धु 
पार पाइबो | गहिबो गगन श्ररु बहिबो बयारि सद्भ रहिबो रिपुन सच्भ 
त्रास नाहि लाइबो ॥ साहिबो चपेट सिंह लहिबो भुजंग मनि कहिबो 
कथन श्ररु चातुर रिफ्राइबो | “गोविन्द” कहत सोई सुगम सकल पर 
कठिन कराल एक नेह को निभाइबो ॥५॥ 


लोभन तें यश श्ररु क्रोधन तें गृन पुनि कपठ तें सत्यता के वुन्द 
बिनसात हैं । भूखन ते मरजाद ब्यसन ते बित्त पुनि श्रापदा तें उर निज 


५०० के बता-कमुदी, पहला भाग 


धोरज नसात है | ममता से ज्ञान श्र मद ते विनय पुनि चुगली ते सर्व 
महाबस बिखरात हु । “गोविंद” कहत तैसे जाने जिय मॉहि हमे दीनता 
से दुनिया मे माच मिंट जात है ॥ ६ ॥। 

सम्पति करन और दारिद दरन सदा, कष्ट के हरन भव तारन तरन 
है । भौन के भरत चारो फल के फरन महाताप त्रे हरन असरन के सरन 
हैं। भवत उद्ध रत और विधत हरत सदा जनम मरन महा दू.ख के दरन 
है । “गोविद” कहत ऐसे बारिज बरत वर मोद के करन मेरे प्रभु के 
चरन है )। ७ |। 


कोमुदी-कुञ् 


घनाक्षरी 


भोजन ज्यों घृत बिन पंथ जैसे साथी बिन हाथी बिन दल जैसे दाम 
बिन बान है । राव रज्ग रानो बिन कूप जैसे पाती बिन कवि जैसे बानी 
बिन गर बिन तान है । रसरास रीति बिन मित्र ज्यों प्रतीति बिन ब्याह 
काज गीत बिन मान बिन दान है। रंग जैसे केसर बिन मुख जैसे बेसर 
बिन प्यारी बिन रेन ज्यों सुपारी बिन पान है | १ ॥॥ 


विद्या बिन द्विज भ्रौ बगीचा बिन आमन को पानी बिन सावन 
सुहावन न जानी है | राजा बिन राजकाज राजनीति सोचे बिन पुन्य की 
बसीठी कहो कंसे धों बखानी है। कहें “जयदेव” बिन हित को हितृ है 


जसे साधु बिन सझ्भुति कलंक की निसानी है | पानी बिन सर जैसे दान 
बिन कर ज॑से सील बिन नर ज॑से मोती बिन पानी है ॥ २ ॥ 


गुन बिन कमान जैसे गुरु बिन ज्ञान जेसे मान बिन दाम जैसे जल 
बिन सर हैँ । कण्ठ बिन गीत जैसे हेत बिन प्रीत जसे वेश्या बिन रीत 
जैसे फल बिन तर हैं ) तार बिन यंत्र जेसे स्पाने बिन मन्त्र जेसे नर 
बिन नारि जैसे पुत्र बिन घर है | बानी बिन कवि जैसे मन में विचारि 
देखो धर्म बिन धन जैसे पच्छी बिन पर है )। ३ ॥ 


चन्द्र बिन रजनी सरोज बिन सरवर बेग बिन तुरंग मतंग बिना 
मद को । बिना सुत सदन नितंबिनी सुपति बिन बिन धन धरम नृपति 
बिन पद को । बिन हरि भजन जगत सोहे जन कौन नोन बित भोजन 


भू ०२ कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


विटप बिन छद को । 'प्राणनाथ” सरस सभा न सोहे कवि बिन विद्या 
बिन बात न नगर बिन नंद को ॥ ४ ॥| 

केते भये यादव सगर सुत केते भये जातहू न जाने ज्यों तरेया 
परभात की । बलि बेन अबरीष मानधाता प्रहलाद कहा लों गनाओ्रो कथा 
रावन ययात की | तेऊ न बचन पाये काल कोौतुकी के हाथ भाति-भाति 
सेना रची घने दुख घात की । चार-चार दिना को चाबउ चाहे करे कोऊ 
ग्रत लूटि जेहे जैसे पूतरी बरात की ॥ ५॥। 

गो द्विज को पाले सन्त मारग में चाले निज श्र दल घाले रण मे 
ते मम मोरे ना । सुखद सजीले बीरता में गरबीले कुल एकहन ढीले 
हीनताई के निहोरे ना ॥। जाको सग धारे ताको पार निरवारे दान दाया 
को संचा रे धर्म धारे तौन छोरे ना यद्धन की पत्री सुन्ति मोद लहे अत्री 
अति ऐसे सूर छत्री समता में श्रौर जोरे ना ॥ ६ ॥। 

ऐठे ऐठे बोले अधिकार निज खोले कहे काम को न डोले समभाय 
जब हारिये। द्विज कौन होते कल चीकने न मोते इहि भाति भाषि सोते 
मे मसाल एक बारिये ॥ तुरत जगाय ताके मख में लगाय दीजे जनन 
भगाय छन एक लौ निहारिये । जानो महा खोटा चट पकरि के भोंठा 
ताको ऐसे सूद सोंटा जोहि जूतन सुधारिये ॥| ७ |) 

न्‍्याव नित सांचे '“बलदेव” रगराचे मामिला को खूब जाचे हाल 
बाचे ते बिसेखा मे | रुचत न रारी उपकारी श्रुति भारी भाव वश धन 
धारी कृतकारी रीति रेखा में ॥ जागो यश वेश त्यो बडाई देस-देस काह 
पच्छ को ना पेश औ न लेश लोभ लेखा मे । सम रड्ू भूप भगरे को करे 
कप तेई ईइवर के रूप हैं प्रनूप पंच देखा में ।। ८ ॥ 

भांडन को भेंटे तिमि मेटे मरजाद दुष्ट लोभ के लपेटे बेटे काके बने 
काजी हे । न्‍्याव मुख देखा कियो रोखन की रेखा कियो लुच्चन मे लेखा 
कियो केसे मूढ माजी हे ॥ लोक मे न माल परलोक त्यो न पाल कह 
पूछते न हाल ठये चाल जाज्प्ताजी हे । देतों ताहि राजी करे केतो कहो 
ता जी करे चेतो दगाबाजी करे ए तो पच पाजी है ॥ ९ ॥ 


कौमुदी-कूंज ५०३ 


सुन्दर सुभग तन सुखद मुदित मन झानंद के घन धन छन हित 
साज हैँ । दाया दानधारी “बलदेव” उपकारी जग भारी भीर टारी सुचि 
सील के समाज हैं ॥ देसकाल जाने तिमि औषधि विधाने सब ही को 
सनमानें ठाने गुण सिरताज हूँ | विसद विचार त्यों अचार श्री संचार 
चारु सेई सिद्ध भेई लघु तेई वेद्वराज हैं॥। १०॥ 

नारी नाहि जानत अनारी कहे गारी देत तारी दै हसत हैं हजारन 
' को मारा में । भोली बीच गोली तौन गोली-सी लगत यह तोली कई 
बार गई प्राणन को पारा में )। करनी यही है घर घरनी रिभैबे जोग बसु 
बेतरनी मिले हिये में बिचारा में | बंठे हें बधिक से बिसारे बकरूप बनि 
ऐसे वेद्यराज को बहाव बरिधारा में ॥ ११॥ 

श्राजु जो कहें तो आठ मास में न लागे ठीक काल्हि जो कहें तो 
मास सोरह चलावहीं । पांच दिन कहे पांच बरस बिताय देहिं पांच वर्ष 
कहें तो पचास पहुंचावहीं ॥ भाषत “प्रधान” जो वे ताह पै न त्याग 
द्वार श्रापन लजात फेर वाहु को लजावहीं । ऐसे सत्यभाषी सरदार हें 
देवेया जहां काहे को पवेया तहां जीबत लौं पावही ॥ १२॥ 

भाँडन को भोज कलावंतन को कर्ण जैसे विश्वन को बेन से उरोज 
रस लीबे को। बेड़िन के विक्रम औ रामजनी जयचंद चुगुल को चतुरभुज 
भारी मौज कीब्रे को ॥ कहे “अ्रवसेरी” मसख रन को मग जेसे चले विप- 
रीत घिरकार ऐसे जीबे को । सूम के रहत दुईइ बातन की तंगी एक ईश्वर 
निमित्त ओ कवीश्वर को दीबे को | १३ ॥। 

जगत के कारन करन चारों बेदन के कमल में बसे वे सुजान ज्ञान 
धरि के | पोखत अवनि दुख सोखन तिलोकन के समुद में जाय सोये सेज 
सेस करि के ॥| मदन जरायो औ संहारधो दृष्टि ही सों सृष्टि बसे हें 
पहार वेऊ भाजि हरबरि के | विधि हरि हर बढ़ इनतें न कोऊ तेऊखाट 
पै न पोवें खटमलन सों डरि के ॥ १४॥। 

जाने राग रागिनी कवित्त स्स दोहा छंद जप तप तेग त्याग एक-सी 
गतनः का । “मह॒बूब” उरक्ति न देखि सके मित्रन की चित्त हर भांति में 


3००0० ॥ाभाकाकाकाभाभ नाप नकल 


४०४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


रिभौया तुकतन का ॥ जासे जी कबूले सो न भूले, भूले माफ करें साफ 
दिल झाकिल लिखेया हरफन का । नेकी से न न्‍्यारा रहे बदी से किनारा 
गहे ऐसा मिले प्यारा तो गजारा चले मन का ॥ १५॥। 

क्र भये कुंवर मज्र भये मालदार सूर भये गुपत असूर भये जबरे। 
दाता भये कृपन अभ्रदाता कहे दाता हम घत्ती भये निधन निधन भये 
गबरे ॥| सांचन की बात न पत्यात कोऊ जग माभ राजदरबारन बुलैये 
लोग लबरे। भनत “प्रवीन” अब छीन भई हिम्मत सो कलियुग अदलि , 
बदलि डारे सिगरे॥ १६ ॥ 

बारी ओऔ खंगार नाऊ धीमर कुम्हार काछी खटिक दर्सौंधी ये हुजर 
को सुहात हे । कोल गोड़ गूजर अ्रहीर तेली नीच सब पास के रहे ते 
कहा ऊचे भये जात हे ।। “बद्धिसिन” राजनि के निकट हमेस बसे कुकर 
बिलार कहा गुण भ्रधिकात हे । दूरहि गयंद बांधे दूर गुनवान ठाड़े गज 
श्रौ गुनी के कहा मोल घटि जात है ॥ १७ ॥ 

मद के भिखारी मीन मांस के अहारी रहे सदा अनाचारी चारी 
लिखते लिखावते । नारी कुल धाम की न प्यारी परनारी आग विद्या 
पढ़ि पढि हकुविद्या मति धावते ॥ आंखिन को काजर कलम से चुराय लेत 
ऐसे काम करे नेकु शंकहु न श्रावते । जो पै सिहबाहिनी निबाहिनी न 
होती_“चंद ' कायथ कलकी काके द्वारे गति पाबते ॥। १८ ॥ 

सखी उरबसी-सी गरे पहिरे उरबसी-सी पिया उरबसी-सी छवि 
देखे दुख सरकि जात | कंचुकी कसी-सी बहु उपभा लसी-सी रूप सुन्दर 
धसी-सी परयंक पर थिरकि जात ॥ कहे “हरचरन” रही चमक बतीसी 
प्यारी जामें लगी मीसी हिये सौतिन दरिक जात । भुजे में कसी-सी 
सिन्धु गंग ज्यों धंसी-सी जाके सीसी करिबे में सुधा सीसी-सी ढरकि 
जात ॥ १९॥ 

कुन्द की कली-सी दंत पांति कौमुदी-सी दीसी बिच-बिच मीसा 
रेख अमी-सी गरकि जात । बीरी त्यों रची-सी बिरची-सी लखे तिरछी- 
सी रीसी श्रांख़ियाँ वे सफरी-सी फरकि जात ॥ रस की नदीन्सी 


कौमुदी-कंज ५०५ 


४ दयानिधि ” की नदी-सी थाह चकित ग्ररी-प्ती रति डरी-सी सरकि 
जात । फन्द में फसी-सी भरि भज में कसी-सी जाकी सीसी करिे में 
सुधा सीसी-सी ढरकि जात ॥ २० ॥ 

सुनो हो विटप हम पुहुप तिहारे अहें राखिहौ हमें तो शोभा राबरी 
बढ़ावेगे । तजिहौ हर॒षि के तो बिलग न माने कछ जहां-जहां जैहें 
तहां दूनों जस गावेंगे । सुरत चढ़ेगे नर सिरनि चढ़ेंगे नित सुकवि 
अनीस ” हाथ हाथन बिकावेंगे ॥| देस में रहेंगे, परदेस में रहेगे, काहू 
भेस मे रहेंगे तऊ रावरे कहावेंगे ॥| २१॥ 


सुमन में बास-जंसे सुमन में आवे कैसे ना कह्यो चहत सो तोहां 
कह्यो चहत है | सुरसरि सूरतनया में सुरसति-जसे बेद के बचन बांचे 
सांचे निबहत है ।। परवा को इन्दु की कला ज्यों रहे भ्रबर में पर वाकों 
प्रच्छ परतच्छ ना लह॒त है । ब॒द्धि अनुमान के प्रमान परब्रह्म-जेसे ऐसे 
कटि छीन कवि '“मोरन” कहते है ॥ २२ ॥ 

लट की लरक पर भौंह की फरकपर' नैन की ढरक पर भरि-भरि: 
ढारिये । “हरिकेक्ष” भ्रमल कपोल विहंसन पर छाती उकसन पर निसक 
पतक्तारिये ॥ गहरौही गति पर गहरोही नाभि पर हों न हटकति प्यारे 
नैसुक निहारिये । एक प्रानप्यारी जू की कटि लचकीली पर ढीली-ढीली 
नजर संभारे लाल डारिये ॥ २३ ॥ 


आये सुख पावती न आये सुख पावती हैं हिय की न बात कहु 
“सेवक” जतावती । कहूँ रहौ कान्‍्ह जू सुहागिन कहावती हें चाहती 
में यही श्ौर न बात बनावती ॥ जाके सुख पाय॑ सुख पावो तुम प्यारे 
लाल वाहूं सुख दीजिये न या में भरमावती । जामें सुख पावो तुम सोई 
हम करें यातें हमतो तिहारे सुख पाये सुख पावती ॥ २४॥ 


खात है हरामदाम करत हराम काम घर घर तिनहीं के अश्रपजस 
छात्रेंगे । दोजख में जैहें तब कारटि-काटि कीड़े खेहं खोपरी को गृद काग 
टोटनि उडावेंगे ॥ कहें “करनेस” श्रबै घूसनि तें बाजि त्ज रोजा झ्रौ 


५१७६ कविता कोमदी, पहला भाग 


निर्माज अंत जम कढ़ि लावेंगे। कब्रिन के मामले में, करें जौन खामी 
तोौन नमकहरामी मरे कफन न पावेंगे ॥ २५ ॥। 

उमड़ि घ॒मड़ि घन श्रावत अटान झओट छन्‌ घन जोति छुटा छटठकि 
छटकि जात । सोर करें चातक चकोर पिक चहूं ओर मोर ग्रीव मोरि- 
मोरि मटकि-मटकि जात ॥ सावन लॉ आवन सुनो है घनव्याम जू को 
आंगन लो आय पाय पटकि-पटकि जात । हिये बिरहानल की तपनि 
ग्रपार उर हार गजमोतिन के चटकि-चटकि जात ॥ २६ ॥। 

ऊंचो कर करे ताहि ऊंचो करतार करे ऊनी मन आने दूनी होती 
हरकति है। ज्यों-ज्यों'घन घरे संचे त्यों-त्थों विधि खरो खेंचे लाख 
भांति धरे कोटि भांति सरकति है ॥ दौलत दूती में थिर काहू के न 
रही “क्षेम” पाछे नेकनामी बदनामी खरकति है । राजा होइ राइ 
होइ साइ उमराइ होइ जंसी होति नेति तेसी होति बरकति हैं ॥ २७॥ 


तारे भये कारे तेरे नना रतनारे भये मोती भये सीरे तू न सीरी 
अजहूं भई | “छीत' कहे पीतम चकेया मिली तू न मिली गैया तह 
छूटी तेरी टेक न छठी दई || अरुनई नई तेरी अरुनई नई भई चहचही 
बोली आली तू न बोली ऐ बई । मंद छवि भये चंद फले श्ररविन्द बुन्द 
गई री विभावरी न रिस रावरी गईं || २८ ॥ 

हाथी के दांत के खिलौना बन भांति भांति बाघन की खाल तपी 
शिव मन भाई है । मृगन की खालन को ओढ़त है योगी यती छोरी की 
खाल थोरा पानी भर लाई है ।। सावर की खालन को बांधत सिपाही 
लोग गेंड़ा की खाल राजा रायन सुहाई हैं। कहे कवि “दयाराम” 
राम के भजन बिन मानृष की खाल कछ काम नहिं. आई है ।।२९॥ 

जस को सवाद जो पे सुनो कवि आनन सों रस को सवाद जो पे 
श्रौर को पिश्नाइयें । जीभ को सवाद बुरो बोलिये न काहू कहूं देह को 
सवाद जो निरोग देह पाइये ॥ घर को सवाद घरनी को मन लिये रहे 
धन को सवाद सीस नीचे को नवाइये । कहे “द्विजराम” नर जानि के 
अजान होत खेबे को सवाद जो पै और को खबाइये ॥३०।॥। 


कोमुदी-क॒ज ५०७ 


कौसलकुमार सुकुमार अश्रति मारह ते आली घिरि श्राई जिन्हे 
सोभा त्रिभुवन की । फूल फुलवाई में चुनत दोऊ भाई “प्रेम” सखी 
लखि आई गहे लतिका द्वुमन की ॥ चरत लुनाई दग देखे बनि भाई 
जिन जीती कोमलाई श्रौ ललाई पदुमन की । चलत सुभाई मेरो हियरा 
डराई हाय गड़ि मति जाय पाय पाखूरी सुमन की ॥३१॥ 

आरजु आली माथे ते सुबेदी गिरे बार-बार मुख पर मोतिन की लरी 
लरकति हैँ । धरत ही पग कील चूरे की निकसि जात जब तब गाि 
जूरे हु की सरकति हैँ ॥ जानि ना परत “प्रहलाद” परदेस प्रिय उससि 
उरोजन सों श्रागी दरकति है। तनी तरकति कर चूरी चरकति भ्रंग 
सारी सरकति आख बाई फरकति है ॥३२॥ 

म्यान सों कलमदान करते निकारि तामे स्थाही जल विष मे बुझाई 
बार-बार है | चारु युक्ति जौहर जगावत सनेह सग अकिल अनेक तामे 
सिकिल सुढार है ॥ “जुगुल किशोर” चले कागद घरा पे धाय धारेना 
दया को नेकु लागे वारपार हैं। वोई के गवार गाइ साफ करे साइति 
मे मनसी कसाईं की कलम तरवार है ॥३३॥ 

बड़े बिभिचारी कुलकानि तजि डारी निज आतम बिसारी श्रघ 
ग्रोध के निकेत हे । जटा सीस धारे मीठे बचन उचारे न्यारे न्‍्यारे पथ 
पारे सुभ पन्‍्थ पीठ देत है ॥ गावत कहानी पर वेद को न मानी ऐसे 
उमर बिहानी होत ग्राये बार सेत हें। कलि ठकुराई में बिराग की 
बडाई करे माई-माई कहिके लुगाई करि लेत है ॥३४॥ 

जोर परे जोर जात भर परे भूमि जात भूमि जात योबन अनज्भध रग 
रम है | कहे “हेमनाथ” सुख सम्पत्ति बिपति जात जात दढु खदारिद समूह 
रसबस है ।| गढ गिरिजात गरुआई झ्रौ गरब जात जात सुल साहिबी 


समूह सरबस है | बाग कटि जात कुवा ताल पटि जात नहीनद घटि जात 
पै न जात जग जस है ॥३५॥ 


पौर के किवार देत घरे सब गारि देत साधुन को दोष देत प्रीति ना 
चहत है । मांगने को ज्वाब देत बात कहे रोय देत छेत देत भाज देत 


श्ण्द कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


ऐसे निबहत हैं ॥ बागे हू के बंद देत बारन की गांठ देत परदन की कांछ 
देत काम में रहत हैं । एते पै सबेई कहें लाला कछ देत नाहीं लाला 
जू तो आठो याम देतई रहते हैं ॥३६॥ 

ग्रगन बचाये शभ चारो गन नाये अ्ररु उक्ति उपजाय के बिसारे ताम 
हरि का | लोभ के अजान में सथान सब भूलि गये कीबे परे ऐसई 
ग्रधम ऐसे अरि का ॥ कहें “कवि” लोग हम दान की कहां लौं कहाँ 
मांगे से न दियो जाय जासों द्रेक खरिका । सूम के कब्रित करि मन में 
गलानि होत परे पछिताइबों छिनारि कैसो लरिका ॥३७॥। 


दाता घर होंती तो कदर तेरी जानी जाती आई है भले घर बधाई 
बजवावरी । खाने तहखानन में ग्रानि के बसेरो लेहु होहु न उदास चित 
गगनों बढ़ावरी । खेहों न खहों मरि जेहाँ तो सिखाय जेहीं यहि 
पूत नातिन को आपनो सुभावरी । दमरी न देहों कबों जाते में भिखारिन 
को सूम कहे सम्पति सों बैठी गीत गावरी ॥३५॥। 


राजन की नीति गई मीत की प्रतीति गई नारिनि की प्रीति गई 
जार जिय भायो हैं | शिष्यन को भाव गयो पंचन को न्‍्याव गयो सांच 
को प्रभाव गयो झूठ ही सुहायो है ॥| मेघन की वृष्टि गई भमि सो तौ नष्ट 
भई सृष्टि पै सकल विपरीति दरसायों हैं। कीजिये सहाय है कृपाकर 
गोबिन्द लाल कठिन कराल कलिकाल श्रब श्रायो है ॥ ३९॥ 


पत्ता के पंडोर गढ़ भन्‍ना के भवेया करि भारूदार फांसी के भवेया 
भानपुर के । कहें कवि “कुन्दन्‌” कमायूं के कुम्हार भांड दाउद के दरजी 
दामामी दानपुर के ॥ तेली तिलंगान के त्ंबोली तेजगढ़ वाले भावज के 
भांगड़ सोनार सानपुर के । येते मिलि मारे जुती चंगुल चबाई शीश 
कालपी के कूंजड़े कसाई कानपुर के ॥ ४० ॥ 

हूँ के महाराज हय हाथी पै चढ़े तो कहा जोपै बाहुबल निज प्रजनि 
रखायो ना। पढ़ि-पढ़ि पण्डित प्रवीण हूं भये तो कहा विनय विवेक युत 
जोप ज्ञान गायो ना ॥। ' 'अम्बुज ' कहत धन धनिक भयो तो कहा दान 


कोमृदी-कंज ५०९ 


करि जोप निज हाथ जस छायो ना । गरजि-गरजि घ॑न धोरति कियो तो 
कहा चातक के चोंच में जो रंच नीर नायो ना | ४१ ॥ 

जामें दू अधेली चार पावली दुग्रन्नी श्राठ तामें पुनि आता रखी 
सोरह समात हें। बत्तिस अधन्नी जामें चौंसठ पईसा होत एक सों झ्ठा- 
इस ग्रधेला गृनमात हें । युग शतः छप्पन छदाम तामे देखियत दमरी सु 
पांच शत बारह लखात हैं । कठिन समेया कलिकाल को कुटिल देया 
सलग रुपया भेया कापे दियो जात हैं । ४२ ॥ 

दानी कोउ नाहि न गुलाबदानी पीकदानी गोंददानी धनी सोभा इन 
ही में लहे हें । मानत गुनी को गुनही में प्रकटत देखो याते गुनी जन मन 
सावधानी गहे हूँ | हय॒दाव हेमदान राजदान भूमिदान सुकवि सुनाये भ्रौ 
पुरानन में कहे है । श्रब तो कलमदान जुजदान जामदातव खानदाल पान- 
दान कहिबे को रहे है ॥ ४३ ।। 

चन्द्रमा पै दावा जिमि करत चकोरगन घतन पे दावा के मयूर हर- 
षात हैं । भान्‌ पर दावा कर बिकसत कंजपुञ्ज स्वाति बुन्द दावा कर 
चातक चचात हैं ॥ सुकवि “निहाल' जैसे करी के कपोलत पे अलिन 
ग्रवलि करि नित मड़रात हैं। ऐसे महराजन पे दावा कबिराजन को 
धूतन के द्वारे कह मृतन न जात है ॥ ४४ ॥। 

साह भाये सूमड़ा सु बादसाह हीन हु खग्गे खगरेटन दुसाला बेंच 
खाई है । भोले भये भूषति कनौड़े धनवन्त सब मूरख महन्थ अन्ध देत 
ना दिखाई है । कायथ कपूत भये क्र रजपुत धूत बनिया बरूथ पेखि 
पुरज पछिताई है । काके ढिग जाई काहि कबित सुनाई भाई झब कवि- 
तोई रही फजिहति ताई है ॥ ४५ ॥। 

सासु के बिलोके सिहिनी-सी जमुहाई लेइ ससुर के देखे बाघिनी सी 
मुंह बावती । ननंद के देखे नागिनी-सी फ्रुफकारे बैठि देवर के देखे 
डांकिनी-सी डरपावती ॥ भनत “प्रधान” मोछें जारती परोसिम की 
खसम के देखे खांव खांव करि धावती। करकसा कसाइतनि कूबुद्धिनी 
कूलच्छनी ये करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥| ४६ ॥ 


५१० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


गृहिनिं बियोग गृह त्यागिन विभूति दीन्‍न्ही योगिन प्रमोद पुनवंतन 
छलो गयो । ग्रहनि ग्रहेश कियो शति को सुचित्त लघ॒ व्यालनि स्वतंत्र 
सेस भारतें दलो गयो ॥ “फेरत” फिरावत गनतीन गह नीच द्वार गनन- 
बिहीन घर बेठे ही भलो भयो | कौन-कौन बातें तेरी कहें एक आनन तें 
त्ताम चतुरानन पे चकते चलो गयो ॥॥ ४७ ॥ 

बार-बार बेल को निपट ऊंचो नाद सुनि हुंकरत बाघ बिरफानो रस 
रेला में | “भूवर” भवत ताकी बास पाइ सोर करि कत्ता कोतवाल को 
बगानो बगमेला में ॥ फुंकरत मूषक को दूषक भुजज्भ तासों जज्भ करिबे 
को भूक्‍यो मोर हद हेला में । आपस में पारषद कहत पुकारि कछ रारि 
सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में ॥| ४८ ॥ 

कंज वन माति “मून हंस गन आइ फिरे गंध बन भृज्ा भीर भंग 
करि डारे तें। पाके फल जानि सुक पुझज पछिताने आइ पाइ के बसंत 
बात व॒था पात डारे तें ॥ दूरि ते बिलोकि भ्ररुताई अति फूलन की अभिष 
प्रकार गीध बायस बिडारे तें। एरे तह सेमर के सिफल तिहारे कहा श्रास 
दिये पच्छित निरास करि डारे तें ॥४९॥ | 

समे को न जाने सीख काह की न माने रारि कठिन को ठाने सो 
प्रजाने भई जाति है । पीछे पछितेहे घात ऐसी नहिं पहूँ टेक तेरी रहि 
जहे कहा टेढ़ी भई जाति है ।। “संगम” मनावे तोहि हित की सिखावे 
सीख जा बिन न भावे भोन ताहीं | सो रिसाति है। मोसों श्रठिलाति बिन 
काम को हठाति प्यारी त्‌ तो इत्तराति उत रात्ति बीती जात्ति है ॥ ५० ॥ 

काके गये बसन पलटि झाये बसल सू मेरो कछ बस न रसन उर 
लागे हो | भौंह तिरछी है कवि “सुन्दर” सुजान सोह़ें कछ अ्रलसोहें गो 
हैं जाके रस पागे हो !। परसों में पांयहतें परसों में पाय गहि परसों 
पाय निसि जाके अनुरागे हो । कौन बनिता के हो जू कौन बतिताके हो 
सु कौन बनि ताकी बनिता के संग जागे हो ॥ ५१॥॥ 

चोंथते चकोर चहुंश्रोर जानि चन्दमुखी जो न होती डरनि दसन 
दुति दम्पा की । लीलि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की जौ न होती 


कोमुदी-कुंज ५११ 


गूथनि कुसुम सर कम्पा की ॥ “पूखी” कवि कहे ढिग भौंहेंना धनष 
होती कीर कैसे छोड़ते श्रधर बिब भम्पा की । दाखकैसो भौरा फलकति 
जोति जोबन की चाटि जाते भौं' जो न होती .रज्ध चम्पा की! ५२) 

सोये लोग घर के बगर के केवार खोलि जानि मन मांहि निज गई 
जुग जामिनी । चुप चाप चोरा चोरी चौंकति चकित चली पीतम के पास 
चित चाह भरी भामिनी । पहुंची सकेत के निकेत 'संभ” सोभा देत 
ऐसी बन बीथिन बिराजि रही कामिनी । चामीकर चोर जान्यो चपलता 
भोर जान्यो चन्द्रमा चकोर जान्यो मोर जांन्यो दामिनी १ ५३ ॥। 

तन पर भार तीन तन पर भार तीन तन पर भारतीन तन पर भार 
हैं| पूर्जे देवदार तीन पूर्जे देवदार तीन पूजे देवदार तीन पूर्जे देवदार 
हैं । नीलकण्ठ दारुन दलेल खां तिहारी धाक नाकतीं न द्वार ते वे 
नाकतीं पहार हैं। आंधरे न कर ग़हे बहिरे न सद्भ रहे बार छूटे बार छूटे 
बार छूटे बार है ॥। ५४ ॥# 

सुनो दिलजानी मेरे दिल को कहानी तुम दस्त ही बिकानी बदनामी 
भी सहुंगी में | देवपूजा ठानी मे निवाज हू भुलानी तर्ज कलमा कुरान 
सांडे गुनन कहूंगी में | स्थामला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिये तेरे 
नेह दाग में निदाग हो दहुंगी में । नन्‍द के कुमार कुरबान तांडी सूरत पे 
तांड नाल प्यारे हिन्दुवानी हो रहूंगी में ॥ ५५ ॥ 

कोऊ कहे है कलंक कोऊ कहै सिन्धु पंकर कोऊ कहे छाया है तमोगुन 
के भास की । कोऊ कहे मृगमद कोऊ कहे राहु रद कोऊ कहे नीलगिरि 
ग्राभा आसपास की ॥ “भुंजुन/ ज्‌ मेरे जान चन्द्रमा को छीलि विधि 
राधे को बनायो मुख सोभा के बिलास की | तादिन ते छाती छेद भयो 
डरे छपाकर के वारपार दीखत है नीलिमा श्रकास की ॥ ५६ ॥| 

मलयज गारा करे अंगर सिंगारा करें गहि कर डारा करें माल 
मुकतान की । आरती उतारा करे पंखा चौर ढारा करे छांहें बिसतारा 
करें बिसद बितान की ॥ मुख सो निहारा करें दुख को बिसारा करें 
मनसा इसारा करें सारा अखियान की । मानिक प्रदीपन सों थारा 


५१२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सजि ताराजू की आरती उतारा करें दारा देवतान की ।। ५७॥। 

कंधों दुग सागर के आसपास स्थामताई ताही के ये अंकुर उर्लह 
दति बाढ़े हैं ॥ कंधों प्रेमक्यारी जग ताके ये चहधा रची नीलमनि सरनि 
की बारि दुख डाढ़े हैं ॥॥ “म्रति” सुकवि तरुनी की बरुनी न होव॑ मेरे 
मन आवे ये बिचार चित गाढ़ें हैं । जेई जे निहारे मन तिनके पकरिबे 
को देखो इन नेचन हजार हाथ काढ़े हैं ॥। ५८ ॥ 

एरे गनी गुन पाइ चातुरी निपुन पाइ कीजिये न मेलो मन काहु जो 
कछ करी । बीरन बिराने द्वार गये को सुभाव यही माव अपमान काह 
रेकरी कि जू करी॥ क्र औ कविन्द चले जात हें सभा के बीच तोसों 
तो हटकि “देवीदास पलटू” करी । दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के 
मध्य कूकरी सो कूकरी ओऔ तू करी सो तू करी ॥ ५९ ॥ 

भोराहि भुखात ह्वे हें कन्द मूल खात ह्वे हैं दुति कुम्हलात हे हैं 
मुख जलजात को । प्यादे पग जात हल हूँ मग म्रझात ह्वू हें थकि जे हूं 
घाम लागे स्थाम कृसगात को ।। “पंडित प्रवीन” कहे धर्म के धुरीन ऐसे 
मन में न माख्यों पीन राख्यो प्रन तात को । मात कहें, कोमल कुमार 
सुकुमार मेरे छोौना कहूं सोवत विछौना करि पात को ॥ ६० ॥ 

ग्राज हों गई ती संभू न्‍योते नन्‍्दगांव तहां सांसति परी हैँ रूपवती 
बनितान की । घेरि लियो तियनि तमासो करि मोहि लखे गहि-गहि 
गलफ लनाई तरवान की ॥| एक कल बोलि-बोलि औरन देखावे रीकि 
रीकि कोमलाई झौ ललाई मेरे पान की । घृंघुट उधारि एके मुख देखि- 
देखि रहें एक लगी नापन बड़ाई अ्ंखियान की ॥। ६१॥। 

नट को न धाम नपुंसक की काम नाहि ऋणी को अराम वाम 
वेश्या न सहेलरी । ज्वारी को न सीच मांसहारी को न दया होत कामी 
को न नातो गोत छाया ना सहेलरी ॥ 'देवीदास” बसुधा में बनिक न 
सुना साध ककर को धीरज न माया है सहेलरी । चोर को न यार बटमार "* 
को न प्रीति होत लाबर ना मीत होत सौत न सहेलरी ॥ ६२ ॥१ 

जसी तेरी कटि हैँ तु तैसां मान करि प्यारी जेसी गति तेसी मरति 


कौमुदी-कंज ४१३ 


हिय तें बिसारिये । जैसी तेरी भौंह तेसे पंथ पैन दीजे पांव जैसे मैन 
तंसिये बड़ाई उर धारिये ॥ जैसे तेरे प्रोठ तैसे नैन कीजिये न जैसे कुच 
तेसे बेन नाहि मुखतें उचारियें । एरी पिक बेनी सुन, प्यारे मनमोहन सों 
ज॑पते तेरी बेनी तंसी प्रीति ब्रिसतारिये ॥। ६३ ॥ 

गिरि कीज गोधन मयूर नवकुंजत को पसु कीजे: महाराज तनन्‍द के 
बगर को । नर कीज तोन जौन राधे राधे नाम रटे, तट कीज़े बर कूल 
कालिदी कगर को ॥ इतने पे जोई कछ कीजिये कुंवर कान्‍्ह, राखिये ते 
झ्रान फेर हठी के भगर को । गोपी पद पंकज पराग कीज महाराज, तृण 
कीर्ज रावरेई गोकुल नगर को ॥ ६४ ॥। 

बब्र बहर को बनाय बाग राखियत रूधिबे को सोऊ सुतह काटियत 
हैं । गारी देत नीच हरिचंदहु दधीचहु को श्रापते चना चबाय हाथ 
चाटियत हैँ ॥ झ्राप महा पातकी हंसत हरिहरहु को प्राप हे श्रभागी भूरि 
भागी डाटियत हूं । कलि की कलुष मत मलिन किये महत मसक की 
पांखूरी पयोधि पाटियत है ॥ ६५ ॥ 

डुबकी ले उफ्रकी परचो है केस प्रानन पै मानों स्तिमंडल पै स्थाम- 
घन घिरिगो । करन संवारि के उधारि दीनों “मोतीराम” लोचन लोनाई 
वैसी पाई हैँ न मिरगो ॥ विप्र को बुलाइ मुसकाइ भ्रधरानन में देन लगीं 
दच्छिना तनिक चीर घिरिंगो | गात की गोराई देखि भली सुधि प्रोहित 
की लगी टकटकी टका गोमती में गिरिगो ॥ ६६ || 

भिधु के सपृत सिधुतनया के बंधु अरे बिरहीजरं हैं रे श्रमंद तेरे 
ताप तें | तू तो दोषी दोष हूं तें कालिमा कलंकी भयों धारे उर छाप 
रिपी गौतम के सा तें ॥ “लाल” कहे हाल तेरो जाहिर जहान बीच 
बाहनि को बासी त्रासी राहु के प्रेताप तें | बांधों गयो मथों गयो पीयो 
गयो ख़ार भयो बापुरों समुद्र तो-से पूतत ही के पाप तें ॥ ६७ ॥ 

' मूसे पर सांप राखे सांप पर मोर राखे बेल पर सिंह राखे वाके कहा 

भीति है | पूतनि कौ भूत राखे भूत को विभूत राखे छमुख को गजमुख 
यह बड़ी रीति है | काम पर बाम राखें विष को अ्रमृत राखे झ्ाग़ पर 


कौमुदी-क्‌ज ५१५ 


हरी लाल तेरे ? सखी, ऐसी निधि पाई कहां ? हेरी खगयान ? 
कह्यो, हों तो नहि पाले हें । हेरी गिरधारी ? हूं हें रामदल मांहि कहूं 
हँरी घनश्याम ? छू हें सीत सरसाले है ।। हरी सखी कृष्णचद्र ? चंद्र 
कहूं कृष्ण होत ? तब हंंसि राधे कही, मोर पच्छवारे हें । श्याम को 
दुराय चन्द्रावलि बहराय बोली मेरे कंसे आय हें जो तेरे पच्छवारे 
हैं ? ॥ ७४ ॥ 

सवंया 

फूलन दे अब टेसू कदम्बन अम्बन मौरन छावन दे री। 
री मधुमत्त मधूपन पूंजद कुंजज सोर मचावन दे री॥ 
क्यों सहि है सुकुमारि “किशोर” अली कलकोकिल गावन दे री। 
पग्रावत ही बनि है घर कनन्‍्तहिं बीर बसन्तहिं आवन दे री ॥१॥ 
कानन लौं अंखियां ये तुम्हारी हथेरी हमारी कहां लगि फैलिहें ॥ 
मूंदे तऊ तुम देखति हो यह कोर तिहारी कहां धौं सकेलिहें ॥ 
कान्हर हू कौ सुभाव यह उनको हम हाथन ही पर मेलिहें। 
राधे जूं मानो भलो कि बुरो अंखमूदनो साथ तिहारे न खेलिहें ॥२॥ 
अंबुज कंज से सोहत हें अरु कंचन कुंभ थपे से धये हैं। 
बारे खरे गंदकारे महा बटपारे लसे अरू मेन छये हेँ॥ 
ऊंचे उजागर नांगर हें श्रह पीय के चित्त के मित्त भये हें। 
हैं तो नये कुच ये सजनी पर जौलों नए नहिं तौ लौं नये हैं ॥३॥ 
खाय के पान बिदोरत श्रोंठ हैं बैठि सभा में बने अलबला। 
घोती किनारी की सारी सी श्रोढ़त पेट बढ़ाय कियों जस थेला॥ 
'“बंशगोपाल” बखानत है सुनो भूष कहाय बने फिरे छेला ! 
सान करें बड़ी साहिबी की पर दान में देत न एक अधेला ॥४॥ 
होत ही प्रात जो घात करे नित पार परोसिन सों कल गांढ़ी 
हाथ नचावत मूड़ खुजावत्ति पौरि खड़ी रिसि कोटिक बाढ़ी ॥ 
ऐसी बनी नखते सिखलों “ब्रजचन्द” ज्यों क्रोध समुद्र तें काढ़ी। 
ईट लिये बतराति भतार सों भामिनि भोतर में भूत-सी ठाढ़ी ॥५॥ 


५१६ कृविता-कोमुदी, पहला भाग 


लोहे की जेहरि लोहे की तेहरि लोहे की पांव पर्येजति गाढी। 
नाक में कौड़ी औ कान में कोड़ी त्यों कौड़िन की गजरा गति बाढ़ी॥ 
रूप में वाको कहां लौं कहां मनो नील के माठ में बोरि के काढ़ी। 
ईट लिये बतराति भतार सों भागमिति भौन में भूत-सी ठाढ़ी ॥छ॥। 
“भूप” कहे सुनियो सिगरे मिलि भिच्छुक बीच परो जिन कोई। 
कोई परी तो निकोई करो न निकोई करो तो रहो चुप सोई॥ 
जानत हो बलि ब्राह्मत की गति भूलि कुपंध भलो नहिं होई | 
लेइ कोऊ अरु देइ कोऊ पर शुक्र ने भआंखि अकारथ खोई ॥७॥ 
राधिका माधव एक ही सेज पे धाइ ले सोई सुभाय सलोने। 
पारे “महाकावि” कान्‍ह के मध्य में राधे कहें यह बात न होने ॥ 
सावरे सों मिलि हूँ है नसांवरी बावरी बात सिखाई है कोने। 
सोने को रंग कसौटी लगे प॑ कसौटी को रंग लगे नहिं सोने ॥८॥ 
बात चली चलिबे की जहां फिर बात सुहानी न गात सुहानो । 
भषण साज सके कहि को “महाराज” गयो छटठि लाज को बानो ॥ 
दो कर मीड़ति हूँ बनिता सुनि प्रीतम को परभात पयानो। 
आपने जीवन को लखि अन्त सुग्राय की रेख मिटावति मानों ॥९॥ 
कोऊ न श्रायो उहां ते सवीरी जहां “मुरलीधर” प्राणपियारे | 
याही अंदेसे में बैठी हुती उहि देस के श्रावत पौरि पुकारे॥ 
पाती दई धघरि छाती लई दरकी अंगिया उर ओआनन्द भारे। 
पूछतन को पिय की कुसलात मनो हिय द्वार किवार उघारे ॥१०॥ 
मंगल होत कहे “शिवराज” कहो केहि के दुख होत बिसेखो। 
कोन सभा महं बेठि न सोहत को नहिं. जानत चित्त परेखो॥ 
कोन निसा ससि को न उदोत भो का लखि के बिरही दुख पेखो । 
बांशझक पूत बिना अंखियान कुह निसि में ससि पूरण देखो ॥११॥ 
जोग अजोग बिचारे बिना सिर सौंपत भार महा श्रति तापे। 
गाड़र ऊंट किसान करें यह बात कहा कहि जात है कापे॥ 


कोमृदी-कूज ५१७ 


“सिह” जू काग सुहावत होइ तौ काहे को कोऊ मरालहि थापे । 
काम १रे पछिताहिगें वे जे गयंद को भार धरे गदहा पै॥१२॥ 
सासु रिसाति भके नतदी सखि तू सिख सिख सीख के बैना । 
दे ब्रजबास चबाव महा चहुम्रोर चले उपहास की सेना ॥ 
देखतः सुन्दरी साबरी मूरति लोक अलोक की लीक लखीे ना। 
कसी करों हटके न रहें चलि जात तऊं लखिं लालची नेना ॥१३॥ 
जाके लगे गृह-काज तर्ज अरु मात-पिता हित तात न राख॑। 
“सागर” लीन हल चाकर चाहके धीरज हीन॑ अधीन है भार ॥ 
व्याकुल मीन ज्यों तेह नवीन में मानो दई बरछीन की साखें। 
तीर लगे तरवारि लगे पे लगे जनि काहू से काह की श्राखते ॥१४॥ 
जाके लगे सोइ जाने ब्यथा पर पीर में कोइ उपहास करे ना। 
सागर” जो चुमि जात है चित्त तो कोटि उपाय कर पे हरे ना॥ 
नेकसी कंकरी जाके परे वह पीर के मारे सु धीर धर ना। 
केसे परे कल ऐरी भट्‌ जब आखि मे आंखि परे तिकरे ना ॥१५॥ 
पेट पिराय तो पीठहि टोबत पीठ पिराय तौ पाय निहारे। 
दे पुरिया पहले विष की पुनि पीछे मरे पर रोग बिचारें॥ 
बीस रुपैया करें कर फ़ीस न देत जबाब न त्यागत द्वारे। 
भाखें “प्रधान” ये वैद्य कसाई हल देव न मारे तो श्रापही मारें॥१६॥ 
सूल सुजाक छई लकवा ज्वर पीनस पील को घाव घनेरै। 
प्रौर जलंदर हू परमेह कहे कवि “राम” कहां लगि हैरे॥ 
जाके बिलोकत ही ततकाल चहुंदिसि ते दुख आवत घेरे। 
जाप दया करि हाथ गहें तिहि मांथ गहे जमराज सबेरे॥१७॥ 
साल छ:सात की दाल दराय की साहु कह्मों यह लेह्ु नई है। 
फंक 'दई लकड़ी बहुतेरिक सांझ ते आधिक रात लई हैं॥ 
खाय लियो अकुताय के काचही चाकरी चुल्हें निहारि गई हे । 
खोय वियो! मजरा दरबार की दाल दधीच की हाड़ु भई हूँ ॥१५॥ 


श्श्द कंविता-कौमुदी, पहला भाग 


घोड़ गिरयो घर बाहरहो महाराज कछ छज्ठवावन पाऊं। 
ऐंड्रो परो बिच पेंडोई मांक चले पे एक ला कंसे चलाऊं।॥ 
होय कहांरन को जप आयसु डोली चढ़ाय यहां तक लाऊं। 
औन धरों कि घरों तुलसी मुख देठं॑ लगाम कि राम कहाऊं ॥१९॥ 
श्र्थ है मूल भली तुक डारसु अ्रच्छर पत्र को देखिके जीज। 
छद है फूल नवो रस हैं फल दान के बारिसों सींविबो कीजे ॥ 
“दान” कहे यों प्रवीनन सों कब की कवत्रिता रस राखि के पंज। 
कीरति के बिरवा कबि हैँ इनको कबहूं कुम्हिलान न दीजे ॥२०॥ 
ज्ञान घंटे ठग चोर की संगति मात घे परगेह के जाये। 
पाप घट कछ पुन्य किये श्ररुरोग घटे कछू औषध खाये॥ 
प्रीति घटे कछ मांगन तें अर नीर घटे रितु ग्रीषम आाये। 
नारि-प्रसंग तें जोर घंटे जम-त्रास घटे हरि के गन गाये ॥२१॥ 
ईंट को बन्दन, नीम को चन्दन, नीच को नन्दन, बाम' को घूंसा। 
भाते की गान, डफाली की तान, ओ गंगा को गान, कपूत को रूसा॥ 
रज्ू: की रीक, जुआरी की खीक, अ्रजान की प्रीत, जुवार को चूसा। 
राजा को दूसरो, छेरी को तीसरो, रेंड को मूसरो, खासर खूसा ॥२२॥ 
सांप सुशील, दयायुत नाहर, काक पतित्र ओ सांचो जुआरी। 
पावक सीतल, पाहन कोमल, रेन प्रमावस की उजियारी ॥ 
फायर धीर सती गतिका, मतवारों कहा मतवारो अनारी। 
“मोतियराम” बिचारि कहें नह देखी सुनी नरनाह की यारी ॥२३॥ 
ब्याकुल काप्त सतावत मोहि पिया बिन नीक न लागत कोई। 
प्रीतम से सपने भई भेंट भलीविधि सों लपटाय के सोई॥ 
भन उधारि पसारि के देखों तो चौंकि परी कत्तहूं नहिं कोई। 
एरी सखी दुख कासों कहों मुसकाय हंसी हंसि के फिरि रोई ॥२५॥ 
पौढ़ी हुती पलंगा पर में तिरि ज्ञानरु ध्यान पिया मन लाये। 
लागि गईं पलकें प्र सों पल लांगत ही पल में पिय आये ॥ 


कौमुदी-कंज ५१९ 


ज्योंही उठी उनके मिलिबें कह जागि परी पिय पास न पाये। 
“मीरन” और तो सोय के खोवत में सखि प्रीतम जागि गंवायें ॥२५॥ 
भात में लोन पहीति में पाथर डारि करें सब छूति ही छकर। 
मांगेहूं सों पर्स न कछ खल मैले महा मंल को मनो सूकर |। 
ब्यंजन या विधि के हैँ रचे मृख सौंह किये मन आवत थूकर । 
ये कबहूं नहिं दूबर होत रसोई के विप्र कंसाई के कूकर ॥२६॥। 
दाम की दाल छुदाम के चाउर घी अंगुरीन ले दूरि दिखायो। 
टोनों सो नोन धरयों कछू आतनि सबे तरकारी को नोम गनायो ॥ 
विप्र बुलाय पुरोहित को अपनी बिप्ती सब भांति सुनायो। 
साहसी श्राज सराध कियो सो भलीविधि सों पुरखा फुसलायों ॥२७॥ 


बंधू विरोध करें सिंगरों झगरो नित होत सुधारस चाटत। 
मित्र करें करनी रिपु की धरनीधर देखि न न्‍याउ निपाठत॥ 
“राम” कह विष होत सुधा घर नारि सती पति सों चित फाटत। 
भा विधिना प्रतिकूल जबें तब ऊंट चंढ़े पर कूकर काटत ॥२५॥ 
साल भरे पर पथ्य लियो षटमास उपास कियो फिर ऐंठ्यो। 
“माधो” कद नित मैल छुड़ावत द्वांतन दीन्हे तुराय धौं कंठदो॥ 
कोऊ कहुंक जो देइ खबवाइ तौ के कैर डारत सोच में पेठयों। 
मूड़ घुटाय श्रौ मछ मड़ाय त्यों फस्त खुलाय॑ तुला चढ़ि बेठथों ॥२९॥ 
चींटि न चाटत मूसे न सूंघत बास ते माछी न भ्रावत नेरे। 
आनि धरे जब ते घर में तब ते रहे हैजा परोसिन घरे॥ 
माटिहु में कछू स्वाद मिले इन्हें खाय सो ढूंढ़त हरे-बहेरे। 
चौंकि परदो पितुलोक में बाप सो पूतत के देखि सराधके पेरे ॥३०॥। 
आ्रापु को बाहन बैल बली बनिताहू को बाहन सिंहहि पंखि के। 
मूसे को बाहनः हैं सुत एक सु दूँजो मयूर के पच्छ बिसेखिक ॥ 
भूषन' है कवि “चेन” फरनिद के बैर परे सब ते सब लेखिके। 
तीनहुं लोक के ईश गिरीश सुयोगी भये घर की गति देखिके ॥३०॥। 


कमा 


। 


४२० कविता-कौम॒दी, पहला भाग 


सूरज के रथ लागे रह्यो यांके आगे भयो कई बार कन्हेया । 
लोमस के लरिकाई के खेल के भूलि गयो जग को उपजँया॥ 
ऐसो तुरंग मंगाय के भूपति दान को काढ़चो दरिद्र को छेया । 
भुण्डन काक लगे फिरे सगे मनो यह काकभुशुडधि को भेया ॥३२॥ 
गग नहीं मुकता भरी मांग है चन्द्र नही यह उद्यत भाल हूँ। 
नील नहीं मखतूल को पूज है शेष नही शिर बेनी विसाल हूँ॥ 
भूति नहीं मलयागिरि है बिजया है नहीं बिरहा से बेहाल हैं। 
एरे मनोज संभारि के मारियो ईश नहीं यह कोमल बाल हैं ॥३३॥ 
पीनसवारो प्रबीन मिले तौ कहां लौं सुगन्धी सुगन्ध सूघावे। 
कायर कोपि चढ़े रन में तौ कहा लगि चारन चाव बढ़ावे ॥ 
जैसे गुती को मिले नियुनी तो “पुखी” कहूँ कक्‍्योंकर ताहि रिक्रावे । 
जेसे नपुंसक नाह मिले तो कहां लगि नारि श्रृंगार बनावे ॥३४॥ 
जौ सहज सब काम करे सहम॑ त्यहि हेरि हिये कहलाकर। 
ना तो जवान की नोके बसे निरखे परे औगुन के श्रति आकर॥। 
लागे नही संग जागे न नौकरी भागे कहूं नृूप को लखि सांकर। 
चोर चटोर ये चूल्हे परें यहि भांति चमार से चूतिया चाकर ॥३५॥ 
सीस कहे परि पाय रहाँ भूज यों कहे भ्रडू ते जान न दीजे। 
जीह कहे बतियाई कियौ करीं स्रौन कहे उनहीं की सुनीजे ॥ 
नेन कहें छवि सिन्धु सुधारस को निसिबासर पान करीज॑ । 
पायहुं प्रीतम चित्त न चेन यों भावतो एक कहा कहा कीज ॥३६॥ 
प्रम्बर बीच पयोधर देखि के कौन को धीरज सो न गयो है । 
“भजन” जू नदिया यहि रूप की नाव नहीं रवि हू श्रथयों है ॥ 
पंथिक रात बसों यहि देस भलो तुमको उपदेस दयो हूँ। 
या मग बीच लगे वह नीच जू पावक में जरि प्रेत भयो हैं ॥३७॥। 
तुम नाम लिखावती ही हम नाम कहा कहो लीजिये जू॥। 
अब ताव चले सिगरे जल में थल में न चले कहा कीजिये जू ॥ 





कौमुदी-कुञ्ज +२१ 


कवि “किचित” औसर जो श्रकती सकती नहीं हां पर कीजिये जू। 
हम ता अ्पनो बर पूजती है सपने नहिं पीपर पूजिये जू ॥३८॥ 
खाने का भंग नहाने को गंग चढ़े को तुरंग ओढ़े को दुसाला। 
धर्म धुरन्धर ओऔ महिषी पति द्वार भूले गज यूथक हाला॥ 
पान पुरात सोहागिनि खसुन्दरि गोद बिराजत सुन्दर बाला। 
दो महं एक तो देहु क्रपानिधि दो मृगनैनी कि दो मृगछाला ॥३९॥। 
छ्प्पय 
जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू जग सुजस न लीतो। 
जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू परकाज न कीनो ॥ 
जिहि मुच्छन धरि हाथ कछू परपीर न जाती। 
'जिहि मुच्छन धरि हाथ दीन लखि दया न आनी ॥ 
मृच्छ नाहि वे पुच्छ: सम कवि “भरमी” उर आनिये। 
नहि बचन लाज नहिं दानगति तिहि मख मृच्छ न जानिये ॥१॥ 
तिमिरलंग लई मोल चली बाबर के हलके । 
रही हुमाऊं साथ गई अ्रकबर के बलके ॥। 
जहांगीर जस लियो पीठ को भार मिटायो। 
साहजहां करि न्‍्याव ताहि को मांड चटायो॥ 
बलरहित भई पौरुष थक्‍यों भगी फिरत बन स्थार डर। 
झ्रौरड़्जेब करिनी सोई ले दीन्हीं कविराज कर ॥२॥ 
मरे बैल गरियार मरे वह कट्टर टटदू। 
मरे हठीली नार मरै वह पुरुष निखददू॥ 
सेवक मरे सु तौन जौन कछु समे न सुज्मे। 
स्वामी मर जु कौन जौन सेवा नहिं ब॒ज्के॥ 
जजमान सूम मरि जाहि तौ काहि सुमिरि दुख रोइये। 
कवि “गड्ढ” कहूँ मरि जाय सो जाहि सुने सुख सोइये ॥॥३॥ 
ससिकलंक रावमन विरोध ह॒नुमत सो बनचर। 
कामधेनु. ते पसू जाय चिन्तामनि पत्थर ॥ 


२२२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ग्रति रूपा तिय बाझ गुनी को निरधन कहिये। 
अति ममुद्र सो खार कमल बिच कण्टक लहिये॥ 
जाये जू व्यास खेबट्विनी दुर्वासा आ्रोसन डिग्यो। 
कवि “गीध” कड़े सुन रे गनी कोठ न कृष्ण निर्मल गढयो ॥४॥ 
हुंसहि गज चढ़ि चलल्‍यो करी पर सिंह बिरज्ज | 
सिंहहि सागर धरथो सिंधु पर गिरि हू सज्जे॥ 
गिरिवर पर इक कमल कमल पर कोयल बोले । 
कोयल पर इक कीर कीर पर मृगहू डोले॥ 
ता ऊपर सिसु ताग के निसुदित फनिय धरे रहे। 
कवि २ ४ अं ” कहूँ गुनिजनन सो हस भार केतो सहे ॥५॥ 
तिलक भाल बनमाल अधिक राजत रसाल छवि। 
मोर मुकुट की लटफ छुटक बरनत अठकत कवि ॥ 
व पीताम्बर फहराय मधुर मुसुकान कपोलन। 
रच्यो रुचिर मुख पान तान गावत मु बोलन ॥ 
रति कोटि काम अमिराम अति दुष्ट निकन्‍न्दन गिरिध रन । 
आनन्द कन्द ब्रजचन्द प्रभु जय जय जय असरव सरन ॥६॥ 
चातुरानन सम बुद्धि बिदित जो होय कोटि धर। 
एक एक घर प्रतिन सीस जौ होय कोटि वर ॥ 
सीस सीस प्रति बदन कोटि करतार बनाबे। 
एक एक मुख म्राहि रसन फिर कोटि लगावें॥ 
रसन रसन प्रति सारदा कोटि बेठि बानी कहहिं। 
महिजन शभ्रनाथ के नाथ की महिमा तबहुँ न कहि सकहिं ।॥७॥ 
गई भूमि फिर मिले बेलि फिर जमे जरे ते। 
फल फूलन ते फले फूल फूलन्त झरे ते॥ 
ः 22% 8 ! विद्या निकट निकट बिसरी फिर आावे। 
बहुरि होय धन धर्म गई सस्पति फिर पावै॥ 


कौमुदी-कुड्ज ५२३ 


होइ जो सील सुसील मति जगत हेतु इमि गाइये। 
प्राभव गयो फिर मिलत पै पृत ने गई फिर पाइये ॥८॥। 
दोहे 

प्रीतवम नही बजार में , वह बजार उजार। 
प्रीतम मिले उजार मे , वहेँ उजार बजार॥ १॥ 
कहा करो बेकुण्ठ ले , कल्पव॒ुक्ष की छांह। 
“अहमद ढाक सुहावने , जहूं पीतम गलबांह ॥ २॥ 
गमन समे पटुका गह्यो , छाड़न कह्यो सुजान। 
प्रानपियारे प्रथम ही , पटुका तजो कि ब्रान॥ ३ ॥ 
सरस कविन ये हृदय को , बेधत है सो कौन। 
असमभवार सराहिबो , समभवार को मौन ॥ ४ ॥ 
पिता नीर परसे ,नही दूर रहे रवि यार। 
ता अम्बुज में मूढ अलि , अ्ररुक्कि परे अविचार।॥ ५॥ 
“व्यास” बडाई जगत की , कूकर की पहिचान | 
प्यार करे मुख चाटई , बैर करे तन हानि॥ ६ ॥ 
धव्यास' कनक भर कामिनी , ये हें करुई ब्रेलि। 
बेरी मारे दाव दे , ये मारे हंसि खेलि॥ ७ ॥ 
तन ताजी अ्रसवार मन , तयन पियादे साथ । 
जोबन चलो सिकार को , बिरह बाज ले हाथ ॥ ८ ॥ 
लन कंचन को महल हैं तामे राजा प्रान। 
नयन ऋझूरोखा पलक चिक , देखे सकल जहान ॥| ६ ॥ 
ढीठि डोरि सों मन कलस , काम कुश्रा में डारि। 
ये नयना तुब नागरी , भरत प्रेमरस बारि॥ १०॥ 
“रज्जब” जाकी चाल सों , दिल न दुखाया जाय । 
यहां खलक खिजमति करे , उत हे खूसी खुदाय ॥ ११॥ 
वह॒बृन्दाबन सुखसदन , कुंज कदम की छांहि। 
कनकमयी यह द्वारिका , ताकी रज सम नाहि॥ १२॥ 


गर्व 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


जस जाग्यो सब जगत में , भयो अ्जीरन तोय। 
ग्रपणस की गोली दरऊं , ततकाले सुधि होय ॥ १३॥। 
तब के नरपति वे रहे . रीके तो कछु देय॑। 
अरब के नरपति ये भये , रीभे श्रौ लिखि छेये॥ १४॥। 
जो मेढ़ा पीछे हटे , केहरिया छपकन्‍्त । 
जो दुर्जज हसि के मिले , तबे बचेयों कन्‍्त ॥ १५॥ 
दगाबाज की प्रीति यो , बोलत ही मृसकात | 
जैसे मेहदी पात में , लाली लखी न जात ॥ १६॥ 
खेतीबारी बीनती , ओऔ घोड़े की तग। 
अपने हाथ स्वारिये , लाख होय कोउ सग ॥ १७॥ 
तन तलवारा तिलछियो , तिल-तिल ऊपर सीब। 
आला घावा ऊठसी , मत कर साज नकीव | १८॥। 
ना हस करके कर गहे , ना रिस करके केस | 
जंसे कन्‍ता घर रहे , वेसे रहे. विदेस ॥ १९॥ 
निकट रहे आदर घटे , दूरि रहे दुख होय। 
“सम्मन” या संसार मे , प्रीति करो जनि कोय ॥ २०॥' 
“सम्मन” चहु सुख देह करी , तो छोड़ो ये चारि। 
चोरी चुगली जामिनी , और पराई नारि॥२१॥ 
“सम्मन” मीठी बात सों , होत सब॑ सुख पूर। 
जेहि नहिं सीखो बोलिबों , तेहि सीखो सब धूर ॥ २२॥ 
गोरे मुख पे तिल लसत , में जान्यो यह हेत। 
रूप खजाने के मनो , हबसी चौकी देत ॥ २३॥। 
दन्‍्तकथा वा दन्‍त की , ओर कही नहिं जात | 
फूलभरी सी छुटत जब , हुंसि-हंसि बोलत बात ॥ २४॥।, 
लाल मांग पटिया नहीं , मार जगत को मार। 
असित फरी पे ले धघरी , रकत भरी तरवार॥ २५॥ 


कौमुदी-कुछ्जं ५२५ 


करनी पार उतारिहै , “घरनी” कियो पुकार ।' 
साकित बाह्यन नहि भला , भक्‍ता भला चमार॥२६॥ 
मांस अहारी जीयरा , सो पुनि कथे गियान। 

नांगी हरे घृंघ८ करे , “धरनी” देखि लजान ॥| २७ ॥ 
“पलटू” ऐना सन्‍्त है , सब देखें तेहि मांहि। 

टेढ़ सोझ मुंह आपना , ऐना ठेढ़ा. नाहिं)॥ २८॥ 
“पलटू ऐसी प्रीति करू , ज्यों मजीठ को रंग। 

टूक दूक कपड़ा उड़े , रंग न छोडे संग ॥ २९॥। 
“पलट” बाजी लाइहौं , दोऊ विधि से राम। 

जो में हारों राम को , जो जीतौं तो राम ॥ ३०॥ 
जैसे काठ में अगिनि है , फूल में है ज्यों बास। 
हरिजन में हरि रहत हैं , ऐसे “पलट्दास” ॥ ३१॥ 
दृष्ट मित्र सब एक हैं , ज्कों कंचन त्यों कांच । 
“पलट” ऐसे दास को , सपने लगे न आंच ॥ ३२॥ 
काम क्रोध जिनके नहीं , लगे न भूख पियास। 
पलट! तिनके दरस सो , होते पाप को नास ॥ ३३॥ 
खोजत-खोजत मरि गये , तीरथ वेद पुरान। 
पलटू' सूकत है नहीं , भेस में हैं भगवान ॥ ३४॥ 
जिन देखा सो बावला , को अब कहे संदेस। 

दीन दुनी दोउ भूलिया , पलट” सो दरवेस ॥३५॥ 
सुनि लो पलदू' भेद यह , हंसि बोले भगवान। 

दूख के भीतर मक्ति हैं , सुख में नरक निदान ॥ २६॥। 
मरते - मरते सब मरे , मरे न जाना कोय। 
'पलट्‌' जो जियते मरे , सहज परायन होय ॥ ३७॥ 
'पलट्‌! पलक न भूलिये , इतना काम जरूर। 
खाबिद कब गोहरावई , चाकर रहे हजूर ॥ ३५॥ 


५२६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


पलट! भेद न दीजिये , यह जग बरी बलाय। 


|] 


लिहे कतरनी कांख में , करे मित्रता घाय ॥ ३९॥। 
दरिया' सोता सकल जग , जानत नाहीं कोय । 


जागे में फिर जागना , 
, जित्थें गहना गढ़िये लाख । 


बुल्ला' चलल सुनार दे 
सूरत आपो  आपनी 


धन जननी धन भूमि धन , 


धन करनी धम सुकुल धन 
स्वर्ग सात असमान पर 
खालिक तो खोया नहीं 
ज्ञान ध्यान तहवां नहीं 
जन गुलाल दिल सों मिलो 
'भीखा' केवल एक है 


एके आतम सकल घट , 


प्रीतम प्रीति लगाइके 
बसो हमारी नागरी 
जो जन जाकी सरन हे 
भीनत धार सनन्‍्मख चले 
ग्राप छके नेना छके 
जा तन चितवत नेन मरि 
सांक भई दिन अथवा 
चलो पिया उस देस को 
ब्रज समुद्र मथरा कमल 
ब्रज-बनिता सब पुष्प हे 
कदम कुंज हें हों कबे 
ललित किसोरी' लाड़िले 


जागा कहिये सोय ॥ ४० ॥ 


, तू इको रूप ये ग्राख ॥ ४१॥ 
धन नगरी धन देस | 
, जहां साथ परबेस ॥ ४२॥ 
» भेंटकत है मन मूढ़। 
» उसी महल में ढूंढ़ ॥ ४३॥। 
, सहज सरूप श्रपार। 
, सोई कंत हमार ॥ ४४४॥ 
, किरतिम भयो अनन्त । 
यह गति जानहि सन्त ॥ ४५ ॥। 
, दूर देस मत जाव। 
, हम मांगे तुम खाब ॥४६॥ 
, सरन गहे को लाज | 
, बहे जात गजराज ॥ ४७॥। 
, और छुके सब गात। 
, रोम रोम छकि जात ॥ ४८।। 
, चकई दीन्हा रोय। 
/ जहां सांझ नहिं होय ॥ ४९॥। 
, वेन्दाबन मकरन्द । 


» मंधुकर गोकुलचन्द ॥ ५० ॥ 


, भी व॒न्दाबन मांह। 


, बिहरेंगे तिहि छांह॥ ५१॥ 


कौमुदी-कुंज ५२७ 


प्रीतम तुव गून बेलरी , पसरी मो उर मांहि। 

नेह नीर सों नित बढ़े , क्‍यों हुं सूखत नाहि॥ ५२॥ 
कागद भीजत नयन जल , कर काँपत मसि लेत। 

पापी बिरहा मन बसत , बिथा लिखन नहिं देत ॥ ५३॥ 
बायस राहु भुजंग हर , लिखत तिया तत्काल । 
लिख-लिखपोंछतिफिरलिखति , कारन कौन जमाल ॥ ५४॥ 
पालक मेथी घानिया , सोवा चाहत यार। 
सकुची म्री पियाज संग , गाजर अस व्यवहार ॥ ५५॥ 
कच्चोरी पिय ऐ सखी , पक्‍कौरी पिय नाहि। 
बराबरी कसे करो , पूरी परती नाहि ॥ ५६॥। 
अमिली बरसों हो रही , पीपर पास न जांउं । 
जामनी भेद न पावही , तासों में हुठ लाउं ॥ ५७॥ 
नारंगी हों पिय सों , यह अनारपन मोंहि। 

जो में पीव॑ सेवती , सदा सदाफल होहि॥ ५८ ॥ 
तोता कत निसदिन रटों , तृती निपट अजान । 

लाल कहें सो कीजिये , तज मेंना की बान ॥ ५९॥। 
सूख छुहारो तन भयो , गिरी परे सब देह। 
किसमिस लिख संदेसरा , नौज लग्यो यह नेह॥ ६०॥ 
कर छुई बरटोई नहीं , तवा टोकनी नाहि। 

चौके 'गरुवे थारियां , रस न रसोई माहि।॥ ६१॥ 

पान भरंते इमि कहें , सुन॒ तरवर बनराय। 

ग्रब के बिछरे कब मिलें , दूर परेंगे जाय ॥६२॥ 

अलकावलि में देखिये , गोरे मुख की लोय। 

ज्यों रूखन में चांदनी , झिलमिल-भिलमिल होय। ६३ ॥। 

गंजा ऐसे हो रहे , मुकता बेसर बाल। 

नैन झोर के स्थाम सब , अ्रधर ओर के लाल ॥ ६४॥ 


शरद 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


आज सखी हम इमिसुन्यो , पहु फाटक पिय गौन । 
पहु अरु हियरें होड हैं , पहले फाटे कौन ।। ६४५॥। 
प्राजु दृइज परदेस पिय , ससि निकस्यो इहि ओर । 
मम नयना अरू पीय के , श्राइ भये इक ठौर ॥ ६६॥ 
मुख ग्रीपम पाॉवस नयन , जिय महियां जडकाल । 
पिय बिन तत में तीन ऋतु , कबहुं नमिटति जमाल ॥ ६७॥। 
जब लगि हिय में धर सकी , तब लगि घरी जु धीर। 
मौरन” अब कैसी बनी , अधिक पिरानी पीर॥ हकेंयी। 
तेरे बिरह समुद्र मे , हों जहाज भई कन्‍्त। 
तन मन जोबन डूबियों , प्रेम ध्वजा फहरन्त ॥ ६९॥ 
बिरह वही पनघट गई , तपन न तऊ सिराय। 
भरे धरे सिर गागरी , रीती ह्न ह्वू जाय ॥ ७०॥ 
तुम बिन एती को कर , कृपा जूु मेरे नाथ । 
मोहि अकेली जानि के , दुख राख्यो है साथ ॥|७ १॥। 
मीरन” प्यारे इमि कह्यो , सपने. देखौ मोहि । 
तुम बिन नीद न आंवई , कैसे देखौ तोहि ॥ ७२ ॥ 
कीकर पाकर तार , जामन फलसा गआमिला । 
सेव कदम कचनार , पीपल रत्ती तू न तज ॥ ७३॥ 
सारंग ले सारंग चली , सारग पे गई दीठ। 
सारंग ले सारग धरी , सारंग. गई पईठ || ७४॥ 
सारंग ने सारंग गह्यों , सारंग ' बोल्यो आय। 
जो सारंग सारंग कहे , सारंग मूख ते जाय ॥ ७५॥। 
बसे बनज बिकसे बनज , निकसे बनज निसद्भु । 
बनज भाल बिन लगति है , वन जमाल हरि भ्रद्ूं ॥ ७६ ।। 
का नहिं अबला करि सके , का न समुद्र समाय । 
काह न पावक जरि सके , काल काहि नहिं खाय ॥ ७७॥ 


््क 


कौमुदी-कुंज ५२० 


सुत नहि अबला करि सके , मन न समुद्र समाय। 
धर्म न पावक में जरे , नाम काल नहिं खाय ॥ ७८ ॥ 
पान पुराना प्री नया , औ कुलवन्ती नारि। 
चोथी पीठ तुरंग की , सरग निसानि चारि ॥ ७९॥ 
बरवे 

ग्रधम उधारन नमवा स॒नि कर तोर। 
अधम कोम की बटियां गहि मन मोर ॥ १॥ 
मन बच कायक निसिदिन अ्रधमी काज। 
करत-करत मन भरिगां हो महाराज | २॥ 
'बिलगराम का बासी मीर जलील। 
तुम्हरि सरन गहि गाहे ये निधिशील || ३ ॥। 
बालम हेरि हियरवा उपजे लाज। 

पाख मास मो जानि न परिहे गाज ॥ ४॥ 
पिय से अ्रस मन मिलयू जस पय पानि। 
हसनि भई  सवतिया ले बिलगानि ॥ ५॥ 
पीतम तुम कचलोहिया हम गज बेलि। 
सांरस के अस जोरिया फिरहुूं अकेलि ॥ ६ ॥ 
पात-पात करि ढूंढयों सब बन बीनि। 
किहि बन बस मो बालम परचो न चीनि ॥ ७॥ 
बालम सुरति बिसरिंगे कहत संदेस ' 
एकहु पिथिक ने बहुरा कस वह देस ॥ 5 ॥। 
पात-पात करि लूटिसि बिपिन' समाज | 
राजनीति यह कसिकसि कस ऋतुराज ॥ ९॥ 
भाव चन्द्र न चन्दन सुरभि समीर । 
भाव सेज सुहावनि बालम तीर ॥१०।॥। 
ऋतु कुसुमाकर श्राकर बिरह बिसेखि । 
ललित लतान मितान बिताननि देखि ॥११॥ 


४३० 


कविता-कौमुदी, पहला भांग 


जेंठ मास सखि सीतल बर के छाह। 
करुई नींद सिहेनवा पिय. के बाह ॥१२॥ 
पिय कर प्रस सरस अति चन्दन पक | 
भावक रजनि सुहावन दरस मयक ॥१३॥ 
यदि च भवति बुध मिलन कि त्रिदिवेन । 
यदि च भवति दठ मिलन कि निरयेन ॥।१४॥ 
अहिरिन मन की गहिरिनि उतरु न देइ । 
नेना करें मथनिया मन मथि लछेइ ॥१५॥ 
तपन तप ऋतु ग्रीषम तीषन घाम । 
ताकि तरुनि तन सीतल म्ोवे काम ॥१६॥ 
छाह सघन तरु भाव बालम साथ । 
की प्रिय परम सरोवर सीतल पाथ ॥१७॥। 
हरिपद रुचिर तरनिया चढ़ मन मोर । 
तर भवसागर अबही दिन रहे थोर ॥१८५।॥। 
हलवा अश्रस हलुवनिया गलवा लाल। 
लाल-लाल द्ू जोबना नेन रसाल ॥१९॥ 
खेल फाग धन बहुरी धूरि उडानि। 
गावों बालम बरवा ऋतु नियरानि ॥२०॥ 
निश्तेदिन बसे हिरदवा मिलन न होय । 
जिमि पानी के चन्देहि छुव॑ न कोय ॥२१॥ 
पात-पात करि ढृढयो सब बन बीन।॥ 
घटहि हुते मोरे बालम परे न चोन ॥२२॥ 
सूरज पे सिर ऊपर कतहु न छाह। 
ठाढी पथहि निहारो कत मेरो नाह ॥२३॥ 
बालम की सुधि झावत यह गति मोर। 
निकसि-निकसि जिय पेसत ज्यों चक डोर ॥२४।॥। 


कौमदी-कुञ्जं ५३ १ 


बिरहिन ढंढन बन गई बाघ भिटान। 
बघवा सूघि न खायसि बिरहिन जान॑ ॥२५॥ 
नित उठि जाहुँ पनघटवा आवहुं रोय । 
बालम की अनुृहरवा दिखहुँन कोय ॥२६॥ 
बोली आनि कोइलिया मधुरी बानि। 
महुवा रोवें ठाढ़ आम बौरान ॥२७॥ 
हरद बरन मोरी देहिश्रा पियहि बियोग। 
कोन बिथा मोहि बूकहु बाउर लोग ॥२८॥ 
भइ न भेंट बालम सन भटकिहु आइ। 
धाइ-बाइ बन खाय देखि नहिं जाइ ॥२६९॥ 
पद 
प्राणी तं हरि सों डर रे । 
तूं क्यों रहा निडर रे॥ 
गाफिल मत रह चेत सबेरा , मन में राख फिकर रे। 
' जो कुछ करे बेग तू कर ले , सिर पर काल जबर रे॥ 
काले-गोरे तन पर भला , तन जायेगा जर रे। 
यम के दूत पकरकर घीसे , काढ़ें बहुत कसर रे॥ 
“ब्जधूले” प्रभूगद नौका चढ़ि , भौप्तागररा को तर रे। 
हर भज हर भज हर भज प्राणी , हरि को भजन तू कर रे ॥१॥ 
हुआ है मस्त मनन्‍्सूरा चढ़ा सूली न छोड़ा हक़ । 
पुकारा इश्कबाजों को अ्रह मरना यही बरहक॥ 
जो बोले आशिकां यारां हमारे दिल में हे जी शक । 
अहै यह काम शूरों का लगाये पीर से अब तक ॥। 
दशमस तबरेज की सीफत जहां में जाहिरा अब तक । 
निजामुद्दीन सुलताना सभी मेटे ढुनी में धक॥। 
निरख रहे तर अल्लाह का रहे जीते रहे जब तक। 
हुआ हाफिज दिवाना भी भये ऐसे नहीं हर एक ॥ 


शै२२ 


कविता-कौम॒दी, पहला भागे 


सुना है इश्क मजन्‌ का लगी लेला की रहती जक। 

जलाकर खाक तन कीन्हा हुये वह भी उसी माफिक ॥ 

“दुलन” जन को दिया म्रणिद पियाला नाम का छकछुक | 

वही हैं शाह जगजीवन चमकता देखिये लकलक )॥२॥। 
गाठि परी पिय बोले न हम से । 


निसिदिन जागौं में पिया की सेजिया , नैना अलसाने निकरिगें घर से । 
जो में जनतिउ पिय रिसिग्नइहे , काहेक प्रीति लग उतिऊं अस ठग से ।। 
अपने पिया को में बेगि मनेहों, सौ तकसीर होत प्रभू जन से । 
सुनि मृदु बचन पिया मुसुकाने , “पलटुदास” पिय मिले बड़े तप से ॥३॥ 


समझ-बूक रन चढना साधो खूब लडाई लडना हैं । 
दम-दम कदम परे आगे को पीछे नाहि पछरना हैं ॥ 
तिल-तिल घाव लगे जो तन में खेती सेती क्‍या टरना है। 
सबद खेचि समसेर जेर करि उन पाचो को घरना हें ॥। 
काम क्रोष मंद लोभ कैद करि मन कर ठौरे मरना है । 
खडा रहे मैदान के ऊपर उनकी चोट सभारता है ॥ 
ग्राठ पहर असवार सुरत पर गाफिल नाही परना हैं । 
सीस दिहा साहिब के ऊपर किसकी डर अब डरना हैं ॥ 
“पलटू” बाना रुण्ड के ऊपर अ्रब क्या दूसर करता हैँ ॥४॥ 

कोइ सफा न देखा दिल का। 

साचा बना मिलमिल का॥। 
कोइ बिल्ली कोइ बगला देखा पहिरे फकीरी खिलका | 
बाहर मुख से ज्ञान छाटते भीतर कोरा छिलका |) 
भजन करन मे गजब आलमसी ज॑से थका मजिल का। 
ओऔरन के पीसन मे सुरमा जेसे बद्ठा सिल का॥ 
पढे-लिखे कुछ ऐसेहि वैसे बडा घमंड अकिल का | 
जहरी बचन यो मुह से निकले सांप निकलता बिल का ॥| 


कोमुदी-कुछ्ज ५३३ 


भजन बिना सब जप-तप भूठा झूठ तवक्का फजल का । 

क्या कहिये गुरु 'दिव”नपाया मरहम आंख के तिलका ॥ ५ ॥ 
काष्ठजिल्ना स्वामी (देव) । 

समभ-ब्‌झ जिय में बन्दे क्या करना हैं क्या करता है । 

गुन का मालिक आ्रापे बनता दोष राम पर धरता है ॥ 

अपना धरम छोड़ि औरों के श्रोछझे धरम पकरता हैं । 

ग्रजब नशे की गफलत आई साहिब को नहिं डरता हैँ ॥ 

जिनके खातिर जान-माल से बहि-बहि के तू मरता है । 

वे कया तेरे काम पड़ेंगे उनका लहना भरता है॥ 

“देव” धरम चाहे सो करि ले आवागमन न टरता है। 

प्यारे केवल राम से तेरा मतलब सरता है॥ ६ ॥ 
काष्ठजिद्दा स्वामी (देव) । 

हरि-जन हरि के हाथ बिकाने । 

भाव कहो जग धृग जीवन है भावे कहो बोराने ॥ 

जाति गंवांय ग्रजाति कहाये साधु संगति ठहराने । 

मेटो दुख दारिद्र परानो जूठन खाय अश्रघाने ॥ 

पांच जने परबल परपञणू्बी उलटि परे बंदिखाने। 

छटी मजरी भये हजरी साहिब के मनमाने | 

निरमता मिरबेर सभन तें निरसद्ू निरवाने। 

“घरनी” काम राम तें अपने चरन कमल लपटाने ॥ ७ ॥ 

भ्रबके बार बकस मोरे साहिब तुम लायक सब जोग है । 

गनह बकसिहौ सब भ्रम नसिहौ रखिहौ अपने पास है ॥। 

ग्रछे बिरिछ तर ले बैठैहौ तह॒वां धूप न छांह है । 

चांद न सुरुज दिवस नहिं तहवा नहिं निसु होत बिहान हैं ॥! 

अमतफल मख चाखन देहौ इतनी प्ररण हमार हे। 

भवसागर दुख दारुन मिटिहे छुटि जहे कुल परिवार हे ॥ 

कह “दरिया यह मंगल मूला अनूप फूले जहां फूल है) ५ ॥ 


५रे४ कविता-कौमुदी, पहला भाग 


, रासरस गोविंद करत बिहार । 

सूर-सुता के पुलिन रम्य महू फूले कुन्द मदार || 

अद्भूत सतदल विकसित कोमल मुकुलित कुमुद कल्हार । 

मलय पवन बह सारद पूरन चंद मधुप भोकार ॥ 

सुधर राय संगीत कलानिधि मोहन नन्‍्दकुमार। 

ब्रज-भामिनि संग प्रमुदित नाचत तन चरचित घनसार ॥ 

उभय स्वरूप सुभगता सीवां कोक कला सुखसार | 

'कृष्णदास” स्वामी गिरिघर पियः पहिरे रसमें हार ॥ ९ ॥ 

कहा करों बंकुण्ठाहि जाय । 

जहूं नहिं नंद जहूं नहीं जसोदा जहूं नहि गोपी ग्वाल न गाय ॥। 
जहं नहिं जल जमुना को निरमल और नही कदमन की छाय । 
“परमानन्द” प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज॒ तजि मेरी जाय बलाय ॥१०।॥। 


संतन का सिकरी सन काम । 
आवत-जात पनहियां टूटी बिसरि गयो हरि नाम |। 
जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम |, 
“'कुम्मन दास” लाल गिरिधर बिन और सबे बेकाम ॥ ११॥ 
जसोदा कहा कहाँ हौं बात । 
तुम्हरे सुत के करतब मोप॑ कहत कहे नहिं. जात ॥ 
भाजन फोरि ढोरि सब गोरस ले माखन दधि खात । 
जो बरजों तौं आंखि देखावे रंचहुँ नाहि सकात ॥। 
और श्रटपटी कहूं ला बरनौं छुव॒त पानि सों गात । 
“दास चतुर्भूज” गिरिधर गुन हों कहत-कहत सकुचात ॥ १२॥ 


भोर भये नव कुंज सदन ते आवत लाल गोवद्धेनधारी । 
लटपट पाग भरगजी माला सिथिल अंग डगमग गति नन्‍्यारी ॥! 
बिन गुन माल बिराजत मुख पर नख ठत द्वेज चद श्रनुहारी । 
“छीत स्वामि जब चितये मों तन तब हों निरखि गईं बलिहारी ॥६१३॥ 


कोमुदी-कुछज ५३५ 


प्रात समे उठि जसुमति जननी गिरिधर सुत को उबट नहवावति । 
करि शखुंगार बसन-भषन सजि फूलन रचि पचि पाग बनावति ॥ 
छूटे बंद बागे भ्रति सोभित बिच-बिच चोव प्ररगजा लावति । 
सूथन लाल फूंदना सोभित श्राजु कि छवि कछ कहति न श्रावति ॥ 
विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर म्रली बेत गहावति। 
ले दरपम देखे श्रीमुख को “गोविद” प्रभु चरननि सिर नावति ॥१४॥ 


हम भकक्‍तन के भक्त हमारे। 
सुन अजून परतिज्ञा मेरी यह ब्रत टरत न ढठारे॥ 
भक्‍तन काज लाज हिय धरि के पांय पियादे धाये। 
जहुँं-जह भीर परी भक्तन को तहुं-तहं होत सहाये ॥ 
जो भकक्‍तन सों बंर करत है सो तिज बेरी मेरो। 
देख विचार भक्‍तहित कारन -हांकत हों रथ तेरो॥ 
जीते जीत भकक्‍त ग्रपने की हारे हार बिचारों। 


“सूरस्याम” जो भकक्‍त-विरोधी चक्र सुद्संन मारों ॥ १५॥ 


सब सों न्‍यारे सब के प्यारे ऐसी रहनी रहिये। 

स्तुति अरु निन्‍दा छोड़ पराई जुगल जीभ जस गहिये ॥ 

दूख-सुख हानि-लाभ सम बर्तन श्रानि परे सो सहिये । 

“भगवतचरन'सरन गहि गोविंद मनवांछित सुख लहिये ॥ १६ ॥ 

सखी मेरे मन की को जाने । 

कासों कह सुने जो चित दे हित की बात बखाने ॥ 

ऐसो को है श्रन्तर्यामी तुरत पीर पहचाने। 

“नारायण” जो बीत रही है कब कोई सच माने ॥ १७॥ 
पाछे ललिता श्रागे स्यामा प्यारो 

'ती। आगे पिय मारण फूल बिछावत जात। 
कठिन कली वीन-बीन न्यारी करत - 

प्यारी के चरन कोमल जानि सकुचत जिय गड़िबेऊ डरात ॥ 


२६ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


दीरघ लता करसों निरुवारत पाछे 

गहे डारि सीस नाहि परसत पल्‍लव पात | 
“सूरदास मदन मोहन” पिय की श्राधीनताई 

देखत मेरे री नेन सिरात ॥१८॥ 
गौर श्याम बदनारविंद पर जिसको नीर मचलते देखा । 
नेन बान मुस्कान संग फस फिर नहीं नेक संभलते देखा ।। 
“ललितकिशोरी ” जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा । 
ड्बा प्रेमसिधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥१९॥ 

प्रवध्‌ रहिया हाटे-बाटे रूख-बिरखि की छाया । 

तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥२०॥। 


गोरखनाथ । 
खुप्तरो की कविता 
पहेलियां 
इ्याम बरन और दात अनेक, लचकत जैसी नारी। 
दोनों हाथ से खुसरो खीचे, और केह तू प्रारी ॥ 
आरी । 


पौन चलत वह देह बढावे । जल पीवत वह जीव गंवावे । 


है वह प्यारी सुन्दर नार । नार तहीं पर हैँ वह नार॥ 
ग्राग ! 
फारसी बोली झ्राई ना | तुर्की ढंढ़ी पाई ना॥ 
हिन्दी बोली आरसी आए । खसरों कहे कोइ न बताए ॥ 
ग्रारसी । 
बाला था जब सब को भाया । बढ़ा हुआ कछ काम न भ्राया ।। 
खुसरा कह दिया इसका नांव । श्रथं करो या छोड़ो गांव ।। 
दिया । 
नारी से तू नर भई श्री श्याम बरन भइ सोय । 
गली-गली कूकत फिरे कोइलो-कोइलो लोय ॥ 
कोयला । 


कोमुदी-कुज ५२७ 


सावन-भादों बहुत चलत है माघ-पूस में थोरी । 
अमीर खुसरो यों कहे तू बूक पहेली भोरी ॥ 


मोरी | 
एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पांव । 
ऐसी नार कुनार को में ना देखन जांव ॥ 
मना । 


हाड़ की देही उज्जल रंग । लिपटा रहे नार के संग ॥ 
चोरी की ना खून किया । वाका सिर क्‍यों काट लिया ॥ 
नाखून । 
बीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खन किया । 
नाखून । 
एक नार तरवर से उतरी मां सो जनम न पायो | 
बाप को नांव जो वासो पूछथों झ्राधों नांव बतायो ॥॥ 
आ्राधो नांव बतायो खुसरों कौन देस की बोली । 
वाको नांव जो पूछथों मेने अ्रपने नांव न बोली ॥ 
निबोली । 
झिलमिल का कुंग्रा रतन की कक्‍्यारी। 
बताओश्रो तो बताग्रो नहिं दूगी गारी॥ 
दर्पण 
श्राना-जाना उसका भाएं । जिस घर जाये लकड़ी खाये । 
आरी। 
आबे तो प्रंथेरी लावे। जावे तो सब सुख ले जाबे ॥ 
क्या जान वह कैसा है। जैसा देखो वसा हूँ॥ 
प्रांख । 
हाथ में लीजें । देखा कीज । दपंण । 
एक राजा की पअ्रनोखी रानी । नीचे से वह पीवे पानी ॥ 
दिया की बत्ती । 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


एक नार ने अचरज किया । सांप मार पिंजरे में दिया ॥। 
जों-जों सांप ताल को खाए | ताल सूख सांप मर जाए ॥। 
दिया की बत्ती । 
एक अचम्भा देखो चल | सूखी लकड़ी लागे फल ॥ 
जो कोई इस फल को खावे । पेड़ छोड़ कहि और न जावे ॥ 


बी । 
उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान । 
देखत में तो साधु है, पर निपट पाप की खान ॥ 
बन्दूक । 
एक तरुवर का फल है तर। पहले नारी पीछे नर॥ 
वा फल की यह देखो चाल | बाहर खाल और भीतर बाल ।। 
भट्ा । 
आंगे-आगे बहिना श्राई पीछे-पीछे भइया | 
दांत निकाले बाबा आए बुरका ओढ़े मइया ॥ 
भट्ठा | 
इ्यामबरन पीताम्बर कांधे म्रलीधर नहिं होय । 
बिन म्रली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोय ॥ 
भौरा । 


ग्रचरज बंगला एक बनाया । ऊपर नीव तले घर छाया । 
बांस न बल्‍ली बन्धन घने | कह खुसरों घर कंसे बने ॥। 
बए का घोंसला । 
एक नार करतार बनाई । सूहा जोड़ा पहिन के आई ॥ 
हाथ लगाये वह शर्माय | या नारी को चतुर बनाय ॥ 
बीर बहूटी | 
धूपों से वह पैदा होवे छांव देख मु्ूये | 
एरी सखी में तुमसे पूंछँ हवा लगे मर जाये ॥ 
पसीना । 


कौमुदी-कुंज ५३९ 


खेत में उपजे सब कोई खाय । घर में होवे घर खा जाय । 
फूट । 
एक नार कए में रहे।वाका नीर खेत में बहे ॥ 
जो कोई वाके नीर को चाखे | फिर जीवन की ग्रास न राखे || 
तलवार । 
डाला था सबके मन भायां । टांग उठाकर खेल बनाया । 
कमर पकड़ के दिया ढकेल | जब होवे वह पूरा खेल ॥ 


भूला । 
एक पुरुष बहुत गुन भरा । लेटा जागे सोवे खड़ा ॥ 
उलटा होकर डाले बेल । यह देखो करतार का खेल ॥ 
चरखा | 
नई की ढीली पुरानी की तड्भ। 
बको तो बूमो नहीं चलो मेरे सद्भ ॥ 
चिलम । 
चालीस मन की नार रखावे, सूखी जैसे तीली । 
'कहने को पे की बीबी,पर वहू रंग रंगीली |; 
बिलम । 
मिला रहे तो नर रहे, श्रलण होय तो नार। 
सोने का-सा रखज्भ है,कोइ चतुरा करे विचार ।। 
चना । 
दानाई से दांत उस पै लगाता नहीं कोई । 
सब उसको भूनाते हैं पे खाता नहीं कोई ।। 
रुपया । 
जब काटो तब ही बढ़े, बिन काटे कुम्हिलाय । 
ऐसी भ्रद्भुत नार का, श्रन्त न पायो जाय ॥ 
दीपशिखा | 


एक पुरुष का अचरज लेखा | मोती फलती शभ्रांखों देखा | 


भ्र४० कविता-कौमुदी, पहला भाग 


जहां से उपजे वहाँ समाय । जो फल गिरे सो जल-जल जाय ॥। 


फुआरा । 
बात की बात ठठोली की ठठोली। 


|] 


मरद की गांठ औरत ने खोली ॥। 

ताला । 
ग्रादि कटे से सबको पारे | मध्य कटे से सबको मारे॥ 
अन्त कटे से सबको मीठा । खुसरू वाको आंखों दीठा ॥ 


काजल । 
जल कर उपजे जल में रहे | आंखों देखा खुसरू कहे |। 
काजल । 
चार अंगल का पेड़ सवा मन का पत्ता। 
फल लगे अलग-अलग पक जाय इकट्ठा ॥ 
चाक । 


पानी में निसदिन रहे , जाके हाड़ न मास! 
काम करे तरवार का , फिर पानी में बास ॥। 
कुम्हार का डोर | 
एक कहानी में कहूं , तू सुन ले मेरे पूत । 
बिना परों वह उड़ गया , बांध गले में सूत ॥। 
गृड्डी 
सर पर जाली पेट से खाली । पसली देख एक-एक निराली ॥। 
मोढ़ा । 
मुकरियां 
बरस-बरस वह देस में आअ्रावे | मंह से मूंह लगा रस प्यावे ॥ 
वा खातिर में खरचे दाम । ऐ सखी साजन ना सखी श्राम ॥। 
कम के छाती पकड़ रहे। मुंह से बोले बात न कहे ॥ 
ऐसा है कामिन का रंगिया। ऐ सखी साजन ना सखी शभ्रगिया ॥ 
पड़ी थी में श्रवानक चढ़ आयो । जब उत्तरयो तो पसीनो आायो || 


कोमुदी-कुंज 


२४ १ 


सहम गई नहिं सकी पुकार । ऐ सखी साजन ना सखी बुखार ॥ 
रात समय वह मेरे आवे। भोर भए वह घर उठ जावे।॥ 


यह अचरज है सब से न्यारा । ऐ सखी साजन ना सखी तारा ॥ 
मद भर जोर हमें दिखलावे | मुफत मरे छाती चढ़ श्रावे ॥ 
छूट गया सब पूजा-जप । ऐ सखी साजन ना सखी तप ॥ 
नंगे पांव फिरन नहीं देत । पांव से मिट्टी लगन नहिं देत ॥ 
पांव का चूमा छेत निपृता | ऐ सखी साजन ना सखि जूता ।। 


न्हाय धोय सेज मेरी आयो 
इतनि बात पे थुक्क्रम थुक्‍्का 
सारी रन मोरे संग जागा 
वाके बिलुड़त फाटे हिया 
वह आवे तब शादी होय 
मीठे लागें वाके बोल 
जब मांग तब जल भर लावे 
मन का भारा तन का छोटा 
जब मेरे मन्दिर में आवे 
पढ़त फिरत वह बिरह के भ्रच्छर 
बेर बेर सोवतहि जगावे 
ब्याकुल हुई में हक्‍की-बक्की 


। ले चूमा मुंह मुंहहि लगायो।। 
। ऐ सखी साजन ना सखि हुक्‍्का | 
। भोर भये तब बिछड़न लागा ।। 

ऐ सखी साजन ता सखि दिया ।। 
। उस बिन दूजा और न कोय ३ 
। ऐ सखी साजन ना सखि ढोल ॥। 
। मेरे मन्त की तपन बुझावे॥। 
। ऐ सखी साजन ना सखी लोटा ॥ 
! सोते मुझको श्रान जगावे॥ 
। ऐ सखी साजन नां सखी मच्छर ॥ 
। ना जागूं तो काटे खाबें।। 
। ए सखी साजन ना सखी मक्‍्खी ॥ 


दो सखुना हिन्दी 


प्रश्त 


रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्‍यों 
अनार क्‍यों न चक्खा, वजीर क्‍यों न रक्सा 
गोस्त क्‍यों न खाया ? डोम क्‍यों न गाया ! 
राजा प्यासा क्‍यों ? गदहा उदासा क्‍यों ! 
ढोलकी क्‍यों न बाजी ? दही क्‍यों न जमी ? 


उत्तर 


फेरा न था 
दाना न था 
गला न था 
लोटा न था 
मढ़ी न थी 


५४२ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


प्रइत उत्तर 

सितार क्‍यों न. बजा ? औरत क्यों न नहाई ? परदा न था 

घर क्यों अधियारा ? फकीर क्‍यों बिगड़ा ? दिया न था 
ढकोसले 


भादों पक्की पीपली, भड़-भड़ पड़े कपास । 
बी मेहत रानी दाल पकाओ्रोगी या नंगा ही सो रहू ॥। १॥ 
कोठी भरी कुल्हाड़िया, तू हरीरा करके पी। 
बहुत ताउल हैँ तो छप्पर से मुह पोंछ ॥२॥ 
पीपल पकी पपोलिया, भड़-झड़ परे है बेर। 
सर मे लगा खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥ ३॥ 
भेंस चढ़ी बबूल पर, और लप-लप गूलर खाय । 
दुम उठाकर देखा तो प्रतमासी के तीव दिन ॥ ४ ॥। 
गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बेल के सीग ॥ ५॥। 
खीर पकाई जतन से, ओर चरखा दिया जला । 
ग्राया कुत्ता खा गया, तू बंठी ढोल बजा ॥ 
ला पानी पिला ॥ ६॥। 
दूसरों की पहेलियां 
हाथी हाथ हथिनियां कांधे । चले जात हूँ बकुचा बांधे ॥ 
गज और गजी । 
आ्राधा नर आधा मृगराज | जुद्ध बिश्लाहे श्रावे काज ॥ 
आधा टूटि पेट मा रहे। बासू केरि खगिनियां कहूँ ।। 
नरसिहा । 
लम्बी-चोड़ी श्रांगूरि चारि। दृहु ओर तें डारेनि फारि। 
जीव न होय जीविका गहँ । बासू केरि खगिनिया कहै ॥। 
कंघी । 
भीतर गदर ऊपर नांगि। पानी पिये परारा मांगि।। 
तिहि की लिखी करारी रहे। बासू केरि खग्रिनिया कहें ॥। 
दवात । 


कौमुदी-कुंज ५४३ 


अगहन पैठ चइत के प्याठ | तेहि पर पंडित करें भप्याट ॥ 
है नेरे पइहौ ना हेरे। पंडित कहें बिगहपुर केरे ॥ 
रा _कचौरी । 
जल में रहे भूठ नहिं भाखे , बसे सु नगर मंझार। 
मच्छ कच्छ दादुर नहीं , पंडित करो विचार॥ 
घड़ी । 
स्थाम बरन पर हरि नहीं , जटा घरे नहिं ईस। 
ना जानू पिया कौन हैँ , पंक लगाये सीस ॥ 
द कसेरू । 
सीस जटा पोथी गहें , सेत बसन गल मांहि। 
जोगी जंगम हैँ नहीं , ब्राह्बनत पंडित नाहिं॥ 
ढ़ लहसुन । 

स्यथाम बरन पीताम्बर कांधे , मुरलीधर नहि. होय। 

बिन मुरली बहु नाद करत है , बिरला बूभे कोय ॥ 
भौंरा । 

सिर पर सोहे गंगजल , मुण्डमाल | गल॒ माहि। 

बाहन वाको बृषभ हैं , शिव कहिये के नाहि॥ 
रहंट । 

देखो एक अनोखी नारी । गुन उसमे एक सबसे भारी । 

पढ़ी नहीं श्ररु अचरज आवे । मरना जीना तुरत बतावे ॥ 
नाड़ी । 

फाटयो पेट दरिद्री नाम , उत्तम घर में वाको ठाम। 

श्री को भ्रनुज विष्णु को सारौ , पंडित होय सो अर्थ विचारों ॥। 
शद्धू । 

नर के पेट जो नारी बसे | पकड़ हिलाये खिल-खिल हंसे । 

पेट फाड़ जो नारी गिरी । मोको लागी प्यारी खरी॥ 
गिरी । 


५४४ कविता-कोमुदी, पहला भाग 


चहूँ. ओर फिर आई । जिन देखी तिन खाई॥ 
खाई । 
एक नारि वह हैँ बहुरड्भी । घर से बाहर निकसे नगी।। 
उस नारी का यही सिगार । सिर पर नथनी मुह पर बार ।। 
तलवार । 
पग्राधा भकक्‍तन मुख. बसे | आधा गतियन साथ | 
वाहि पसारी देत है । पुड़ी बाधि की हाथ ।। 
हरताल । 
पहेली 
सुनरी सहेली !मेरी पहेली , बाबल घर में रही अलबेली। 
माता पिता ने लाड़ से पाला , समभा मुझे उस घरका उजाला | 
एक बहन थी एक बहने ली ॥१॥| 
योंही बहुत दिन गुडिया खेली , कभी अकेली दुकेली । 
जिससे कहा चल तमाशा दिख ला, उसने उठाकर गोदी में छेली ॥२॥ 
कुछ-कुछ मोहे समझ जो आई , एक जा ठहरी मोरी सगाई । 
ग्रावन लागे ,बाम्हन नाई , कोई ले रुपया कोई ले घेली ॥३॥। 
ब्याह का मेरे समा जब आया , तेल चढ़ाया मढा छवाया । 
सालू सूहा सभी पिन्हाया , मेहदी से रग दिये हाथ हथेली ।।४॥ 
सासरे के लोग आये जो मेरे , ढोल दमामे बजे घनेरे। 
सुभ घडी सुभ दिन हुए जो फेरे , सेया ने मोहे हाथ में ले ली ॥५॥ 
आये बराती सब रस रग के , लोग कुटुम के भब हस-हसके । 
चावत ये यही घर से निकसे , और के घर में जाय घकेली ॥॥६।। 
ले के चली थी साथ जब अपने , रोवन लागे फिर सब अपने । 
कहा कि तू नहिं बस की अपने , जा बच्ची तेरा दाताही बेली ।[७॥| 
सखी ! पिया के साथ गई में , ऐसे गई फिर वही रही में । 
किससे कहूं दुख हाय ! दई में , सेया ने मोरी बाहे गहेली ॥%॥ 


कौमदी-कुंज ५४५ 


सास जो छाहै सोही सुनावे , ननंद भी बैठी बातें बनावे। 
क्‍या हे! करू कुछ बन नहिं आवे , जैसी पड़ी में वैसी ही झेली ॥ € ।! 
जिया बियाकुल रोवत अंखियां , कहां गई सब्र संग की सखियां । 
शोक रंग गृड़िया ताक पे रखियां , न वो घर , है त वो हबेली ॥१०॥ 
बहादुर शाह “जफ़र” (दिल्ली के अ्रत्तिम बादशाह) 

खेती की कहावतें 
१ भ्रग्तिकोत जब बहु समीरा | पड़े काल दुख सहै शरीरा» 
उत्तर से जल फूहीं पड़ें | मूस सांप दोनों अ्रवतरें॥' 
पच्छिम समया नीको जानो । आगे बहेँ तुषार प्रमानों॥ 
जी कहुं बहे ईसान को कोना । आवे विध््वा दो-दो दूना॥ 
जो कहुंँ हवा अकाश जाय । पड़े न बंद काल पड़ जाय ॥ 
सावन सूखे धान, भादीं सूखे गेहूं । 
ग्रद्रा बरसे पुनर्वतत जाय | दीन श्रान कोऊ न खाय ॥ 
पानी बरसे आधा पूस | आधा गेहूं ग्राधा भूस॥ 
सावत सूखा स्यथारी | भादों सूखा उल्हारी॥ 
सावन पहिली चौथ में ,जो मेघा बरसाय । 
तो भाखें यों भ्टदरी , साख सवाई जाय॥ 
हथिया पूंछ डोलावे । घर बैठे गेहूं आवे॥ 
९ हथिया बरसे चित्रा मड़राय | घर बैठे किसान रिरियाय॥। 


ढ़ +ी. #>छ ०( ० 


| 


१० कके बुवावें काकरी , सिंह श्रबोनों जाय। 
ऐसा बोले भटुरी , कीड़ा फिर-फिर खाय ॥ 


११ जो कहुं मधा में बरसे जल । सब नाजों में होगा फल॥। 
१२ चित्रा गेहूं स्वाती भूसा। अनुराधा में नाज न भूसा॥ 
१३ जो कहुं बरसे पूस | आधा गेहूं श्राधा भूस॥ 
१४ ग्रद्रा रेंट पुनरबस पाती । लगे चिरेया दियान बाती ॥ 


के 


१५ चठका मधा तन चटठका उत्तर । दूध भात मं परगा मूसर ॥| 


कक 


४४५ 


१६ 
१७ 
श्द 
१९ 
२० 


२१ 
श्र 


२३ 
र्‌ड 
२५ 
२६ 


२७ 


श्प 
गे 
३० 
४१ 
१२ 
औै३ 


छ ई्र ु 


रे 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


मधा, भुस्मि अघा । 

मधघा न मारे पूर्वा सवारे | उत्तर भर खेत निहारे॥ 
जब जेठ चल पुरवाई । तब सावन घूल जड़ाई॥ 
ग्राये मेख, हरी न देख । श्रायें मेघ, हरी-हरी देख ॥। 
चेत में हुई फसल तैयार । काट दांय घर लाओ्रो यार ॥ 
बेर किये होवे नुकसान । बेर में वाहीं भला किसान ॥ 
गेहूँ जौ सब पछिवा पावे । तब जल्दी से दावा जावे ॥ 
दो दिन पछिवां छः पुरवाई | गेहूं जौ को लेव दवाई ॥ 
ताके बाद शझोसावे सोई | भूसा दाना अलगे होई॥ 
चना अधपका जौ पका काठे । गेहू बाली लटका काठदे॥ 
सात स्वाती धान उपाद । 

लगी बसनन्‍्त, ऊख पकन्‍्त । 

भादों मास तीज अ्धियारी । मेह न बरसे खेत बहारी ॥ 
न बरसे ना गरजे , न चमके अधघरात। 

तुम पिय जावो मालवा , हम जायें गुजरात ॥ 

काहे पंडित पढ़-पढ़ मरो । पूस श्रमावस की सुध्रि करो ॥ 
मूल बिप्ताखा पूरबाखाड़ । भूरा जात लो बहरे ठाड़॥ 
ढोकी बोले जाय श्रकास । देशी ठहरें उड़े अकास ॥ 
लालपियर जब होय ग्रकास । तब नाहीं बरसा की आस ॥। 
चमकी पश्चिम उत्तर शोर | नित जानो पानी हैं जोर ॥ 
चीत के बरसे तीन जाय । मोथ मास उखार ॥| 
न होय करम लिख पूरा । पर न टरे खेत का घूरा ॥। 
छिन पुरवेया छिनत पछियाव । छिन-छित बहै बबूला बाव ॥ 
बादल ऊपर बादल धावे । तब भड्टर पानी बरसावे॥ 
पूरबा बादल पच्छिम जाय । वासे वृष्टि अधिक बरसाय ॥ 
जो पच्छिम से पूरब जाय । वर्षा बहुत न्‍्यून हो जाय ॥ 
जब निकले लंका का राय । घेनु दूध न बेली जाय || 


ठे9 


लन्ड. जिओ 
शॉएि मी 


४१ 


४२ 
४३ 


!5॥ 


४५ 
४९ 
४७ 
डप८ 
४९, 


० 
९ 


कोमुदी-कुंज' ५४७ 


हस्त के बरसे तीव होय , शाली शक्कर मास । 
हस्त के बरसे तीन जांय , तिल कोदो कपास ॥ 
जो बरसे स्वाति | चरखा चले म बोले तांत॥ 
माघ महावठ पूंस बिनौरा | फागन बरसे न खोरा॥ 
शशि ऊगत और मंगल , पूस अमावबस होय। 
दुगुना तिगुना चोगुना , नाज महेंगो होय ॥ 
वायू चलेगी पच्छिमा | मांड कहां से चखना॥ 
वायु चले जो उत्तरा | मांड पिवेंगे . कुत्तरा॥ 
वायु चलेगी दखिंना । डोला पानी लखता ॥ 
वायु चलेगी पुरवा | पियो मांड का कुरवा॥ 
बुद्ध व॒हस्पति दो भले , शुक्र मे भले बखात। 
रवि मंगल बोनी करे , द्वार न झावे धान ॥ 
नेऋत भूम बूंद ता.पर॑ । राजा परजा भूखों मरे ॥ 
पछिवां आई बादली , रांड कुसुम्बी जाव। 
वहू बरसे यह घर करे , उन को यही स्वभाव ॥ 
पुरवाई कहर चले , राँड मूंड से न्हाय। 
वह ले आअ्राव बादली , यह कोऊ ले जाय ॥ 
बिन भादों के बरसे ।बिन माता के परसे॥ 
ढेले पर जब चील बोले । गली-गली में पानी डोले ॥ 
माघमास जो पड़े न शीत । महंगा नाज जानियो मीत ॥ 
घनष पड़े बांगली | मेह सांक था साकली॥ 
रात में बोले काकुला , दिन में बोले स्याल। 
तो यों भाखे भड्टरी , निश्चय पड़े अ्रकाल॥ 
दूर गृड़सा दूर पानी , तियर गुड़सा नियर पाती | 
कातिक अ्रमावस देखे जोसी । मंगल शनी भौम को होसी ॥ 
स्वाती नक्षत्र और पृष्पयोग । काल पड़े और नासे लोग || 


४ 


४४ 


कई, 


कु 


५9 


भप 


४९ 


६० 


प्‌ 


श्र 


द्रे 


.॥ 


६५ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


सावन बंदी एकाइशी , बादल ऊगे सयूर। 
तो बताव॑ भडली , घर पर बाज तूर॥ 
सर्व तप जो रोहिनी , सर्व तप जो मूल। 
पड़वा तप जो जेठ की , उपज सातो फूल ॥। 
सोम शुक्र शनीचरी , पूसः अमावस होग। 
घर-घर होय बधावरी , ब्रा न माने कोय॥। 
पूस. उजेली सप्तमी , अष्ठमी नोमी गाज । 
मेघ होय तो जान लो , अ्रब शुभ होइ हैं काज ,। 
पुष्प पुनरबस ना भरे ताल । सो फिर भरिहें अगली साल ॥ 
वायु. चले ईशान । तो खाता खाय किसान ॥। 
पवन चले पुरवाई । बादल काठ लगाई ॥। 
पुस॒ मासकी सप्तमी , जो पानी नहिं देव। 
आरद्रा बरष सही , जल थल एक करेव॥ 
पूसः अंधेरी सप्तमी , भिन-भिन बादल होय | 
सावत सुदी पूनो , बरषा अच्छी होय || 
पूसः बदी दशमी दिवस , बादल चमके बीज । 
तो बरषे भरे भादों , साधो खेलो त्तीज ॥ 
पाच मगल होवे फागूनो , पूस पांच शनि होय । 
काल पड़े कह भरी , बीज बोओो मत्ति कोय ॥ 
पुरवाई बहुतें बहे , विधवा पान चबाय। 
वे ले आवें नीर को , बे काहु सग जांय।॥! 
सावन शुक्ला सप्तमी , चन्द्र छिटिक करे। 
के जल देखे कप मे , कि कामिनि शीश घरे || 
सावन शुक्ला सप्तमी , उगत जो देखे भान। 
या जल मिलि है कूप में , या गद्ा अस्नान ॥ 
प्रथम बयार.प्रब की लीजे । ऊचे श्रान महाजर कीजे । 
पच्छिम ब्यार चले मरदाना । सींचो खेती झाय किसाना ॥ 


दर्द 
६3 
ध्प 


६६ 


७२ 
७३ 
पड 
७५ 


७६ 
9७ 


हा] 


७९ 


स््ज 


कोमुदी-कुंज ५४९ 


सावन पहिली पंचमी , जोर की चले बयार। 
तुम जाना पिय मालवा , हम जावें पितुसार ॥ 
सावन शुक्ला सत्तमी , उभरे निकले भान। 
हम जायें पिति माइके , तुम कर लो गृजरान ॥ 
पग्रद्रा भरता रोहणी , मघा उत्तरा तीन। 
पग्रान मंगल आंधी चले , तब लों बरसा छीन ॥ 
अद्रा तो बरसे नहीं , मृगशिरा पौन न जोय । 
भाष॑ एसा भहुरी , बरसा बंद ने होय॥ 
कृष्ण श्रसाढ़ी प्रतिवदा , जो उत्तर गरजन्त। 
शास्त्री शास्त्री यों भर्खें , निश्चय काल पड़न्त ॥ 
ध्र असाढ़ी बिज्जुली चमक निरन्तर जोय। 
सोम सुक्क और गुरु परे , भारी बरसा होय॥ 
धुर असाढ़ की अ्रष्टमी , शशि निर्मल जो-दीख | 
पीव जाय के मालवा , मांगत फिरि हैं भीख ॥ 
तवीं असाढ़ी बांदली , जो गरजे घनघोर। 
कहें भड्दरी ज्योतिषी , काल पड़े अहुँ श्रोर॥ 
दशी श्रसाढ़ी कृष्ण को , मद्भल रोहिनी होय। 
सस्ता धान बिकायगों , हाथ न छुइ हैं कोय ॥ 
असोढ़ी पूनों के दिना , गाज बीज बरसन्त। 
भाष॑ लक्षण कालिका , आनन्द मानो सन्‍्त॥ 
दिवस बादरा रात को तारे । चलो कनन्‍्त जहूं जीव वारे ॥ 
दिन को बादर रातमें चंदर | बहे रवी भद्र भद्दर | 
कहें भटुरी बरषा नाहीं | सिगरी जिनसे जा हि. सुखाहि ॥ 
तीतर पंखी बादरी , विधवा कज्जल रेख । 
ये बरषे वह घर करे , या में मीन न मेख ॥ 
दिन को बादल रात तरीयां । ये नारायण कहा करेंयां | 
काले बादल डरावने , धौले बरसनहार ॥ 


५५० कविता-कोमुदी, पहला भाग 


८१ दिन सात चले जो बांदा । सूखे जल सातों खांडा ॥ 
८5५२ खेती करे खाद से भरे । सौमन कोठला मे ले घरे ॥। 
८ रे वही किसानी में है पूरा । जो छोड़े हड्डी का चूरा ॥ 
८४ जेकर खेते पड़ा न गोबर । उहि किसान का जानो दूबर ॥| 
प५ जोत ने माने शभ्ररसी चना । कहा न माने हरामी जना ॥ 
८६ मेंदे गेहूं, ढेले चना। 
८७ गेहूं बाहे, धान बिदाहे । 
प८ गेहूँ गवा काहे । कातिक के चौबाहें। 
८४९ जोते खेत घास न टूटे । ताकर भाग सांभ ही फूट ॥ 
९० एक बात तुम सुनो हमारी । एक बेल ते भली कुदारी ।। 
९१ कच्चा खेत न जोते कोई । नाही बीज न अंकुरे होई।॥॥ 
९२ गेहूं भवा काहे | सोलह दांव बंहि॥ 
९३ दखिनी कुलाविनी । माध पूस. सुलाबिनी ॥। 
माघ पूस में दखिता | भकछे मेह को लखना॥ 
९४ माघ उजाली तीज को , बादल बिजली देख । 
गेहूं जो संयम करो , मंहगो होवे पेख ॥ 
९५ चेत मास उजाले पाख , अ्रठवें दिवस बरसता राख ॥। 
नवें दिवस जब बिजली होवे, ता देश काल हलाहल होवे ॥। 
२६ चित्रा स्वाती बिसेखरी , जो बरखे आसाढ़। 
चलो पिया परदेश अब , भारी परिहें काल ॥। 
९७ आसाढ़मास पूनो दिवस , बादल घेरे चन्द। 
तो भड्टर जोसी कह , होवे परम अनन्द ॥ 
९८ चढ़ते बरसे आद्रा , उतरत बरसे हस्त । 
कितनो राजा डांड़ले , आनन्द रहे गहस्त ॥ 
' ९९ मंगल पड़े तबाही , बुद्धे पड़े अकाल ॥ 
जो अ्रन्त होवे शनीचरी , निश्चय परिहें काल ॥ 
१०० भूलो बावल फिरे गंवारा , कातिक मांगे मेह। 


१०१ 
२१०२ 


१०४ 
१०६ 


१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


११२ 
११३ 
११४ 
११४५ 


११६ 
११७ 
३१5 
११९ 
१२० 


कौमृदी-कुंज ध५१ 


पुरता पूनो गरजे | दिना बहुत्तर बरसे॥ 
सावन केरे प्रथम दिन , उगत न दीखे भान । 
चार महीना बरसे पानी , याको है. परमान ॥ 
माघ मांस में बेचों बोई । फिर बैसाख में तमसो धोई ॥। 
जेंठ मास जो तपे निरासा । तो जानो बरषा की आसा ॥ 
सावन पहिली पंचमी , चन्दा छिटिक करे। 

की जल देखे कप में , कि सुन्दरि मीर भरे॥ 
चना चित्रा चौगुना , स्वाती गेहूं. होय। 
कोठी चढ़े पुकारे जई । खिचड़ी खाकर क्‍यों न बई | 
जो कहुं बोते बीघा चार । तो में डरती कुठिला फार ॥ 
अगहन बवा । कहूँ मन कहुँ सवा॥ 
पूस न बोये, पीस खाये । 

अगाई, सो सवाई । 

कातिक बोये अ्रगहन भरे । ताको हाकिम फिर का करे |। 
रोहिनी मृगप्तिरा जोबोये मका । उ्द मडुझ्ना नहिं आवे टका॥। 
मिरगसीर में बोये चेना | जमीदार को कुछ नहिं देना ॥ 
बोये बाजरा आये पुक्ख | फिर मन केसे भोगे सुक्ख ॥ 
बुध बोनी, सुल लावनी । 

हथिया में हाथकुड़ चित्रा में फूल । चढ़त सवातीभप्पा भूल ।। 
जब बरं बरोठे भाई । तब रबी की होय बोवाई॥ 
जौ छिछी गेहूं सांस लो , मेढक छप्पे ज्वार। 
जिन के छिछी ऊख है , वे फिरते घर बार॥ 
दिवाली को बोवे दिवालिया । 

भ्रागे गेहूँ पीछे धान | उसको कहिये बड़ा किसान ॥ 
भृंद भई काली काहे । जीव अंश अधिकाहै ॥ 
पुक्ख पुनर्बंस बोबवे धान | मघा इलेखा खेती आन ॥ 
प्राधी हथिया मर मुराई | आधी हथिया सरसों राई।॥। 


ख्प 


कौमुदी-कुंज ५४५३ 


्ज् 


१८४२ आलू बोवे अंधेरे पाख । खेत में डारे कड़ा राख ॥ 
समय-समय पर करे विचाई । दूना आल्‌ घर में आई॥ 

१४२३ छल्ली भली जौ चना , छछी भली कपास । 
जिनकी छछी ऊखड़ी , उनकी छोड़ो आस ॥ 

१४४ जो तेरे कुनबा घना | तो क्‍यों न बोये चना ॥ 

१४५ दो तोई, घर खोई | 

१४६ मकड़ा घासा पूरा जाला | बीज चने का भर-भर डाला ॥ 

१४७ छीछा सालिम सालटा , छिछी भली कपास | 
जिनकी छीछी ऊंख हैं, उनकी छोड़ो आस ॥। 

१४८ सन घना बन बेगरा , मेढ़क फन्‍न्दे ज्वार।! 
प्र-पेर पर बाजरा , करें दरिद्रे पार ॥ 

१४९ जो गेहूं बोवे पंच पसेर । मटर की बीघा तीन सेर ॥ 
बोव चना पसेरी तीन । सेर तीन की जुंधरी कीन्ह |! 
दो सेर मोथी अरहर मास , डेढ़ सेर बीघा बीज कपास ॥ 
पांच पसेरी बीघा धान | तीन पसेरी जड़हन मान वा 
डेढ़ सेर बजरा बजरी सवा । कोदों काकुन सर्वेया बवा॥ 
सवासेर बीघा सावां जान । तिल्‍ली सरसों अंजुरी मान ४७ 
बिरे कोदों सेर बोझ्ाव । डेढ़ सेर बीघा तीसी नाव ॥ 
यहि विधिसे जब बवे किसान, दूना लाभ खेत में जान॥ 

१५० गोहूं. भवा काहें। असाढ़ के दो बाहें ॥ 

१५१ तेरह कातिक, तीन ग्रसाढ़। 

१५२ नौ नसी एक कसी। नौ आहन, एक बाहन ॥ 

१५३ बाली मोटी भई काहे । असाढ़ के दो बाहे ॥ 

१५४ बीज पड़े फल अच्छा देत । जितना गहरा जोते खेत ॥ 

१५५ जोंघरी जोते तोड़ मरोर । तो वह डारे कोठला फोर ॥ 

१५६ बाहे क्‍यों न असाढ़ एकबार । श्रब क्यों बाहे बारम्बार ॥ 

१५७ छत बाहों का मांडा । बीस बाहों का गांडा॥ 


40% 


१५९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५ 
१६६ 
१५७ 
श्ष्ट्८ 
१६९ 
१७० 


१७१ 


१७२ 
१७३ 


१७४ 


शर्७५ 
१७६ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


जो ढेले दे तोर मरोर । ताको कोठिला दू गी फोर ॥| 

मेंड बांब दस जोतन दे । दस मन बीघा मोसे ले ॥। 

सावन न मारे लीटक बेटा । श्रब देखें क्या खाश्रो बेटा ॥। 

असाढ़ जोते लड़के बारे , सावन भादों हरवाहे । 

क्वार जोते घर का बेटा , तब ऊंचे उनहारे ॥ 

भेंसा बरद की खेती करे , करजा काढ़ि बिरानो खाय । 
बधिया ऐंचत है येहरी को , भेंसा ओहरी को ले जाय ॥ 
थोड़ा जोते बहुते गावे , ऊंची बांधे आड़ । 

ऊंचे पर खेती करे , पेदा होवे भाड़ ॥। 

खाद पड़े तो खेत । नहीं तो कूड़ा रेत॥ 

खाद देय तो होवे खेती । नहीं तो रहे नदी की रेती॥। 

असाढ़ में खाद खेत में जावे । तब भर मूठी दाना पावे ॥॥ 

गोबर मेला नीब की खली । यह से खेती दूना फली ॥। 

गोबर राखी पानी सड़े । तब खेती में दाना पड़े ॥। 

जेह कर उखड़े लगी लवाह । तेह पर आवे बड़ी तवाह ॥। 
करमहीन खेती करें। बधिया मरे कि सूखा पर ॥ 
करमहीन खेती करें । पाला पड़े कि ओला गिरें॥। 
चना में सर्दी श्रधिक समाई । ताको जान गदहिला खाई ॥|॥ 
धान गिरे सोभागे का । गेहूं गिरे अभागे का॥ 
माघ पूस बहू पुरवाई । तब सरसों को माहूं खाई॥ 
बेल बगोदा निरधिन जोय । वह घर उरहन कबहुं न होय ।। 

बेल मरखना चमकुल जोय । वा घर उरहन चित उठि होय ॥ 
बरद मृसहरा जो कोई ले । राज भज्ु पल में कर दे॥ 
तिरिया बाल सबकुछ छुटिजाय । भीख मांग के घर-घर खाय ।॥। 
मतकोई लीजे मसुरिहा बाहन | खसम मार के डाले पावन ॥। 
बड़सिंगा जनि लीजो मोल । कुएं में डालो रुपया खोल॥। 


१७७ 
२१७८ 
१७९ 


५१८० 


१८१ 
श८२ 
श्परे 
श्प४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
श्यघ 
१८९ 
५१९० 


१६१ 
१९२ 


कोमृदी-क्‌ंज प्रध्प 


ताका भेंसा निठरा बेल | नार कुलक्षण बालक छैल |। 
इनसे बाचें चतुरा लोग | राज छोड़ के साधे जोग ॥ 
ना मोहि नाधो, उलिया कुलिया, ना मोहि नाधो दायें । 

बीस बरस तक करो बरदई, जो ना मिलिहें गायें॥ 
सन्‍्थर जोते पूत चरावे | लगते जेठ भूसौला छावबे॥ 
भादों मास उठे जो गरदा । बीस बरस तक जोतो बरदा ॥ 
है उत्तम खेती वाकी | होयब मेवाती गोई जाकी ॥ 
पतली पिण्डुरी मोटी रान । पूंछ होय भुई में तरियान ॥ 
जाके होवे ऐसो गोई । वाको तके और सब कोई ॥ 
कारिया काछी घारा बान । इन्हें छांडि जनि बेसहो पश्रान ॥ 
कार कछौंली सुनरे बान । इन्हें छोड़ि जनि बिसलद्यो आन ॥ 
जोते का पुरबी , लादे क दमोय | 

हेंगा को काम दे , जो देवहा होय ॥ 

सींग मड़े माथा उठा , मुंह का होवे गोल। 

रोम नरम चंचल करण , तेज बेल अनमोल ॥ 

एक हल ह॒त्या , दो हल काज । 

तीन हल खेती , चार हल राज ॥। । 

मुंह का मोट माथ का महुआ । इनही का कुछ कहिये रहुआ ॥। 
धरती नहीं हराई जोते । बेठ मेंड पर पाग्र करें॥ 
मुंह का मोट मायका महुआ । इन्हें देखि जनि भूल्यो रहुआ ॥। 
चरक भरोती माथे में महुआ । 

दाम परे तो आधे तरे। नहीं रुपया पानी में परे॥ 
जहां परे फूलवा की लार । भाड़ लेके बुहारो सार ॥ 
कान कछाटा भबरे कान । इन्हें छांड़ि जनि लीजो आ्रान ॥ 
निटिया बरद छोकरा हारी । दूब कहै मोर काहि उखारी॥ 
बेल लीजे. कजरा । दाम दीजे. श्रगरा॥ 
बैल बिसाहन जाओ कन्‍्ता । भूरे का मत देखो दन्ता॥ 


२२ 


१९३ 


१९४ 


१९५ 


१५९६ 
१९७ 
१९८ 


१९६ 
२०० 
ही 


२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०४५ 


२०६ 


२०७ 
र्ण्द 
२०९ 


२१० 
१ 
33: 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


लम्बे-ल म्बे कान , ओऔ ढीला मुतान | 

छोड़ो-छोड़ो किसान , न तो जात हैं प्रान ।। 

बिन बलन खेती करें , बिन भंयन के रार। 

बिन मेहरारू घर करे , चोदह साख लबार ॥ 

सात दांत उदन्ता को , रज्ध जो कालों होय | 

इन्हें कबहुँ न लीजिये , दाम चहें जो होय॥ 

हिरन मुतान और पतली पूछ , बैल बेसाही कन्‍्त बे पूंछ । 
बांधा बछड़ा जाय मठाब , बैठा ज्वान जाय तुंदियाय ॥ 
फेंट बंधीला देह गठीला , आंखों. का चमकीला। 
भाषे तानकचन्द मर्दे हैं, ब्च कन्ध का नीला॥ 
बरद बिसाहन जा्रो कन्‍्ता । कुबरा का मत देखो दन्ता॥ 
घोंची देखे वहि पार । थेली खोले यहि पार॥ 
छट्दर कहूँ में आऊं जाऊं | सहर कहे गसेयें खाऊं ॥ 
नौदर कहे नौ दिशि धाऊं । हित कुटुम्ब उपरोहित खाऊं ॥ 
स्वेत रज्ध और पीठ बरारी । ताहि देखि जनि भूल्यों लारी ॥| 
सौंख कहे देख मोर कला । बे मेहरी का कहूं घरा।॥ 
छोट सींग और छोटी पूछ । ऐसे को ले लो बे पू'छ॥ 
उदन्त बरदे उदन्त ब्यायें। आप जांय. न खसमें खाये ॥ 
दांत गिरे और खुर घिसे , पीठ बोर नहिं. छेय। 
ऐसे बूढ़े बेल को , कौन बांध भूस देय ॥ 
भेंस कन्देलिया पिय लाये । मांगे दूध कहां से आये ॥ 
बांसड़ ओर मुंह धौरा | उन्हें देख चरवाहा रौरा ॥ 
बूढ़ा बेल बिसाहे , भिन्‍ना कपड़ा लेय। 

आपुन करे नसौनों , दबे दृषण देय ॥ 

नीले कन्‍्धा बेंगन खुरा। कबहुंन निकके कन्था बुरा ॥४ 
छोटो मुंह ऐंठा कान । यही बेल की है पहिचान ॥ 
मियनी बेल बड़ो बलवान । तनिक में करे ठाढ़े कान ।# 


र्श्र 


३ 
२१५ 


२१६ 
२१७ 
श्श्८ 
२१९ 
२२७० 
२२१ 


२२२ 
330. 
२२४ 


२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 


२२९ 
२३० 
२३१ 
२३२ 


कोमुदी-कुंज ५५७ 


सींग गिरेला बरद के , औ मनई का कोढ़। 
यह नीके न होंयगे , चाहे बद लो होड़ ॥ 
बेल तरकना दठूढठी नाव , ये काहू दिन दैहें दांव ॥! 
बेल चौकना जोत में , औ चमकीली नार। 
ये बरी हें जान के , लाज रखें करतार॥ 
पूछ छिया छोटे कान | ऐसे बरद मिहनती जान ॥ 
उजर बरोनी मुंह का महुआ । बाका देख हरवाह रोवा ॥ 
जब देखो पिय सम्पति थोड़ी । बिसहो गाय बिग्राउर घोड़ी ॥ 
वह किसान है पातर । जो बरदा राखे गादर॥ 
बरद बगोदा मरकहा होय । वह घर उरहन नित-नित होय ॥ 
बरद बिसाहन जाओ कन्‍्ता । खीरे का जनि देखो दन्ता ॥ 
जहां परे खीरे की खरी | तो कर डारे चपरा युरी॥ 
जहां परे खीरे को लार + बढ़नी लेके बहारों सार॥ 
जहां देखो पटवा की डोर | तहां दीजों थैली छोर॥ 
दो हर खेती एक हर वारी । एक बैल से भलो कुदारी॥ 
दस हल रावशआ्आाठ हल राना । चार हलों का बड़ा किसाना ॥। 


पांच शनीचर पांय रवि , पांच मंगल जो होय। 

छत्तर दूट धरनी पड़े , की भ्रन्त महंगो होय। 

या तो बोये कपास अभ्ररईख । नाहीं मांग के खाये भीख ॥ 
जो हल जोते खेती वाकी । और नहीं तो जारकी ताकी ॥। 
जो तू भूखा माल का। तो ईख कर लो नाल का।। 
बहु बोना बहु कटियान , और बहुते बोया चना। 

कहे मनोहर जंगली , जावेंगे ये तीनों जना ॥। 
चना, चत घना। 

गेहूं बाहा, धान गाहा । ईख गुड़ाई से हू श्राहा ॥ 
मंगल बारी पड़े दिवारी । रहै किसान रोये व्योपारी ॥ 
साठी पके साठवें दिन | जो पानी पावे आठवें दिन ॥ 


पंप्द 


२३३ 
२३४ 
२३०५ 


२३६ 
२३७ 


र्‌३े८ 
२२९ 
२४० 


४२ 
२४२ 


२४२ 
२४४ 


२४५ 
२४६ 


२४७ 


२४८ 
२४९ 
२५० 
२५१ 


कविता-कौमुदी, पहला भांग 


सबी किसानी हेठी । अश्रगहनियां. पानी जेठी ॥ 

अगहन में सरवा भर | फिर करवा भर ॥ 

कदम-कदम पीपल मुकदम , गेहूं ठाकुर जो दीवान । 

अरहर चेरी चना गुलाम , सरसों ठाढ़े करे सलाम ॥। 

गहिरमिताई बादर की छाई । होवे-होवे नाहीं. नाई ॥ 

गेह बाहे से,चना दलाये से । धान गाहे से,मकक्‍्की निराये से-- 
ईख कमाये से ॥। 

दो पत्ती क्‍यों न निराये | शभ्रब बीनत क्यों पछिताये ॥ 

नित्त खेती दुसरे गाय | नहिं देखे ते कर जाय ॥ 

मीन शनीचर कके गुरु , जो अव्वल मंगल होय । 

गेहूं गोरस गुडारी , बिरले बिलसे कोय॥ 

ठाढ़ी खेती गाभिन गाय । तब जानों जब मुंह में जाय ॥ 

बबूल का पाटा सिरसका हल , हर॒यानी का बेल । 

छुछे हाथे लेय के , बंठे. चौसर खेल ॥। 

ईख करे सब कोई । जो बीच में जेंठ मे होई ॥ 

प्रीति तो कीजे ईख सी , जामे रस की खानि | 

जहां गांठ तंह रस नहीं , यही प्रीति की बानि ॥ 

ईखस तक खेती , हाथो तक बनिज | 

आसपास रबी , बीच में खरीफ । 

नोन मिरच डाल के , खा गया हरीफ ॥ 

परहथ बनिज सन्देसे खेती । बे बर देखें ब्याहे बेटी ॥ 

द्वार पराये गाडे खाती | ये चारों मिल पीटे छाती ॥॥ 

अ्रगहन में न दी थी कोर । तेरे बंल क्‍या ले गये चोर ॥ 

तीन कियारी तेरह गोड़ । तब बाढ़े ऊख की पोर ॥ 

उठ के बजरा यों हंस बोले । खाये बूढ़ युवा हो जावे ॥ 

इतवार करे धनवन्तर होय । सोम करे सेवा फल होय ॥ 

बुध बीफ शुक्र भरे बखार । शनि मंगल बीज न भ्ावे द्वार ॥ 


२५२ 
२५३ 


२२४ 
२१४ 


२०६ 


२५७ 
श्ध्र्८ 


२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६९ 
२७० 
२७१ 


मुदी-कंज भ्र्प९ 


ऊचे चढ़ के बोला मड॒वा । सब नाजों का में हूं भड़आ ॥ 
आ्रठ दिना मुझको जो खाय । भले मर्द से उठा न जाय ॥ 
साढ़ी में साढ़ी बोबे , बाढ़ी में बाड़ी। 

ईख म जो धान बोवे , फूंकों वाकी डाढ़ी ॥ 
कमती फरें गाजा बाजा । जौने लागे तोने राजा ॥ 
भली जाति कुरमित की , खुरपी हाथ । 
ग्रपगा खेत निराये , पिय. कै साथ ॥ 
जिसका ऊंचा बैठना , जिसका खेत निचान। 
उनका बैरी का करे , जिनके मीत दिवान॥ 

बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा । खेती उपजे शअ्रपने कर्मा ॥ 
घर की खुन्स ज्वर की भूख , छोट दमाद बराहे ऊख । 
पातर खेती भकुझा भाई , घाघ कहें दुख कहां समाई ॥ 
धान पान उखेरा । ये पानो का चेरा ॥ 
रूंध बांध के फाग दिखाये । सो किसान मेरे मन भागे ॥ 
खेती करें ऊख कपास । घर करे व्योहरिया पास ॥ 
उर्दे मोथो की खेती करियो । कुरिया तोड़ ऊसरमेधरियो ॥ 
खेती करे प्रधिया । न बैल मरे न बधिया ॥ 
अ्रगसर खेती अ्गसर मार | घाघकहे ये कबहूं न हार ॥ 
ऊख सरौती दिवला धान । इन्हें छांड॒ जनि बोओ श्रान ॥ 
प्रसाह मास जो घूमा कीन | ताकी खेती होवे हीन॥ 
एक वायु जो वह हैं ऊता । मेढ़े बांध पियाओ पोता ॥ 
एक मास ऋतु झागे धावे । झ्राधा जेठ असाढ़ कहावे ॥ 
साठी होवे साठ दिना । जब पानी बरसे रात दिना ॥ 
ईख तो कर ले रांड। गौर पेरे उसे सांड॥ 
कांटा ब्रा करील का , औ बदरी का घाम। 


ञ् 


सौत बुरी है चून की , औ साभे का काम । 


हा ६ 


9६० कावित)नकौमुदी, पहला भाग 


२७२ रड़ है गेहूं कुस है धान । गड़रा की जड़ जड़हन जान ॥ 
.,, - फूली घास रो देंय किसान । उसमें होय आन का तान ॥ 
२७३ गेहूं गिरे अभागें का। धान गिरे सोभागे का।॥ 
२७४ जब सैल खटाखट बाजें । तब चना खूब ही गाजे॥ 
२७५ सरसे भ्ररसी, निरसे चना । 
२७६ चार छाबें छः: निरावें | तीन खाट दो बांट ॥ 
२७७ बाह न जाने मसुरी चना । हित न जाने हरामी जना ॥ 
२७८ बिररे जोत पुराने बिया। ताकी खेती कुछ न हुआ ॥ 
२७९ छांडे खाद जोत गहराई । तब खेती का मजा दिखाई ॥। 
२८० खूब जोते श्रो नावे खाद । तब देखे गेहूं का स्वाद ॥ 
२८०१ माघ मास की बादरी , और क्वार को घाम । 
यह दोनों जो कोउ सहे , करे पराया काम || 
२८२. मर्द निकौनी बरदें दांव । दुबरी चलने में दुख पाय ॥ 
२८३ ऊख गोड़ के तुरत गावे । तो फिर ऊख बहुत सुख पार्वे | 
२८४, सावन भादों खेत निरावे । तब गृहस्थ बहुते सुख पार्घे ॥ 
२८४५, पानी बरसे बहन न पावे । तब खेती को मजा दिखावे ॥ 
२८६ जब बरसे तब बांधो क्यारी । पूरा किसान जो हाथ कुदारी ।। 
२८७ खेती करे सांक घर सोव । काटे चोर हाथ धर रोबें ॥ 
२८८. खेत बे पनिया जोतो तब । ऊपर कुआं खुदाञों जब॥ 
२८९ खेत बे पानी बुड़ढा बेल । सो गृहस्थ सांफे गहे गैल ॥ 
२९० बांध कुदारी खरपी हाथ। लाठी हंसिया राखे साथ ॥॥ 
'काटे घास निराव॑ खेत । पूरा किसान वही कहि देत ॥ 
२९१; चना सींच पर जब हो आवे । ताको पहिले तुरत खुटाबे ॥। 
२९२ कुड़हल भदई बोगो यार | तब चिउरा की होय बहार ॥। 
२९३ पहिले छाश्रों तीन घरा । सार भुसौला झ बड़हरा ।। 
२९४ अ्रति ऊंचे भुइं घरन पे >जुजगन के अस्थान | 
तुलसी अति नीचे सुखद , ऊख अन्न अ्ररु पान ॥ 


कौमुदी-कंज ५६१ 


२९४ कामिन गरभओ्रौ खेती पकी । ये .दोनों हैँ दुबंल बंदी ॥ 


२९६ 
२९७ 
ब्प्८ 
5९ 
३०० 
३०१ 
३०२ 
३०२े 
२०४ 
२०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८ 


च0. 5) # > 


जो तुम देव नील की जूढठी । सब खादों में रही अनूठी ॥ 
सन के डण्ठल खेत छिटावें । तिनते लाख चोगुनों पावें ॥ 
जो कपास न गोड़ी । उसके हाथन लागेै कौड़ी ॥ 
कपास चुनें, खेत खने । 

हल लगा पताल | तो दूट गया काल ॥ 
बाहन कीन्हों मोटा । बीज क्तावें खोटा ॥ 
गेहूं गझराये बाल | खेत बनाओ ताल॥ 
बोश्रो गेहूँ काट कपास । फिर होवें ना ढेला घास ॥ 
काले फूलन आया पानी । धान मरा अधबीच जवानी ॥ 
दक्खिन घेरे पुरबा बरसे । पछवा चलते किसान तरसे ॥ 
तरकारी है तरकारी । यामें पानी की अधिकारी ॥ 
छोटी नसी , धरती हंसी । 

तोड़ दीन  क्यारी। खेत गा डजारी॥ 

लोकोक्तियां 
श्रपनी करनी पार उतरनी । 


औसर चूकी डोमनी गावे ताल बेताल । 


अरहर की ट्ट्टोी गुजरती ताला। 

अपनी नींद सोना भ्रफ्नी नींद उठना । 

अ्रति का भला न बरसना , प्रति की भली न घुप्प । 

अ्रति का भला न बोलना , भ्रति की भली न चुप्प ॥। 
ग्रपनी-अपनी ढापुली अ्रपना-प्रपना राग । 

ग्रनमाँगे मोती मिले माँगे मिले न भीख । 

अमानत में खयानत । 

ग्रयाना जाने हीया सयाना जाने कफ । 

अस्सी की आमद चौरासी का खर्च  अ्रधजल गगरी छलकत 
जाय । आप काज महा काज । 


* ९२ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९ 
१७ 
श्प 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


ग 


२५ 
रद 
२७ 
श्८ 
२९ 
३० 
रे१ 
8 
रै३ 
३४ 
३५ 
३६ 
#३्‌७ 


कविता-कोमुदी, पहला भाग 


आगे नाथ न पीछे पगा । 

ग्राधी छोड़ पूरी को धावे । ऐसा इबे थाह न पात्रे ॥ 
श्राग फूंस में बेर । 

आप मरे जग परलय । 

आंखों के अन्चे नाम नेनसुख । 

आप डूबा तो जग डूबा । 


आदमी का आदमी ही शतान है । 


आती बहू जनमता पूत सब को अच्छा लगता हैं । 

आग लगंते फोंपड़ा जो निकके सो लाभ । 

ग्राम के आम मुठलियों के दास । 

इस हाथ दे उस हाथ ले । 

उल्लू की दुम फाख्ता । , 

उधार का खाना, फूस का तापना । 

उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान ।! 
उलट चोर कोतवाल को डांडे । 

उघरे श्रन्त न होय निबाहु | कालमेमि जिमि रावण राहु ७ 
कंट के मुह में जीरा । 

ऊधोौ का लैन माधौ का देत । 

ऊंची दुकान फोका पकवान । 

ऊंट की चोरी निहुरे-निहुरें ।* 

ऊंट के गले बिल्ली । ४ 

ऊंट बिलाई ले गई तब हांजी-हांजी करना । 

एक नारी, सदा ब्रह्मचारी । 

एक पंथ दो काज । 

एक तो गिलोय कड्॒वी दूसरे नीम चढ़ी । 

एक तवे की रोटी, क्‍या मोटी क्‍या छोटी + 

एक अनार सौ बीमार । 


वेद 
३९ 
है| 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 
४५ 
४६ 
४७ 
डद 
४९ 
४० 
२१ 
श्र 
श्र 
रद 

२५ 


नर 
५७ 
प्र्प 
मे 
६० 


६१९ 


कौमुदी-कुज ५६३ 


श्रोछ्ले की प्रीति बालू की भीति । 

आ्रोखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर । 
अन्धेर नगरी अ्रनबूक राजा । 

ग्रन्धी पीसे कुत्ते खांय ।. 

ग्रन्धा क्‍या चाहे दो श्रांख ।« 

ग्न्धे के हाथ बटेर। 

ग्रस्था बांटे रेवड़ी भ्रपनों दी को दे । 

अन्ते मता सो गता । 

कतहुं सुधाइहुं ते बड़ दोष । 

करले सो काम और भजले सो राम । 

कभी नाव लढ़े पर कभी लढ़ा नाव पर । 
करघा छोड़ तमासे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय । 
करे तो डर न करे तो भी डर । 

कहां राजा भोज कहां गंगा तेली । 

कारज धीरे होत है काहे होत अधोर । 

काला श्रक्षर भेंस बराबर । 

काम परे ही जानिये जो नर जैसो होय । 

काल करे सो झ्राज कर भ्राज करे सो अब्ब । 
पल में परल होयगी फेर करोगे कब्ब ॥ 

कागा चले हंस की चाल । 

काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न ज्वान । 
काजर की कोठरोी में धब्बे का डर । 

काम जो प्रावे कामरी का ले करे कमाच ) 
काबूल गये मुगल बनि श्राये बोलन लागे बानी । आब-आ्राब' 
करि मरि गये सिरहाने धरचो रहो पानी ॥ 
काजी जी क्‍यों लठे, शहर के अंदेशे । 


६२ किस बित्ते पर तत्ता पानी । 


'प््द्४ड 


5२ 
६४ 
दब 
६९९ 
६७ 
ध््८ 
६९ 
9० 
७१ 
७२ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


किसी को बेयन पथ बराबर, किसी को विष बराबर । 
कानी के ब्याह में सौ जोखों । 

के हंसा मोती चुगे, के लंघन मर जाय । 
कोयले की दलाली में हाथ काले | 

पैसा नहीं हो पास, तो मेला लगे उदास | 
कौन किसी के आवे जावे दाना पानी लावे । 
गरीबी में श्राटा गीला । 

का वर्षा जब कृषी सुखाने, समय चूकि पुनि का पछताते । 
खरी मजूरी चोखा काम । 

खाना शराकत रहना फराकत । 

खुशामद से आमद होती है । 

खेती खसम सेती । 

खौरई कुतिया मखमली भूल । 

खोदा पहाड़ और निकली चुहिया । 

खूंटे के सिर बछड़ा नाचे । 

गधे को गूलकन्द गंवार को पापड़ । 

गाय न बाछी नींद आवे आछी । 

गांव को जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध । 
गुरू तो गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गये । 

गूृड़ खाय गुलगुलों से परहेज । 

गुरूकीज जान और पानी पीजे छान । 

धर की खांड किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा । 
घर की मुरगी साग बराधर । 

घर का भेदी लंका ढावे। 

घर ब्याह, बहू कंडो को डोले । 

घोड़ों को घर कितनी दूर । 

घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या ? 


२१० 
९१ 
९२ 
९३ 
९४ 
हर 
९६ 
९७ 
९८ 
8. 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
श्ण्८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११२ 
११६ 


कौमुदी-कुंज ५६५ 


घर आये तांग न पूजिये बामी पूजन जाय । 
घुसिया हाकिम रुसिया चाकर । 

घोड़े का गिरा सम्हल सकता है नजर का गिरा नही । 
चतुर को चोगुनी म्रख को सोगुनी ।। 
चमड़ी जाय पर दमड़ी नहीं जाय । 

चना ओर चुगल मुंह लगे श्रच्छे नहीं । 
चमार को अ्ररस पर भी बंगार । 

चार दिन की चांदनी फेर अंधेरी रात । 
चाकरो में ना करी क्‍्या+। 

चिराग तले अंधेरा । 

चीज न राखे आपनी चोरे गालो देय । 

चोरी और मुंह जोरी । 

चोर की मां कोठी में मड़ देकर रोती हे । 
चोर की डाढ़ी में तिनका । 

चोर से कह तू चोरी कर ओर शाह से कह तू घर १ रह + 
चोर-चोर मौसाइते भेया । 

जुआ मीठी हार । 

चौबे छब्बे होने गये दुबे रह गये । 

छछुन्दर के सिर में चमेली का तेल । 

छींकते ही नाक कटी । 

छोटे मुंह बड़ी बात । 

छोड़े गांव से नाता क्‍या । 

चन्दन की चुटकी भली गाड़ी भ रो न काठ । 
झगड़े की जड़, जमीन, जन, जर । 

जबतक स्वास तब तक आस । 

जहां जाय भूखा तहां पड़े सूखा । 

जहां रूख नहीं, वहां भ्ररंड ही रूख । 


४६९६ 


११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
0 
१९३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
30404 


१३२ 
१३२ 
१३४ 
१३२५ 
१३६ 
१३७ 
श्श्द 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 


कविता-कौम॒दौ, पहला भाग 


जर है तो नर हूँ नहीं तो पूरा खर है । 
जन्म के दुखी नाम चेनसुख । 
जान हैं तो जहान । 
जाकर जिहि पर सत्य सनेहू | सो तिहि मिलत ने कछ संदेह ॥ 
जामन होय मलीन सो पर संपदा सह न । 
जाको राख साइयां मारि न सकिहे कोय । 
जाके पांय न फटी बिवाई । सो क्‍या जाने पीर पराई || 
जिसकी लाठी उसकी भेंस । 
जिसकी जूती उसका सिर । 
जिसको पिया चाहे वही सुहागन । 
जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेठ । 
जिसका खाइये उसका गाइये । 
जिसके हाथ लोईं, उसका सब कोई । 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तंसे हि नाथ पुरुष बिन नारो ॥ 
जैसे कथा धर रहे तैसे गये विदेश । 
जैसी तेरी तोमरी तेसे मेरे गीत । 
जैसे गंगा नहाये तेसे फल पाये । 
जैसे नागनाथ तेसे सांपनाथ । 
जैसे बहे बयारि पीठ तब तैसी दीज॑। 
जैसा देश वसा भेष । 
जो विध गया सो मोती । 
जो धन दीखे जात, अ्राधा दीजे बांठ | 
जो गरजता है सो बरसता नहीं । 
जो चोरी करता है वह मोरी श्खता है। 
जोरू चिकनी मियां मजूर । 
जो तोंक कांटा बुव ताहि बोय तू फूल | 
जो बोले सो घी को जाय । 


कौमुदी-कूंज ५६७ 


१४३ जोड़-जोड़ मर जांयगे। माल जमाई खांयगे ॥। 
१४४ जोगी था सो उठ गया आसन रही भगमूत। 
१४५ जब ओढ़ लीनी लोई । तो क्‍यों करेगा कोई ॥। 
१४६ जन्म न देखा बोरिया सपने आई खाठ । 
१४७ टके की बुढ़िया नौ टका मड़ मुड़ाई । 

१४८ डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल | 
१४९ तमाप्र रात पीसा और पारी में सकेला । 
१५० तन पर नहि लत्ता पान खाय श्रलबत्ता । 
१५१ ताजी मारे तुरकी कांपे ! 

१५२ तिरिया तेल, हमीरहठ, चढ़े न दूजी बार । 
१५३ ताकी न रक्‍्खे बाकी । 

१५४ तोन बलाये तेरह आये । 

१५५ तीन पाव आठा पुल पर रसोई। 

१५६ तीरथ गये मड़ाये सिद्ध । 

१५.७ तीन लोक से मथूरा न्यारी। 

१५८ तेली का तेल जले मसालची का सिर दूखे । 
१५९ तुभको पराई क्या पड़ी शअ्रपनी निबेड़ तू । 
१६० तुरत दान महा कल्याण । 

१६१ तुम डार-डार हम पात । 

१६२ दया बिनू सन्‍्त कसाई । 

१६३ दान वित्त समान । 

१६४ दिल को करार तब सूमे त्यौहार । 

१६५ दुबले मारे शाहमदार॥ 

१६६ दूर के ढोल सुहावन । 

१६७ दूध का जला छाछ को फूंक फूंक पीता ८ । 
१६८ नन्‍्यारा पूत परोसी दाखिल । 

१६०९ नई नाइन बांस का नहन्ना । 


शप्प 


१७० 
१७१ 
१७२ 
१७१ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
श्छ्८ 
१७९ 
श्द० 
१८९ 
श्पर 
श्प्रे 
श्ण्ड 
श्णश 
१८६ 
श्र 
श्ष्ष 
१८६ 
१६० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 
१९५ 
१६६ 


कविता-कौमुदी, पहला भागे 


नया नौ दिन पुराना सो दिन | 

नक्कारखाने में तृती की श्रावाज । 

न नाम लेवा न पानी देवा । 

नजर चुकी माल दोस्तों का । 

नाई बाल कितनें ? जिजमान आगे झा जाय॑ंगे । 
नाच न जाने आरांगन टैढ़ा । 

नाम बड़े दर्शन थोड़े । 

ताना के आगे ननिहार की बातें | 

नाम भानमती औ फमोली में सिर । 

नानी तो क्वारी मर गई नन्‍ना के नो-नो ब्याह । 
नौ नगद न तेरह उधार । 

नौ दिन चले श्रढ़ाई कोस । 

नीम हकीम खतरे जान । नीम मुल्ला खतरे ईमान ॥| 
नौ सौ चूहे खाय बिलाई हज को उली । 

पढ़ न लिखे और नाम विद्यासागर । 

पराधीन सपनेहु सुख नाहीं । 

पढ़े तो हैं पर गुने नहीं । 

परदेशी की प्रीति फूस का तापना । 

पांचों घी में । 

पौबारह है । 

पानी पी घर पुछना नाहीं भलो विचार । 

प्रीति का निबाहना खांडे की घार हें । 

पांसा पड़े सो दांव, राजा करे सो न्यांव । 

पांच पंच तहां परमेश्वर । 

पैसे की हांडी गईं तो कुत्ते की जाति तो जानो ' 
पंत्र कहें बिल्ली सो बिल्ली । 

बन्दर क्यो जाने अदरक का स्वाद । 


१९७ 
१९८ 
१९९ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०२ 
२०६ 
२०७ 
२०८५ 
२०९ 
२१० 
२११ 
सा 


कौमुदी-कुंज ५६९ 


बन्दर के गले में मोतियों की माला । 

धत्ती के सब साथी । 

बगल में तोशा किसका भरोसा । 

बार-बार चोर की तो एक बार साह की । 
बद अच्छा बदनाम बुरा । 

बाहर वाले खा गये घर के गावे गीत । 
बाप ने मारी पोदनी बेटा तीरन्दाज ! 
बावन तोले पाव रत्ती । 

बारह वर्ष दिल्ली मे रहे क्या भाड़ झोंका ? 
बारे की मां न मरे और बूढ़े की जोरू । 
बावरे गांव मे ऊठ आया । 

बाजार किसका ? जो लेकर दे उसका । 
बाह गहे की लाज । 

बिच्छू का काटा रोवे, सांप का काटा सोवे । 
बाझ क्या जाने प्रसुत की पीड़ा ? 

बुर का लड्डू खायगा सो पछतायगा न खायगा वह भी 


, पछतायगा । 


२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८५ 
२१९ 
२२० 
२२१ 


वे ही मियां दरबार को, वे ही चूल्हा फूंकने को । 

बेठे से बेगार भली । 

बेल दीजे जायफल क्या बोले क्‍या खाय ? 

बेलन कूदा कूदी गौन । 

भरी जवानी मंझा ढीला । 

भरभूजे की लड़की केसर का तिलक । 

भीख के टुकड़े बाजार में डकार । 

भूले बनियां भेड़ खाई । श्रब खाऊ तो राम दोहा ई । 
भूख में किवाड़ ही पापड़ । कै 5 


२२२ भूख में गूलर ही पकवान । 


२१३ 


भूखा बंगाली भात-भात । 


२७० 


जो 


र्२५ 
गा र 
२२७ 
गो 
श्र्‌< 
२३० 
जज 
३९ 


२३३ 
२३४ 
२३०५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३६ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४२५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४९ 


कविता-कौम॒ुदी, पहला भाग 


भूलि गई राव रज्भ भूलि गईं जिकड़ी, तीन चीज याद रही नन 
तेल लकड़ी । 

भेड़ की लात घोंट तक । 

मन में राम बगल में ईटे । 

मरना बिचारा तो डरना कैसा ? 

मरता क्‍या न करता | 

मन चज्ा तो कठौती में गड़ा । 

मन के हारे हार है मन के जीते जीत । 

मन उमराव करम दरिद्री । 

मक्‍्खी बंठी शहद पर रही पद्ध लपटाय । 
हाथ मले और शिर धुने लालच बूरी बलाय ॥। 
माह नंगे बेसाख भूखे । 

मार मार तो किये जा नामर्दी तो इंड्वर ने ् । 
मान का बीड़ा हीरा के समान । 

मान न मान में तेरा महमान |, 

मानो तो देव नहीं तो पत्थर । 

मान का पान बहुत है । 

मीठा और भर कठौता । 

मीठा-मीठा लप-लप, कड॒वा-कड़्वा थू-थू । 
मुल्‍ला की दौड़ मस्जिद तक । 

मृड़ा जोगी पिसी दवा । 

म्रख की सारी रन, छेल की एक घड़ी । 

मूल से ब्याज प्यारा होता है । 

मेंडकी को जुकाम | 

यथा राजा तथा प्रजा ! 

यथा नाफ्श्तथा गुण । 

रसोई के”विप्र कसाईं का ककर | 

रख पत रख पूत । 


कौमुदी-कुंज ५७१ 


२५० राजा किसके पाहुने, जोगी किसके मीत । 

२५१ राम-रांम जपना। पराया माल अपना ॥। 

२५२ राम भरोसे जे रहें परबत पर हरियांय ! 

२५३ राई से पर्वत करे पर्वत राई मांहि । 

२५४ राग का घर खाँसी । लड़ाई का घर हांसी ॥ 

२५५ रांड सांड सीढ़ी सन्‍्यासी । इनसे बचे जो सेवे काशी । 

२५६ लकीर के फकीर । 

२५७ कमजोर की जोरू सब की सरहज । 

२५८ लड़का बगल में, ढंढोरा नगर में । 

२५९ लातों के देव बातों से नहीं मानते । 

२६० लीक-लीक गाड़ी चले , लीक हि. चले कपूत । 
लीक छांडि तीनों चलें , सायर, सिंह, सपूत ॥ 

१६१ देश चोरी परदेश भीख । 

२६२ देह धरे का दण्ड हूँ सब काह को होय । 

२६३ देखी तेरी कालपी बामनपुरा उजार । 

२ ६४-दोनों दीन से गये पांडे , हल॒वा मिला न मांड़े । 

२६५ दाल भात में मूसरचन्द । 

२६६ दुबिधा में दोऊ गये माया मिली न राम । 

२६७ देखा देखी साधे जोग । छीजी काया बाढ़यो रोग । 

२६८ धोबी का कुत्ता घर का न घाट का । 

२६९ नये चिकनियां अ्रंडी का फूलेल । 

२७० नदी में रहकर मगर से बेर । 

२७१ लिखें मूसा पढ़ें ईसा । 

२७२ लूट के मूसर भी भले हैं। 

२७३ लोह लगाकर हाहीदों में दाखिल । 

२७४ शाम के मरे को कब तक रोवें। 

२७५ शिकार के समय कुतिया हगासी । 

२७६ सब के दाता राम । 


मी ० 


५४७२ कविता-कौमुदी, पहला भाग 

२७७ सत मति छोड़े सूरमा सत छोड़े पति जाय । 

२७८ सेत-सेत सब एक से कर कपूर कपास । 

२७९ सखी से सूम भला जो तुरत देय जवाब । 

२८० सखी के माल पर पड़े सूम की जान पर | 

२८१ सब दिन जात न एक समान । 

२८२ सभी बात खोटी मुख्य दाल रोटी । 

र८३ सदा दिवाली साधु की जो घर गेहूं होय । 

२८४ सांप मरे न लाठी टूटे । 

श८५ सांच को आंच नहीं । 

२८६ सावन सूखे न भादों हरे । 

२८७ सावन के भ्रन्धे को हरा ही हरा दीखता हे । 

र८प्प सिर पर पड़ी बजाये सिद्धि । 

२८९ सूरदास कारी कामरि पे चढ़े न दूजो रज्भु । 

२९० सुन खगेश अस को जग माहीं | प्रभुता पाय जाहि मंद नाहीं । 
२९१ सौकीन बढ़िया चटाई का लहंगा । 

२९२ सो घर सत्यानाश जहां हैं श्रति बल नारी । 

२९३ हर्रा लगै न फिटकरी रंग चोखा ही आवे । 

२९४ हम तुम राजी, तो क्‍यां करेगा काजी । 

२९५ हानि लाभ जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ । 
२६६ हाथ पांव की काहिली मुंह में मूंछें जांय । 

२९७ हाथकंगन को आरसी क्‍या । 

२९८ हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और । 
२९९ हिमायत की गधी ऐराकी के लात मारती है । 
३०० हिसाब जौ-जो का दान सौ-सौ का । 

३०१ हुक्‍के की मारी आग बाकी का मारा गांव । 

३०२ हाथी के पैर में सब का पैर । 

३०३ होनहार क्लिप के होत चीकने पात | 

३०४ भति भक्ति चोर के लक्षण । 


३०४ 
३०६ 
३०७ 
३०८ 
३०६ 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१३ 
३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
रेश८ 
३१९ 
है २.० 
३२१ 
१8२२ 
३२३ 
३२३२४ 
३२२ 
३२६ 
३२७ 
श्र्८ 
३२९ 
३३० 
३२३९१ 
२३२ 


कौमुदी-कुंज ५७३ 


अटका बनिया दे उधार । 

ग्रपना वही जो आवे काम । 

अपनी फूटी न देखे दूसरे की फूली निहारे । 
अन्नदान महांदान । 

आदमी में नउग्मा, जानवर में कउग्ा । 

आदमी जानिये बसे, सोना जानिये कसे । 
ग्राशा का मरे निराशा का जिये । 

आंत भारी तो माथ भारी । 

आ्रामों की कमाई, नीबुओं में गर्माई । 

ग्रांख का भ्रन्धा गांठ का पूरा । 

आंख हुईं चार, तो ठिल में आया प्यार । 

प्रांस हुईं गश्रोट, तो दिल में हुआ खोट । 
आसमान से गिरा खज्र में अटका । 

इक लग पूत सवालख नाती | ता रावण घर दिया न बाती ॥ 
उतावला सो बावला धीरा सो गम्भीरा । 
उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर । 
रह खेड़ा, नाम निबेड़ा । 


के 


ऊंट बह गदहा थाह ले । 

ऊंची दुकान को फीका पकवान । 

एकान्त बासा, झगड़ा न हाँसा । 

टाठ का लंगोठा नवाब से यारी । 

तिल गुड़ भोजन नीच मिताई। आगे सीठ पाछे कड़ आई । 
तेली जोरे परी-परी महमान लुटाबे कुप्पा | 
दमड़ी की बुलबल टका हलाली | 

दिया तले अंधेरा । 

दुविधा में दोनों गये माया मिली न राम । 
नामी बनियाँ कप्राया खाय । नामी चोर मारा 
नाक कटी पर हुठ न हटी । 


शेड 


३२२ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
रे३७ 
३३१८ 
३२३९ 
३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८८ 
३४५ 
३५० 
२३५१ 
श्श्२ 
३५३ 
३४ 
श्शुन 
३२४५६ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


नौकरी की पत्थर पर जड़ है । 
नौ की लकड़ी, नब्बे खर्चे । 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे । 
पराये पीर को मलीदा, घर के देव को घतूरा । 
पराये घन पर लक्ष्मीनरायन । 
पढ़े फारसी बेचें तेल । ये देखो कर्ता के खेल । 
पर धन राखे मूरखचंद । 
संतोषी सदा सुखी । 
पराई हंसी गुड़ से सीठी । 
पैसा करे काम बीबी करे सलाम | 
फिर पछताये क्‍या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत । 
बहती गद्धा हाथ पार लो | 
बड़े मियां सो बड़े मिर्या छोटे मियां सुभान अत्ला । 
बात गये कुछ हाथ नहीं । 
बाप मरा घर बेटा हुआ, इसका टोटा उसमे गया । 
बिच्छू का मन्तर न जाने सांप के ब्रिल में हाथ डाले । 
बीती ताहि बिसारदे झ्रागे की सुधि लेहु । 
मरी बछिया ब्राह्मण के नाम । 
मच्छड़ मार के ऐंठा सिंह । 
मन में बसे सो सुपना देखे । 
मरद की बात और गाड़ी का पहिया आग को चलता है। 
मांगे आवे न भीख, तो सुर्ती खाना सीख । 
मारे सिपाही, नाम सरदार का । 
मिजाज क्या हूँ तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में माशा । 
सिर न पेट भरता है किस्सों से नहीं । 
मिय&ई.ते दयों हो ! सूरत ही ऐसी 
भियां के मियां आये, बुरे-बुरे सुपने आये । 
है।र-२. “जे बांसुरी । 


कौमृदी-कुंज ५७५ 


३६१ रांड सांड और नकटा भेसा | ये बिगड़े तो होवे कैसा ।। 


२६२ 
३६३ 


लड़ता दे पर बिछुड़ना न दे । 
लेना देता कुछ नही लड़ने को मौजूद । 


३६४ वक्‍त पड़े बांका, लोग गधे को कहें काका । 
३६५ .बेस्या बरस घटावही, योगी बरस बढ़ाव । 


३६६ 
३६७ 
श्द्८ 
३६९ 
पे हा 
३७१ 
३७२ 
३७३ 
३७४ 
३७४ 
३७६ 
३७७ 
३२७८ 
३७६ 
३८० 


इेघ१ 


श्८र 
रे८रे 
+553. 
8033 
शै८६ 
३८७ 
£: 8-2 


री 


सुख कहना जन से, दुख कहना मन से । 

हाथ कंगन को आरसी क्‍या | 

ग्राध्च] तजे पंडित सरबस तज गंवार । 

आधे गांव दिवाली आ्राधे गांव फाग । 

भ्रधेला नदे भअ्रधेली दे । 

आधे माघे कमरी कांधे । 

आदमी-आदमी अंतर, कोई हीरा कोई ककर । 


इधर न उधर, ये बला किधर । 
उधार देना, भगड़ा लेना । 


उधार दीजे दुश्मन कीजे। उधार दिया गाहक खोया ) 
एक दिन का पाहुना दूसरे दिन का अनखावना । 
करनी खाक की, बात लाख की । 


आ 

करनी न करतूत, चलियो मेरे पूत । 
करनी न करतूत, लड़ने को मौजूद । 
कड़आ स्वभाव, डूबती नाव । 


कलाल की बेटी डूबने चली, लोगों ने कहा मतवाली है । 
काली घटा डरावनी और धोली बरसनहार । 

खाय तो घी से, नहीं जाय जी से । 

खाली बनियां क्‍या करे, इस कोठी के धान उस कोठी मे धरे । 
खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है । 

खावे बकरी की तरह श्र सूखे लकड़ी की तरह । 

गधा गिरा पहाड़ से और मुर्गी के टूटे कान । 

गाल वाला जीते, और माल वाला हारे। 


३८९ ऐसा काम हमेशा कर, जिसमे कभी ते हखे 


२७६ 


३९० 
२९१ 
३९२ 
३९३ 
३९४ 
२९४५ 
३९६ 
३९७ 
३६८ 
३९९ 
ड०० 
४०९१ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
ड०प 
४०६ 
४०७ 
४०८ 
४०९ 
४१० 
४११ 
श्श्र 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 


कविता-कौमुदी, पहला भाग 


ऐसी कहो न बात, कि सबका हिले हाथ । 
अन्धे के भागे रोये, अपने दोदा खोये। 

काम प्यारा कि चाम ? 

काम रहे तक काजी, न रहे तो पाजी । 

किसी का मुंह चले किसी का हाथ । 

कफन सिर से बांधे फिरता है । 

खर गुड एक ही भाव बिकाय । 

खाली चना, बाजें घना । 

गया वक्‍त फिर हाथ आता नही । 

मगरी दाता, सूृत उताना | 

गाडर राखी ऊन को बेठी चरे कपास । 

गों निकली, आंख बदली । 

घर में मड़ आ की रोटी, बाहर लम्बी धोती । 
घड़ी भर की बेसरमी सब दिन का आराम । 
घी खाना शक्कर से, दुनिया ठगिये मक्कर से । 
घर बेठे गंगा आई । 

जहां न पहुंचे रवि, तहां पहुंचे कवि । 

जबान शीरी, मुल्क गीरी । 

जगन्नाथ के भात, जगत पसारे हाथ । 

जाका कीड़ा ताका घोड़ा । 

जागे सो पावे, सोवे सो खोवे । 

जाके घर में नौसे गाय, सो क्या छाछ पराई खाय । 
जाके घर में माई, ताकी राम बनाई । 

जोगी काके मीत, कलंदर किसके भाई । 

जब आया देही का अन्त, ज॑सा गधा वैसा सन्त । 
जब भये,त तब भाग गया भौ | 

भरबेरी के फू” # में बिल्ली शेर । 

टठके की 7 पहुसूल । १.& 


